समालोच नाथ 
परमभाव प्रकाशक 


नयचक्र 


७) लेखक : 


डॉ० हुकमचन्द मारिल्ल 
शारत्री, न्यायत)र्थ, साहित्यरत्न, एम० ए०, पीएच० डी० 
श्री टोडरमल स्मारक भवन, ए-४, बापूनगर, जयपुर - २०२०१५ 


प्रकाशक ; 


पण्डित टोडरमल स्मारक ट्रस्ट 
ए-४, ब्रापूनगर, जयपुर - ३०२०१५ 


* प्रथम सस्करण १२ हजार 
द्वितीय सस्करण ५ हजार २०० 
[२९ अक्टबर १९८९ ई०, दीपावली ] 


मूल्य : ग्यारह रूपए 


* इस कृति का पुर्वार्द्ध जिनवरस्य नयचक्रम के नाम से प्रकाशित हुआ था। 


मुद्रक : 
राजेश्वरी फोटोसेटर्स, (प्रा ) लि, 
२/१२, पजाबी बाग, नई दिल्ली 


प्रकाशकीय 


डॉ० भारिल्ल की चिरप्रतीक्षित कृति परमभावप्रकाशक नयचक्र' का 
प्रकाशन करते हुए हमे हार्दिक प्रसन्‍नता का अनुभव हो रहा है। इस कृति का 
प्‌र्वार्द हम अप्रैल १९८२ ई० मे ही पाठकों तक पहुँचा चुके हैं। अध्यात्मप्रेमी 
समाज को तभी से इसके उत्तरार्द्ध की प्रतीक्षा थी। 

अनेको आग्रहो अनुरोधो के उपरान्त भी कछ ऐसी विध्नबा धाए रहीं कि 
इसका लेखन कार्य अवरुद्ध हो गया। आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी 
का निधन एक ऐसा तफान था कि जिसमें सभी अध्यात्मप्रेमी समाज आन्दोलित 
हो उठा था। हिन्दी आत्मधर्म एक से दो हुए और फिर बीतरागविज्ञान का 
जन्म-यह सब इतिहास की बाते है, जिनकी चर्चा यहा न तो अभीष्ट ही है और 
न अपेक्षित ही। 

वीतरागविज्ञान के जन्म के साथ ही उसके सम्पादकीयो मे नयचक्र जैसे 
गृड विषय को चलाते रहना इष्ट प्रतीत नही हुआ। अतः इसे बीच मे ही रोककर 
' बारहभावना एक अनुशीलन  लेखमाला आरभ की गई, जो पुस्तकाकार 
प्रकाशित होकर आपके हाथ मे पहुँच चुकी है। तदुपरान्‍्त फिर नयचक्र आरभ 
किया गया, जो अब पूर्ण होकर आपके हाथो में पहुँच रहा है। 

इस कृति के सन्दर्भ मे नया कछ न लिखकर जिनवरस्य नयचक्रम्‌ पूर्वार्द 
के प्रकाशकीय का निम्नाकित अश दे देना उचित समझता हूँ - 

“समस्त जिनागम नयो की भाषा में निबद्ध है। अत' आगम के गहन 
अभ्यास के लिए जिसप्रकार नयों का स्वरूप जानना अत्यन्त आवश्यक है, 
उसीप्रकार आत्मा के सम्यक्‌ अवलोकन अर्थात्‌ अनुभव के लिए भी नयविभाग 
द्वारा भेदज्ञान करना परमावश्यक है। इसप्रकार आगम और अध्यात्म-दोनो 
के अभ्यास के लिए नयों का स्वरूप गहराई से जानने की आवश्यकता असंदिरध 
है। 

प्रस्तुत ग्रन्थ जिनवरस्य नयचक्रम्‌ में नयो का स्वरूप एवं उनके सम्बन्ध 
मे आनेवाली विषम गुत्थियो को सुलझाते हुए सरल एवं सुबोध भाषा मे यह 
बात बहुत अच्छी तरह स्पष्ट की गई है कि इनसे अपने आत्महितरूप प्रयोजन 
की सिद्धि किसप्रकार हो सकती है। प्रस्तुतिकरण इतना सुन्दर है कि कही भी 


ड़] [परमभाव- प्रकाशक नयचक्र 


उलझाव नहीं होता, सर्वत्र समन्वय की सुगन्ध प्रतिभासित होती है। 
इस अदभुत ग्रन्थ की रचना का भी एक इतिहास है। बात सन्‌ १९७९ 
ई० की है। श्रावणमास में लगनेवाले सोनगढ़ शिविर मे जब डॉ ० हुकमचन्दजी 
भारिल्ल ने नयचक्र ग्रन्थ को उत्तम कक्षा के रूप में पढ़ाने के लिए चुना और 
उसमे से अध्यात्म के गभीर न्याय प्रस्तुत किये, तब उपस्थित सम्पूर्ण ममक्ष 
समाज को लगा कि नयो के गहरे अध्ययन बिना जिनागम का मर्म समझ पाना 
सहज सभव नही है। अबतक जो 'नयचक्र न्याय का ग्रन्थ माना जाकर मुमक्षु 
समाज मे अध्ययन की दृष्टि से उपेक्षित रह गया था, उसके गहरे अध्ययन की 
जिज्ञासा भी डॉ० भारिल्ल जी के विवेचन द्वारा जागृत हो गई। 
सभी की भावनानसार उपयुक्त अवसर जानकर मैने डॉ० भारिल्लजी से 
'क्रमबद्धपर्याय' समाप्त हो जाने के बाद आत्मधर्म के सम्पादकीयो के रूप में 
एक लेखमाला नयो के सम्बन्ध मे चलाने का आग्रह किया। यह बात लिखते हुए 
मुझे गौरव का अनुभव हो रहा है कि उन्होने मेरे आग्रह को स्वीकार कर अप्रैल, 
१९८० से आत्मधर्म मे जिनवरस्य नयचक्रम नाम से यह लेखमाला आरम्भ 
की, जो आज तक चल रही है और आगे भी न जाने कब तक चलेगी। 
उक्त लेखमाला का समाज मे कल्पनातीत स्वागत हुआ। अधिक क्या 
लिखूँ? जब एकबार ममक्षु समाज के शिरमौर आध्यात्मिक प्रवक्ता पण्डित श्री 
लालचन्दभाई अमरचन्दजी मोदी, राजकोट ने मुझसे कहा कि मै तो इस 
लेखमाला के पेजो को आत्मधर्म से निकालकर अलग फाइल बनाकर रखता हूँ, 
क्योंकि अलग-अलग अकों मे होने से सन्दर्भ टूट जाता है और बार-बार अध्ययन 
करने मे असृविधा होती है, तब मुझे इसकी महिमा विशेष भासित हुईं। 
जब इसप्रकार के भाव अन्य भाईयो ने भी व्यक्त किये, तब इसे 
पुस्तकाकार प्रकाशित करने की भावना जागृत हुई। यद्यपि डॉ० भारिल्लजी 
द्वारा लिखित अबतक जितनी भी लेखमालाये आत्म धर्म के सम्पादकीयो के रूप 
में चलाई गई है, वे सभी अनेक भाषाओं में पुस्तकाकार प्रकाशित हो चुकी है 
और समाज ने उन्हे हृदय से अपनाया है, अत इसके भी पुस्तकाकार प्रकाशित 
“करने की योजना तो थी ही, किन्तु यह कार्य लेखमाला के समाप्त होने पर ही 
सम्पन्न हो पाता। 
जब सन्‌ १९८० ई० के श्रावणमास में लगनेवाले सोनगढ शिविर मे 
दूसरी बार भी इसी विषय को उत्तम कक्षा मे उन्होंने चलाया, तबतक इसका 
बहुत कुछ अश आत्मधर्म में प्रकाशित हो चुका था। इसकारण यह विषय 
बहचर्चित हो गया था। यद्यपि स्वामी जी की तबियत ठीक नही थी, तथापि 
उनकी इच्छानुसार उनकी उपस्थिति मे ही स्वाध्याय मंदिर मे यह कक्षा चली, 
जिसे उन्होने भी मनोयोगपूर्वक सुना। अबतक मुमक्ष्‌ बन्धुओ को भी इस विषय 


प्रकाशकीय ] [५ 


का पर्याप्त परिचय हो गया था। इस शिविर मे १६०० आत्मार्थी मुम॒क्षभाई 
पधारे थे, जिनमें लगभग १४५० वे विद्वान थे, जो सोनगढ़ की ओर से पर्यषण पर्व 
के अवसर पर समाज में प्रवचनार्थ जाते हैं और तत्वप्रचार की गतिविधियां 
सचालित करते हैं। उससमय उन सबमे नयो का प्रकरण चर्चा का मुख्य विषय 
बन गया था। 


आत्मधर्म के सम्पादकीयों के रूप में इसके समाप्त होने मे वर्षों की देरी 
देखकर एवं आत्मार्थी ममक्ष बन्धओ की उत्सकता को लक्ष्य में रखकर निश्चय 
व्यवहार प्रकरण समाप्त होते ही इसे पर्वार्ड्ध के रूप मे प्रकाशित करने का निर्णय 
लिया गया। फलस्वरूप प्रस्तृत कुति आपके हाथ में है। 


नयो का विषय जिनवाणी मे अचर्चित नही है। 'नयचक्र नाम से भी अनेक 
ग्रन्थ उपलब्ध होते है और अन्य ग्रन्थों मे भी प्रकरण के अनुसार यथास्थान नयो 
की चर्चा की गई है। नयो के कथन करनवाले ग्रन्थों की जानकारी अन्त मे दी 
गई 'सन्दर्भ ग्रन्थ सची' से प्राप्त की जा सकती है। 

नयो का स्वरूप जानने के लिए जब साधारण पाठक नयचक्रादि महान 
ग्रन्थों का अवलोकन करता है तो उनमे प्राप्त विविधता, विस्तार और विविध 
विवक्षाओ के कथन में इसप्रकार उलझने लगता है कि उसे यह नयचक्र 
इन्द्रजाल-सा प्रतीत होने लगता है और अध्ययनकाल मे समागत गत्थियो को 
सलझाने में जब अपने को असमर्थ पाता है, तब या तो घबडाकर अध्ययन से ही 
विरत हो जाता है या फिर यदातदा मिथ्याभिप्राय का पोषण करने लगता है। 
बहूत से लोग तो यह कहकर कि 'यह तो विद्वानों की चीज है, इसमे हमें नही 
उलझना है' उपेक्षा कर देते है, या फिर अनिर्णय के शिकार हो जाते है। 
इसप्रकार यह मानवजीवन यो ही व्यर्थ निकल जाता है और कछ भी हाथ नही 
आ पाता है। 

जिनागम मे प्राप्त सभी ग्रन्थों का गहराई से अध्ययन कर, मनन कर तथा 
आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी के सान्निध्य का परा-परा लाभ 
उठाकर डॉ० हकमचन्दजी भारिल्ल ने इस कमी को प्रा करने के लिए यह 
महान ऐतिहासिक कार्य किया है, इसका मूल्याकन हम कया करे, इतिहास 
करेगा। इस ऐतिहासिक अमरकृति में उन्होंने नयग्रन्थो के अध्ययन मे 
आनेवाली गृत्थियो को स्वय उठा-उठाकर उनका समचित समाधान प्रस्तत 
किया है, विरोधी प्रतीत होनेवाले विभिन्‍न कथनो में सार्थक समन्वय स्थापित 
किया है, उनके मर को खोला है और उनका यथार्थ प्रयोजन स्पष्ट किया है। 
उनके इस अभूतपूर्व कार्य का वास्तविक आनन्द तो इसका गहराई से अध्ययन 
करनेवाले आत्मार्थी ही उठा सकते हैं। 


६] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


आमगम मे नयों का प्रतिपादन दो प्रकार से उपलब्ध होता है, आगमिकनय 
और आध्यात्मिकनय। वस्तुस्वरूप का प्रतिपादन करनेवाले आगमिक नयों का 
विषय छहों द्रव्य बनते है और आध्यात्मिक नयों का विषय मुख्यरूप से आत्मा 
ही होता है। दोनो की प्रतिपादन शैली मे भी अन्तर है। दोनो ही शैलियो मे नयो 
के बहुत क॒छ नाम एक से पाये जाने से भी भ्रम उत्पन्न होने की सभावनाएं रहती 
हैं। इस अनूठे ग्रन्थ मे डॉ० साहब ने दोनो शैलियो का अन्तर बह्‌त अच्छी तरह 
स्पष्ट कर दिया है। तथा यह भी स्पष्ट कर दिया है कि अंततोगत्वा सबका 
प्रयोजन तो एकमात्र एकत्व-विभकत आत्मा को प्राप्त करना ही है, जिसके 
आश्रय से वीतरागतारूप धर्म की उत्पत्ति होती है और अनन्त सुखशान्ति की 
प्राप्ति होती है। 


इस ग्रन्थ की महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि इसमें नय कथनो के अध्ययन 
मे आनेवाली गत्थियो का प्रतिदिन काम आने वाले रोचक उदाहरणो से सरल 
करके समझाया गया है। कई उदाहरण तो सागरूपक जैसे लगते हैं। 

अधिक क्‍या लिख सम्पूर्ण ग्रन्थ एक बार नही, अनेक बार मूलत. पठनीय 
है। इस अद्वितीय ग्रन्थ के प्रणयन के लिए डॉ० भारिल्लजी को हार्दिक बधाई 
देते हुए तत्वप्रेमी पाठकों से इसका गहराई से अध्ययन करने का अनुरोध करता 
हैँ। इसका व्यक्तिगत स्वाध्याय तो किया ही जाना चाहिए, सामूहिक स्वाध्याय 
मे भी इसका पठन-पाठन होना चाहिए। तथा विश्वविद्यालयीन जैनदर्शन के 
पाठ्यक्रम एवं समाज द्वारा सचालित परीक्षा बोर्डो के पाठ्यक्रमों मे भी इसे 
सम्मिलित किया जाना चाहिए। 

इस परमभावप्रकाशक नयचक्र' का पूर्वार्दध तो जिनवरस्य नयचक्रम' 
का परिवर्तित रूप ही है एव उत्तरार्ड पूर्णत नया है। जिनवरस्य नयचक्रम॒ ' को 
पढ़कर जिन मनीषियों ने जो सम्मतिया और सुझाव हमें भेजे थे, उन्हे भी हमने 
इसके अन्त मे पाठकों की जानकारी के लिए दे दिये है। 

इसप्रकार अब यह सवांग हो गया है, तथापि मनीषियो के सुझाव अपेक्षित 
है, जिससे आगामी सस्करणो मे आवश्यक सुधार हो सके। 

अन्त मे इस कृति के फोटोसैटिग, ऑफसैट मुद्रण तथा बाइडिग व्यवस्था 
के लिए साहित्य प्रकुशन एव प्रचार विभाग के प्रभारी श्री अखिल बसल को 
धन्यवाद देता हूँ, साथ ही राजेश्वरी फोटोसेटर्स प्रा. लि के मत्री श्री जगन्नाथ 
जी का आभार मानता हें,जिन्होने इसके कलेवर को आकर्षक रूप मे प्रस्तत 
करने मे अपना योगदान दिया है। इस कृति को जन-जन तक पहुंचाने के उद्देश्य 
से जिन महानभावो ने आर्थिक सहयोग दिया है उनका भी आभार मानता हूँ। 
आप सबके जीवन को सार्थक बनाने मे कृति उपयोगी हो ऐसी पवित्र भावना के 


5 -नेमीचन्द पाटनी 


अपनी बात 


यद्यपि सम्पूर्ण जिनागम नयों की भाषा मे ही निबद्ध है और जिनागम मे 
यत्रतत्र नयो के सन्दर्भ मे चर्चा भी कम नही हुई है, तथापि ऐसे ग्रन्थ उपलब्ध 
नहीं हैं, जो सर्वांग हो और सम्पूर्णत नयविवेचन के लिए ही समर्पित हो। 
नयचक्र नाम से भी जो ग्रन्थ उपलब्ध है, उनमे भी सम्पूर्णत नयो का ही 
प्रतिपादन हो-ऐसा नही है, उनमे अन्य विषय भी बह॒त है, जैसे माइलल धवल 
के द्रव्यस्वभाव प्रकाशक नयचक्र के बारह अधिकारो मे नय विषयक मात्र एक 
ही अधिकार है। 

जिनागम मे यत्रतत्र प्रयुक्त एवं विभिन्‍न प्रकरणों मे विभिन्‍न प्रकार से 
उपलब्ध समस्त नयो को व्यवस्थित रूप से एक स्थान पर उपलब्ध करा देने की 
भावना से ही इस 'परमभावप्रकाशक नयचक्र' का जन्म हुआ है। यह दावा 
करना तो सभव नही है कि इसमे वह सबकछ समेट लिया गया, जो जिनागम मे 
यत्रतत्र उपलब्ध है, पर यह इस दिशा में किया गया प्रथम प्रयास अवश्य है, जो 
बहूत कछ अपने में समेटे हुए है और इस दिशा मे काम करनेवालो को प्रेरक बन 
सकता है। 

यह तो सर्वीवदित ही है कि इसका पूर्वार्द्ध जिनवरस्य नयचक्रम के नाम से 
अप्रैल १९८२ मे प्रकाशित हो चुका है। इस कृति की जन्मकथा की सम्यक्‌ 
जानकारी के लिए जिनवरस्य नयचक्रम में प्रकाशित ' अपनी बात' का 
पुनरावलोकन आवश्यक है, जो इसप्रकार है- 

"यद्यपि जिनागम अगाध है, तथापि जिसप्रकार अगाध सागर मे भी 
तैरना जाननेवाले प्राणियो का प्रवेश निर्वाध हो सकता है, होता है; उसीप्रकार 
नयो का सम्यक स्वरूप जाननेवाले आत्मार्थियो का भी जिनागम में प्रवेश सभव 
है, सहज है। तथा जिसप्रकार जो प्राणी तैरना नही जानता है, उसका मरण छोटे 
से पोखर में भी हो सकता है; तरणताल ($५/7772 90०)) मे भी हो सकता 
है; उसीप्रकार नयज्ञान से अनभिज्ञ जन जैन तत्वज्ञान का प्रारम्भिक ज्ञान 
देनेवाली बालबोध पाठमालाओ के भी मर्म तक नही पहुँच सकते, अर्थ का 
अनर्थ भी कर सकते हैं। 

इस बात का परिज्ञान मुझे तब हुआ, जब आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री 
कानजी स्वामी के निश्चयव्यवहार की संधिपूर्वक समयसार आदि ग्रन्थों पर 


८] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


किये गये प्रवचन सुनने का सुअवसर प्राप्त हुआ तथा आचार्यकल्प पण्डित 
टोडरमलजी द्वारा रचित मोक्षमार्गप्रकाशक के सातवें अध्याय का गहराई से 
अध्ययन किया। 


जिनागम और जिन-अध्यात्म का मर्म समझने के लिए नयज्ञान की 
उपयोगिता एवं आवश्यकता की महिमा जागृत होने के बाद स्वय तो 
तद॒विषयक गहरा अध्ययन-मनन-चिन्तन किया ही, साथ ही इस विषय पर 
प्रवचन भी खूब किए। 


इसी बीच एक समय ऐसा भी आया, जब आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री 
कानजी स्वामी द्वारा सचालित आध्यात्मिक क्रान्ति एव उसका विरोध अपने 
चरमबिन्दु पर था। विरोध का स्तर बहत ही नीचे उतर आने से समाज मे सर्वत्र 
उत्तेजना का वातावरण था। गोहाटी, नैनवा और ललितपुर काण्डों ने समाज 
को झकझोर दिया था। 


इन सबके कारणों की जब गहराई से खोज की गई तो अन्य अनेक कारणो 
के साथ-साथ यह भी प्रतीत हुआ कि समाज और समाज के विद्वानों मे नयो के 
सम्यकज्ञान की कमी भी इसमे एक कारण है। 


इस कमी की पूर्ति हेतु शिक्षण शिविरों, शिक्षण-प्राशक्षण शिविरों की 
श्रुखला मे प्रवचनकार प्रशिक्षण-शिविर की एक महत्त्वपूर्ण कही और भी जुड 
गई। फलस्वरूप १९७७ से सोनगढ़ मे प्रवचनकार प्रशिक्षण-शिविर आरम्भ 
हुए, जिनमे मझे नयप्रकरणों को विस्तार से समझाने का सुअवसर प्राप्त हआ। 
बाद मे नयचक्र ग्रन्थ के आधार पर नयो की गहराई से अध्ययन-अध्यापन 
१९७९ के शिविर मे हुआ। 

इससे पृ ही हिन्दी आत्मधर्म के सम्पादन का कार्य मेरे पास आ चुका 
था। जिसमे लगातार निकलनेवाले सम्पादकीयो ने समाज मे अपना एक विशेष 
स्थान बना लिया था। आदरणीय पाटनीजी ने तो मुझसे आत्मधर्म के 
सम्पादकीयो मे नयो पर लेखमाला चलाने का अनुरोध किया ही, सिद्धान्ताचार्य 
पंडित कैलाशचन्दजी वाराणसी का भी एक पत्र मे प्राप्त हुआ, जिसमे उन्होंने 
मुझे आत्मधर्म के सम्पादकीयों मे दशधर्मो के समान नय प्रकरणो पर सरल 
स॒बोध भाषा में लिखने का आग्रह किया था, पर चाहते हुए भी जबतक धर्म के 
दशलक्षण और क्रमबद्धपर्याय के प्रकरण समाप्त नही हुए, तबतक यह कार्य 
आरम्भ न हो सका। 

इस बीच नयों सम्बन्धी मेरा अध्ययन-मनन चालू रहा,पर इस विषय की 
विशालता और गम्भीरता को देखते हुए जब-जब इस पर कलम चलाने का 
विचार किया, दब-तब अनेकों संकल्प-विकल्प सामने आये, टूटी-फूटी नाव से 


अपनी बात] [९ 


सागर पार करने जैसा दुस्साहस लगा। 

आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी का वरदहस्त और मंगल 
आशीवांद ही मुझे इस महान कार्य मे प्रवत्त कर सका है; क्योंकि इसके आरम्भ 
का काल भी वही है, जबकि स्वामीजी 'क्रमबद्धपर्याय' और 'धर्म के दशलक्षण' 
की दिनरात प्रशसा कर रहे थे, लोगो को उनका स्वाध्याय करने के लिए प्रेरित 
कर रहे थे। फरवरी, १९०८० मे सम्पन्न बड़ौदा पचकल्याणक के अवसर पर 
बीच प्रवचन में जब उन्होंने मुझे सभा मे से उठाकर अपने पास बुलाया, पीठ 
ठोकी और अपने पास ही बिठा लिया तथा अनेक-अनेक प्रकार से सम्बोधित 
किया, उत्साहित किया तो मुझमे वह शक्ति जागृत हो गई कि घर आते ही मैंने 
'जिनवरस्य नयचक्रम' लिखना आरभ कर दिया और अप्रैल, १९८० ई० के 
अक से आत्मधर्म मे भी इसे आरभ कर दिया। 


आज उनके अभाव में उनके ९३ वे पावन जन्मदिबस पर इसे 
पस्तकाकार प्रकाशित होते देख हृदय भर आता है और विचार आता है कि 
“उनके विरह मे अब कौन पीठ थपथपायेगा, कौन शाबासी देगा और कौन 
जन-जन को इसे पढ़ने की प्रेरणा देगा? 


आदरणीय विद्वद्वर्य पण्डित लालचदजी भाई ने भी एकबार मुझसे आचार्य 
देवसेन के श्रुतभवनदीपक नयचक्र' के एक अश का अनुवाद करवाया, क्योंकि 
उन्हे प्राप्त अनुवाद से सन्‍्तोष न था। जब मैने उन्हे अनुवाद करके दिया तो उसे 
पढकर वे एकदम गदगद हो गये। उन दो पृष्ठों को वे वर्षों सभाल कर रखे रहे 
तथा जबतब ग्रन्थ का पूरा अनुवाद करने की प्रेरणा भी निरन्तर देते रहे। पर 
मेरी इच्छा तो नयो के सर्वागीण विवेचन प्रस्तुत करने की थी। यद्यपि मै उनकी 
उस आशा की पूर्ति नही कर सका, तथापि इसके प्रणयन में उनकी प्रेरणा एवं 
उत्साहवर्धन ने भी सबल प्रदान किया है। 


मेरी एक प्रव॒त्ति है कि जब-जब मै किसी विशेष विषय पर लिख रहा 
होता हूँ, तो मेरे दैनिक प्रवचनो मे वे विषय बलात्‌ आ ही जाते है; तथा जब-जब 
जो भी लिखा जाता रहा, वह अपने प्रतिभाशाली छात्रो को पहिले से ही सुनाता 
रहा हूँ, उनसे मंथन भी करता रहा हैं। इसीप्रकार प्रवचनार्थ बाहर जाने पर भी 
मै उस विषय पर कछ प्रवचन अवश्य करता हूँ, जो विषय मेरे लेखन मे चल रहा 
होता है। इससे अपने श्रोताओं को ताजा और नया चिन्तन तो देता ही हूँ, उनके 
द्वारा प्राप्त प्रश्नों के माध्यम से लेखनी में विषय भी इसप्रकार स्पष्ट होता चला 
जाता है, जिससे सर्वसा धारण उसे ग्रहण कर सके। इसप्रकार विषय की सरलता 
और सहजता में मेरे प्रतिभाशाली छात्रों एवं श्रोताओं का भी बहत बड़ा योगदान 
है, परन्तु उनका नामोल्लेख करना न तो उचित ही प्रतीत होता है, और न 


१०] [पिरमभाव प्रकाशक नयचक्र 


सम्भव ही है। 

इसे सर्वागीण बनाने हेतु आत्मधर्म के माचं, १९८२ के अक मे एक 
विज्ञप्ति भी निकाली गई थी, जो कि इसप्रकार है - 

पजिनवरस्य नयचक्रम' नाम से सम्पादकीय लेखमाला की आप अबतक 
सत्तरह किश्ते पढ चके है। इस लेखमाला का पर्वार्द्ध समाप्ति की ओर है तथा 
वह शीघ्र ही पर्तकाकार भी प्रकाशित होने जा रही है। हम चाहते है कि विषय 
का प्रतिपादन सर्वागीण हो, उसमे किसी भी प्रकार की विषय सब धी कोई कमी 
न रह जाय, तदर्थ प्रबुद्ध पाठकों का सहयोग अपेक्षित है। अत प्रब॒ुद्ध पाठकों से 
यह विनम्र अनरोध है कि यदि कही कोई स्खलन, अपर्णता या विरोधाभास 
प्रतीत हो अथवा कोई ऐसा प्रश्न, शका या आशका शेष रह जाती हो, जिसका 
समाधान अपेक्षित हो तो तत्काल यहाँ सूचित करे, जिससे उनके अनुभव का 
लाभ उठाकर कृति को सर्वागीण बनाया जा सके। 

उपर्यक्त अनरों ध भी निष्फल नही गया। पाठको के अनेक पत्र प्राप्त हए 
जिनसे इस विपय मे उनकी गहरी रूचि और अध्ययन का पता तो चला ही , साथ 
ही ऐसे बिन्द भी ध्यान में आये, जिनका स्पष्टीकरण अत्यन्त आवश्यक था। 

इसके नामकरण के सम्बन्ध में भी मस्त एक बात कहनी है कि यह नयचक्र 
जिनेन्द्र भगवान का है, इसमे मेरा कछ भी नही है। यह सोचकर ही इसका नाम 
'जिनवरस्य नयचक्रम' रखा है। दसरी बात यह है कि यह ग्रन्थ तो हिन्दी भाषा 
मे है और नाम है सस्कृत मे-इस सन्दर्भ मे भी मैने बहत विचार किया, पर 
आचार्य अमृतचद्र के श्लोक ' का जिनवरस्यथ नयचक्रम -यह अश मेरे मन 
को इतना भाया कि वह इसे छोडने को तैयार नहीं हुआ। अन्तर की अज्ञात 
प्रेरणा ही इसके मल मे रही है, इसमे मेरी बाड्धि की एक भी नही चली है। तदर्थ 
विज्ञो से क्षमाप्रार्थी हूँ। 

दुरूह विषयवस्तु का प्रतिपादन यदि बिना शीर्षको के किया जाय तो वह 
पाठको में ऊब पैदा करता है तथा पग-पग पर आने वाले शीर्षक प्रतिपादन 
प्रवाह को खण्डित करते है। इस बात का ध्यान रखकर 'जिनवरस्य नयचक्रम ' 
में मध्यम शैली का प्रयोग किया गया है। सम्पर्ण विषयवस्त को शीर्षको के 
अन्तर्गत विभाजित तो किया गया है, किन्‍त उपशीर्षको को स्थान नही दिया 
गया है। बीच-बीच मे आनेवाले शीर्षक अध्यायो का काम करते है, जो पाठको 
को यथास्थान चिन्तन करने के लिए समय प्रदान करते है और विश्राम लेने के 
लिए पडाव का काम करते है। यद्यपि अध्ययन के मार्ग मे उपशीर्षकों का भी 
उपयोग है, अध्ययन करते समय महत्वपूर्ण विषयवस्तु कही छूट न जाय, इसके 





१ पुरुषार्थासद्धयपाय, श्लोक ५९ 


अपनी बात ] [११ 


लिए वे गतिरगोधक का काम करते है, तथापि ऐसा भी तो है कि पग-पण पर 
आनेवाले बडे-बडे गतिरोधक भी अटकाव पैदा करते है, चालक में 
चिडचिड़ापन पैदा करते है। दुर्घटनाओं को रोकने के लिए बने बडे-बडे 
गतिरोधक कही-कही दर्घटनाओ के हेतु भी बनते देखे जाते है। अत यहाँ 
पैराग्राफो के परिवर्तन से ही गतिरो धको का काम किया गया है। शीर्षक तो रखे 
गये है, पर उपशीर्षक नही। 

जिनागम के जिन महत्वपूर्ण ग्रन्थों का अवगाहन इस ग्रन्थ के प्रणयन में 
सहयोगी हुआ, उनमें से जिनका प्रत्यक्ष उपयोग हुआ है, उनका तो उल्लेख 
सदर्भ॑ ग्रन्थ सची में हो गया है, तथापि ऐसे भी अनेक ग्रन्थराज है, जिनका 
उपयोग प्रत्यक्ष रूप से न होने के कारण उल्लेख सभव नही हो पाया है, पर 
पराक्ष सहयोग अवश्य हआ है। तदर्थ सभी के प्रति श्रद्धावनत हैं। 

यदि इस कृति के अध्ययन से आपको कछ मिले तो आपसे अनुरोध है कि 
अपने प्रियजनों को भी वचित न रखे। यदि एक भी पाठक ने इससे जिनवाणी का 
मर्म समझने का मार्ग प्राप्त कर लिया तो मै अपने श्रम को साथ्थंक समझगा। 

जिनवर की बात जनजन तक पहचे और समस्त जन निज को समझकर 
कृतार्थ हो-इस पावन भावना के साथ अपनी बात से विराम लेता हूँ।'' 

यद्यपि उक्त कथन में वह सब स्पष्ट हो गया, जो मुझे इस सन्दर्भ मे कहना 
था, तथापि नाम के सन्दर्भ मे थोडा-बह॒त स्पष्टीकरण आवश्यक ही है। इस 
कृति का नाम जिनवरस्यथ नयचक्रम' रखते समय भी चित्त तो विभकत था ही, 
जिसका उल्लेख किया ही जा चुका है, पर कृति के प्रकाशन के उपगनन्‍्त कई 
मित्रो ने सलाह दी कि हिन्दी भाषा में लिखी गई कुति का सस्कृत नाम उचित 
प्रतीत नही होता। सबसे बडी बात तो यह हुई कि लाग इसे संस्कृत ग्रन्थ 
समझकर दर से ही छोडने लगे। पचकल्याणक मेलों एवं शिविरों मे लगे 
ब॒कस्टाल पर लोगो को समझाना पडता था कि यह कृति हिन्दी मे ही है, सस्कृत 
में नही। 

यद्यपि यह विगत छह वर्षो मे बारह हजार की सख्या में जन-जन तक 
पहुँच चुकी है और लगभग आठ हजार आत्मधर्म व वीतगगविज्ञान हिन्दी 
मराठी के माध्यम से भी लोगो तक पहुँची है, तथापि यह सख्या इसीप्रकार की 
अन्य कुतियो की तुलना मे अत्यल्प ही है। इसी के समान सम्पादकीयों के रूप में 
प्रकाशित होकर पुस्तकाकार प्रकाशित होने वाली क्रमबद्धपर्याय एवं धर्म के 
दशलक्षण' जैसी कुतिया छह-छह भाषाओ मे छपकर लगभग साठ-साठ हजार 
समाप्त हो चुकी है। 

यद्यपि इसका गजराती और मराठी अन॒वाद तैयार हैं और शीघ्र ही 

--प्रकाशित होकर आपके हाथ मे पहुँचेंगे, तथापि अनुवादों के प्रकाशन में भी 


१२] [परमभाव- प्रकाशक नयचक्र 


अनावश्यक देरी का कारण भी इसका सस्कृत नाम ही प्रतीत होता है। 
इन सब स्थितियों के कारण इसके नाम परिवर्तन का विचार निरन्तर दृढ़ 
होता गया। नये नाम चनने में सोचने-विचारने की कछ गजाइश ही नही रही 
क्योंकि भाषा विज्ञान के मखसख ' की प्रवत्ति के सिद्धान्तानसार सभी लोग इसे 
नयचक' के नाम से ही बोलने लगे है। आज स्थिति यह है कि लोग मात्र इसे 
नयचक्र' कहते ही नही, हमारे कार्यालय मे इसके आर्डर भी 'नयचक्र नाम से 
ही आते हैं। 
अत' इसका परिवर्तित नाम 'नयचक्र' रखने के अतिरिक्त कोई अन्य 
विकल्प नहीं है, तथापि अन्य नयचक्रो से पृथक दिखने के लिए इसका नाम 
'परमभावप्रकाशक नयचक्र' रखा जा रहा है, क्योकि 'नयचक्र नाम से जाने 
जानेवाले जो भी ग्रन्थ उपलब्ध है, उनके नाम भी मात्र 'नयचक्र' ही नही है, 
उनके आगे भी कछ न कछ विशेषण लग रहे है, पर वे भी 'नयचक ' नाम से ही 
पुकारे जाते है। जैसे- 
(१) द्रव्यस्वभाव प्रकाशक नयचक्र माइलल धवल 
(२) श्रुतभभवनदीपक नयचक्र आचार्य देवसेन 
यर्याप हम यह अच्छी तरह जानते है कि लोग इसे 'नयचक्र' नाम से ही 
पुकारेगे, तथापि अन्य नयचक्रो से पथक दिखने के लिए 'परमभावप्रकाशक 
विशेषण आवश्यक है। 
जब मै इसकी विषयवस्त पर गहराई से दष्टि डालता हूँ तो एक बात स्पष्ट 
प्रतीत होती है कि मेरी आध्यात्मिक रूचि के अनरूप इसमें सर्वाधिक प्रकाश 
परमभाव पर ही पडा है। वह परम भाव किसी भी प्रकरण मे ओझल नही होने 
पाया है, वह इस कृति में सवंत्र ही प्रकाशमान है, क्योकि मेरी दृष्टि में मोक्षमार्ग 
का मल तो एकमात्र 'परमभाव' ही है, इसके आश्रय लेने से ही निश्चय 
सम्यग्दर्शनज्ञानचास्त्रि्प निश्चय मोक्षमार्ग प्रकट होता है, अत यह 
परमभाव ही एकमात्र परमश्रद्धेय है, परमज्ञेय है एव परमध्येय है। 
नयो के अध्ययन का मल प्रयोजन भी निज परमभाव को जानकर 
मानकर, उसमे ही जमना-रमना है, क्योंकि उसके ही आश्रय से सख- शान्ति 
की प्राप्ति होती है। 
मुझे पूर्ण विश्वास है कि जो भी आत्मार्थी इस नयचक्र का गहराई से 
अध्ययन करेगे, उन्हे निश्चित रूप से परमभाव की प्राप्ति होगी। 
अत' प्रत्येक आत्मार्थी से अनरोध है कि वे एकबार नही, अनेकबार 
इसका गहराई से अध्ययन अवश्य करे। 
१५ अगस्त, १९८०९ 
-डा० हुकमचद भारिल्ल 


क््सं, 


8२ ० 6 बा ब८० ७ 


जबकि गज 
ख्ज> 


१३ 
१४ 


।2 


प्रस्तुत संस्करण की कीमत कम करने वाले दातारों की सूची 


नाम 


श्री वनमालीदास भगवानजी सघराजका की स्मृति मे उनके 
परिवार की ओर से मार्फत नवीनभाई सघधराजकालन्दन 


श्री मोहनलालजी पाटनी 

मोना आर मेहता 

श्री शभकरणजी सेठिया 

उषा जैन 

श्री अविनाशजी जैन 

चचलबेन रतिलाल शाह 

श्री हमराजजी जैन 

गृप्तदान-हस्त श्री सौभागमल जी पाटनी 
श्री एच वी सेठ 

श्री दिगम्बर जैन समाज 

श्री चिरजीलालजी जैन अलवर प्रकाशन 
श्री शुभकरणजी दुगड 

श्री मकेशचन्दजी जैन 

स्व श्रीमती चमलीदेवी धप महेन्द्रकमारजी सेठी 
श्री जयकमारजी पाटनी 

थरी दि जन मुम॒क्ष मण्डल 


श्रीमती पतासी देवी धप स्व श्री इन्दरचन्दजी पाटनी 


गप्तदान 
श्री मनोहरलाल जी काला 

श्री अमरचद भाई डगली 

श्री जिन्दवाल अमरचद भाई डगली 

रूपालीबेन अमरचद डगली 

श्रीमती मधकानता चम्पकलालजी जैन 
श्रीप्रकाशचन्द गभीरचन्दजी जैन 

श्री त्रिलोकचन्द ग्धीचन्दजी जैन 

श्रीमदनराजजी छाजेड 

श्री शुभकरण जुगराजजी सेठिया 

श्रीमती नलिनी दोशी 

सौ सज्जनदेवी धप श्री केसरीमलजी बडी 

श्री मागीलांलजी अग्रवाल 

श्री मोतीलाल जी जैन 

श्री नधमलजी झाझरी 

श्री जर्यान्तिभाई घनजी भाई दोशी 

स्व श्रीमती कसुमलता एवं सुनद बसल स्मृतिनिधि 
ब्र श्री यशपाल जी जैन 


कलकत्ता 
शाताक्रज बम्बई 
सरदारशहर 
जयपुर 

कोटा 

बम्बई 
बहादुरगढ़ 
बम्बई 

कनाडा 

खेरली 

जयपुर 
सरदारशहर 
मेरठ 

जयपुर 

बम्बई 

पिडावा 

लाडन्‌ 


इन्दौर 
लद॒न 
लद॒न 
लन्दन 
बम्बई 
सेमारी 
बम्बई 
जोधपुर 
सरदारशहर 
बम्बई 
हन्दौर 
उदयपुर 
बीकानेर 
जयपुर 
बम्बई 
अमलाई 
जयपुर 


रूपया 


१०,००० 


४१,००० 
२,००० 
१,१११ 
१,००१ 
१,००१ 
१,००० 
१,००० 
१,००० 
१४ 
५१२१ 
२०१ 
४२०१ 
२०१ 
४०१ 
४१०० 
घ०० 
४०० 
४०० 
३०२ 
२७५ 
२७५ 
२७५ 
२५१, 
२५१ 
३५० 
२०२ 
२०१ 
२०१ 
२०१ 
१७५ 
१५१ 
१११ 
१११ 
१११ 


१४] 


३७ 
ड्र्८ 
३९ 
४0 
४१ 
४२ 
डरे 
ढड 
भू 
४६ 
७ 
८ 
४९ 
प० 
५१ 
भर 
५३ 
प्र्ढ 
५५ 
५६ 
४७ 
भ्र्८ 
५९ 
0 
ध्१ 
श्र 
ध्हे 
६५८ 
ध्थ्‌ 
५्पि 
ध्व 
च्ध 
डक 
३५ 
७१ 
9२ 
अरे 
सद 
3५ 


सौ अमृतबेन ध प, श्रीप्रेमजी जैन 
श्यामजी भाणजी शाह 

श्यामजी बेबजी छेडा 

सौ प्रभावती जैन 

श्री गोपीचन्दजी जैन 

श्रीमती कमलादेबी जैन 

श्री अभयकमार श्रीकात इगले 

श्री शीतल बाब्रामजी इगले 

श्री राजीवजी सघी 

श्री प्रेमचन्दजी जैन 

श्रीमती निर्मला देवी ध प श्री सरेशचन्दजी जैन 
श्रीमती परमादेवी ध प श्री सुरेशचन्दजी जैन 
श्री विनोदकमार जी सर्राफ 

श्री जयन्तीलाल एम शाह 

चौ फलचन्दजी जैन 

श्रीमती घुडीबाइ खेमराजजी ग्िडिया 
दलाल दुलीचन्द पाटोदी एण्ड सनन्‍्स 
श्री अरहदासजी जैन 

श्रीरतनलाल जी सघी 

श्री हक्मचन्दजी जेन 

श्रीमती सुधा गा धा 

श्रीमती आशा सोगानी 

श्री पी एम पाटील 

प लालारामसाह मधुप 
श्रीप्रतापचन्दजी जैन 

श्रीमती भूरीबाई माताश्री बाबूलालजी 
श्री शोसिह राय जैन 

सिघई गणेशराम जैन 

श्री निर्मल पाटोदी 

श्री नन्‍्नूलालजी जैन 

श्रीमती सीमा विजयवर्गीय 

श्री मन्नालालजी कलश धरजी 

श्री आऑभिननन्‍्दनप्रसादजी 

श्रीमती कविता कासलीवाल 

श्रीमती ऋत॒बाला जैन 

मास्टर मनोहरलालजी जैन 

धनकमार जैन 

श्रीमती तेजकबर बाई ध प शातिलाल जी पाटनी 
बनमाला स्रेशजी कान्हेड 


[परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


मलाड-बम्बई 
बम्बई 
गोरेगाव 
खामगाव 
जयपुर 
जयपुर 
कोथली 
कोथली 
जयपुर 
अजमेर 

मौ 

मौ 

मुरार 
बोरीबली, बम्बईं 
बम्बइ 
खैरागढ़ 

कोटा 
कलकत्ता 
जयपुर 
श्रीकालाहस्ती 
जयपुर 
जयपुर 

उगर ख़ुरद 
अशाकनगर 
जयपुर 
इन्दौर 
अग्रवाल मण्डी 
गढाकाटा 
काटा 

देवास 

उज्जैन 
जावरा 
सहारनपुर 
उज्जैन 
उज्जैन 
अजमेर 
जयपुर 
रतलाम 
नागपुर 


१११/- 
१११/- 
१११/- 
१११/- 
१०५/- 
१०१/- 
१०१/- 
१०१/- 
१०१/- 
१०१/- 
१०१/- 
१०१/- 
१०१/- 
१०१/- 
१०१/- 
१०१/- 
१०१/- 
१०१/- 
१०१/- 
१०१/- 
१०१/- 
१०१/- 
१०१/- 
१०१/- 
१०१/- 
१०१/- 
१०१/- 
१०१ ॥ + 
१०१/- 
१०१/- 
१०१/- 
१०१/- 
१०१/- 
१०१/- 
१०१/- 
१०१/- 
१०१/- 
१०१/- 

५१/- 


कलयोग : ३२,४०८ रूपया 





विषय-सची 


क्रम सं. 


१. 
२. 
३. 


८6 4 #ू ०९ 


१० 
११ 


१२. 


१३ 
१४ 


१४. 


१६. 
१७. 


१८ 


१९, 


२०. 


२१ 


प्रकाशकीय 
अपनी बात 
मगलाचरण 
प्रथम अध्याय : विषय प्रवेश 


. नयज्ञान की आवश्यकता 
, नय का सामान्य स्वरूप 
. नयो की प्रमाणिकता 


मूल नय कितने 
द्वितीय अध्याय : निश्चय और व्यवहार 
निश्चय व्यवहार स्वरूप और विषयवस्तु 
निश्चय-व्यवहार . क॒छ प्रश्नोत्तर 
निश्चयनय ' भेद-प्रभेद 
निश्चयनय * क॒छ प्रश्नोत्तर 
व्यवहारनय भेद-प्रभेद 
व्यवहारनय कछ प्रश्नोत्तर 
पचाध्यायी के अनुसार व्यवहारनय के भेद-प्रभेद 
निश्चय-व्यवहार ' विविध प्रयोग प्रश्नोत्तर 
ततीय अध्याय : द्रब्यार्थिक और पर्यायार्थिक 

द्रव्यारथिक-पर्यायाथिक स्वरूप और विषय वस्तु 
द्रब्याथिक-पर्यायार्थिक * कुछ प्रश्नोत्तर 
द्रव्याथिकनय . भेद-प्रभेद 
पर्यायार्थिक नय . भेद-प्रभेद 

चतुर्थ अध्याय : नैगमादि सप्तनय 
ज्ञाननय, अर्थनय, शब्दनय 
ज्ञाननय, अर्थनय, शब्दनय : नैगमादि सप्तनयो के रूप में 


पृष्ठ संख्या 


१७ 


१९ 
रे 


३३ 


हद 
६९ 
७६ 
ष्प्ष 
१११ 
१२८ 
१५२ 
१६८ 


१८६ 
१९९ 
२१४ 
रर८ 


२३३ 
२४० 


१६] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


२२. नैगमादि सप्तनय : स्वरूप एवं भेद-प्रभेद २४२ 
(१) नैगमनय, (२) संग्रहनय, (३) व्यवहारनय, 
(४) ऋजुसूत्रनय, (५) शब्दनय, (६) समभिरूढ़नय, (७) भूतनय 
पंचम अध्याय : सैंतालीस नय 
२३. सैतालीसनय नाम एवं सामान्य परिचय २७८ 
(१-२) द्रव्यनय और पर्यायनय (३-४-५) अस्तित्व, नास्तित्व एव 
अस्तित्व नास्तित्व नय (६) अवक्तव्य नय (७-८-९) अस्तित्व 
अवक्तव्य, नास्तित्व अवक्तव्य एव अस्तित्व-नास्तित्व अवक्तव्य नय 
(१०-११) विकल्पनय और अविकल्पनय (१२-१३-१४-१५) 
नामनय, स्थापनानय, द्रव्यमय और भावनय (१६-१७) सामान्य नय 
और विशेषनय (१८-१९) नित्यनय और अनित्यनय (२०-२१) 
सर्वगतनय और अर्वगतनय (२२-२३) शून्यनय और अशून्यनय 
(२४-२५) ज्ञानजेय-अद्वैततय और ज्ञानज्ञेय द्वैततय (२६-२७) 
नियतिनय और अनियतिनय (२८-२९) स्वभावनय और अस्वभावनय 
(३०-३१) कालनय और अकालनय (३२-३३) पुरुषकारनय और 
द्वैवनय (३४-३५) ईश्वरनय और अनीश्वरनय (३६-३७) गणीनय 
और अगुणीनय (३८-३९) कर्तुनय और अकर्तुनय (४०-४१) 
भोक्‍्तृनय और अभोक्तृनय (४२-४३) क्रियानय और ज्ञान नय 
(४४-४५) व्यवहारनय और निश्चयनय (४६-४७) अशुद्धनय और 


शुद्धनय 

२४. वषध्ट अध्याय : सप्तभंगी ३४३ 
२५. सप्तम्‌ अध्याय : अनेकान्त और स्पाद्वाद ३५७ 
२६ उपसंहार ३६८ 
२७ सदर्भ ग्रंथ सूची ३७० 


२८ अभिमत ३७३ 


परमभाव प्रकाशक 
नयचक्र 


मंगलाचररग 


जो एक शुद्ध विकारवर्जित, 
अचल परम पदार्थ है। 
जो एक ज्ञायकमाब निर्मल, 
नित्य निज परमार्थ है॥ 
जिसके दरदा व जानने, 
का नाम दर्वान ज्लान है। 
हो नमन उस परमार्थ को, 
जिसमें चरण ही ध्यान है॥१॥ 


निज आत्मा को जानकर, 
पहिचानकर जमकर अमी | 
जो बन गये परमात्मा, 
पर्याय. में मी वे समी॥ 
वे साध्य हैं, आराध्य हैं, 
आराधना के सार हैं। 
हो नमन उन जिनदेबव को, 
जो मबजलधघि के पार हैं॥२॥ 


१८] 


[परमभाव-प्रकाशक नतयचक्र 


मबचक्र से जो मव्यजन को, 

सदा पार उतारती । 
जगजालमय एकान्त को, 

जो रही सदा नकारतो ॥ 
निजतत्त्व को पाकर मविक, 

जिसकी उतारें आरती । 
नयच्षक्रमय उपलब्ध नित, 

यह नित्यबोधक  मारती ॥ ३॥ 


नयचक्र के संचार में, 

जो चतुर हैं, प्रतिबुद्ध हैं। 
मबचक्र के संहार में, 

जो प्रतिसमय सतन्नद्ध हैं॥ 
निज आत्मा की साधना में, 

निरत तन मन नगन हैं। 
मवब्यजन के शरण जिनके, 

चरण उनको नमन है॥४॥ 


कर कर नमन निजमाब को, 

जिन जिनगुरु जिनवचन को । 
निजमाब निर्मलकरन को, 

जिनवरकथित नयचक्र को ॥ 
निजबुद्धिबल अनुसार, 

प्रस्तुत कर रहा हूँ विज्वजन ! 
ध्यान रखना चाहिए, 

यदि हो कहीं कुछ स्खलन ॥ ४॥ 


>> पहन्‍केरीए)ब७+ न 


प्रथम अध्याय 


विषय-प्रवेश 


नयज्ञान की आवद्यकता 


जिनागम के मर्म को समझने के लिए नयो का स्वरूप समझना आवश्यक 
ही नहीं, अनिवार्य है; क्योंकि समस्त जिनागम नयों की भाषा में ही निबद्ध है। 
नयों को समझे बिना जिनागम का मर्म जान पाना तो बहुत दूर, उसमें प्रवेश भी 
संभव नहीं है। 

जिनागम के अभ्यास (पठन-पाठन) में सम्पूर्ण जीवन लगा देने वाले 
विद्वज्जन भी नयों के सम्यक्‌ प्रयोग से अपरिचित होने के कारण जब जिनागम 
के मर्म तक नही पहुँच पाते, तब सामान्यजन की तो बात ही क्या करना? 

'धबला में कहा है :- 

'जत्थि जएहि विहृणं सूत्तं अत्थो व्य जिनवरमदम्हि । 
तो णजयवादे णजिउणा मुणिणों सिद्धंतिया होंति।।" 

जिनेन्द्र भगवान के मत मे नयवाद के बिना सूत्र और अर्थ कछ भी नहीं 
कहा गया है। इसलिए जो मुनि नयवाद में निपुण होते हैं, वे सच्चे सिद्धान्त के 
ज्ञाता समझने चाहिए। 

'द्रव्यस्वभावप्रकाशक नयचक्र' में भी कहा है :- 

"जे जयविद्विविहीणा ताण ण वत्यूसहावउवलदधि । 

वत्थ्सहावविहणा सम्मादिद्वी कहं हँति ।।१८१।। 

जो व्यक्ति नयदृष्टि से विहीन हैं, उन्हें वस्तुस्वरूप का सही ज्ञान नहीं हो 
सकता और वस्तु के स्वरूप को नही जानने वाले सम्यग्दृष्टि कैसे हो सकते हैं? ' 

अनादिकालीन मिथ्यात्व की ग्रंथि का भेदन आत्मानुभवन के बिना सभव 
नहीं है, और आत्मानुभवन आत्मपरिज्ञानपूर्वक होता है। अनन्त-धर्मात्मक 
अर्थात्‌ अनेकान्तस्वरूप आत्मा का सम्यकज्ञान नयों के द्वारा ही होता है। 


१ धबला पु० १, खण्ड १, भाग १, गाथा ६८ (जैनेन्द्र सिद्धान्वकोश भाग २, पृष्ठ ५१५) 


२०] [परमभाव- प्रकाशक नयचक्र 


अनेकान्त को नयमूलक कहा गया है।' अत. यह निश्चित है कि मिथ्यात्व की 
ग्रंथि का भेदन चतुराई से चलाये गये नयचक्र से ही संभव है। 

नयों की चर्चा को ही सब झगड़ों की जड़ कहनेवालों को उक्त 
आगम-वचनों पर ध्यान देना चाहिए। नयों का सम्यकृज्ञान तो बहुत दूर, नयों 
की चर्चा से भी अरुचि रखने वाले कछ लोग यह कहते कही भी मिल जावेंगे कि 
“समाज में पहिले तो कोई झगडा नहीं था, सब लोग शांति से रहते थे, पर जब 
से निश्चय-व्यवहार का नया चक्‍कर चला है, तब से ही गाँव-गाँव मे झगड़े 
आरंभ हो गए है। ' 

ये लोग जानबूझकर नयचक्र' को नया चक्‍कर' कहकर मजाक उड़ाते 
हैं, समाज को भडकाते हैं। जहा एक ओर कछ लोग नयज्ञान का ही विरो ध करते 
दिखाई देते हैं, वहाँ दूसरी ओर भी कछ लोग नयो के स्वरूप और प्रयोगविधि मे 
परिपक्वता प्राप्त किये बिना ही उनका यद्वा-तद्बा प्रयोग कर समाज के 
वातावरण को अनजाने ही दूषित कर रहे हैं। 

उन्हें भी इस ओर ध्यान देना चाहिए कि आचार्य अमृतचद्र ने जिनेन्द्र 
भगवान के नयचक्र को अत्यन्त तीक्षणधारवाला और दु.साध्य कहा है। ' पर 
ध्यान रखने की बात यह है कि दु'साध्य कहा है, असाध्य नहीं। अत. निराश 
होने की आवश्यकता नहीं है, किन्तु सावधानीपूर्वक समझने की आवश्यकता 
अवश्य है; क्योंकि वह नयचक्र अत्यन्त ही तीक्षण धारवाला है। यदि उसका 
सही प्रयोग करना नहीं आया तो लाभ के स्थान पर हानि भी हो सकती है। 

'पुरुषार्थसिद्धयुपाय के ५९वें श्लोक की टीका के भावार्थ मे सचेत करते 
हुए आचार्यकल्प पंडित टोडरमलजी लिखते हैं - 

"जैनमत का नय भेद समझना अत्यन्त कठिन है। जो कोई मूढ़ प्रुष बिना 
समझे नयचक्र मे प्रवेश करता है, वह लाभ के बदले हानि उठाता है। 

वीतरागी जिनधर्म के मर्म को समझने के लिए नयचक्र मे प्रवेश अर्थात्‌ 
नयों का सही स्वरूप समझना अत्यन्त आवश्यक है; उनके प्रयोग की विधि से 
मात्र परिचित होना ही आवश्यक नहीं, अपितु उसमें कशलता प्राप्त करना 
जरूरी है। 


१ जह सत्थाण माई सम्मत्त जह तवाइगुणणिलए । 


धाउवाए रसो तह णयमूल॑ अणेयते ।। 
जैसे शास्त्रों का मूल अकारादि वर्ण हैं, तप आदि गणो के भंडार साधु में सम्यक्त्ब है, धातुवाद मे पारा है, 
बैसे ही अनेकान्त का मूल नय है। -द्रव्यस्व भावप्रकाशक नयचक्र, गाथा १७५ 


२. अत्यन्तनिशितधार दुरासद जिनवरस्य नयच्क्रम्‌।-पुरुषा्थसिद्धयुपाय, श्लोक ५९ 


नयज्ञान की आवश्यकता ] [२१ 


जिसप्रकार अत्यन्त तीक्ष्ण धारवाली तलवार से बालकवत्‌ खेलना खतरे 
से खाली नही है; उसीप्रकार अत्यन्त तीक्ष्ण धारवाले नयचक्र का यदवा-तद॒वा 
प्रयोग भी कम खतरनाक नही है। जिसप्रकार यदि तलवार चलाना सीखना है तो 
सयोग्य ग्रु के निर्देशन मे विधिपर्वक सावधानी से सीखना चाहिए; उसी प्रकार 
नयो की प्रयोगविधि में कशलता प्राप्त करने के लिए भी नयचक्र के संचालन में 
चत्र गुरु ही शरण है। कहा भी है .- 
ग्रवो भर्वान्त शरणं प्रबुद्धनयचक्रसंचारा: ।" 
क्योकि .-- 
मख्योपचा रविवरणनिरस्तदुस्तरविनेयदर्बो धा: 
व्यवहार निश्चयज्ञा. प्रवर्ततन्ते जगति तीर्थम।। 
मुख्य और उपचार कथन से शिष्यो के दुर्निवार अज्ञानभाव को नष्ट कर 
दिया है जिन्होने और जो निश्चय -व्यवहार नयो के विशेषज्ञ हैं, वे गुरुही जगत 
में धर्मतीर्थ का प्रवर्तन करते है। ' 
जिनोदित नयचक्र की विस्तृत चर्चा करने के पूर्व सभी पक्षो से मेरा हार्दिक 
अन्‌रोध है कि अरे भाई । जैनदर्शन की इस अद्भुत कथनशैली को चक्कर मत 
कहो, यह तो ससारचक्र से निकालने वाला अनुपम चक्र है। इसे समझने का सही 
प्रयल्न करो, इसे समझे बिना ससार के दु खो से बचने का कोई उपाय नहीं है। 
इसे मजाक की वस्तु मत बनाओ, सामाजिक राजनीति मे भी इस गंभीर विषय 
को मत घसीटो। इसका यदवा-तदवा प्रयोग भी मत करो, इसे समझो; इसकी 
प्रयोगविधि मे कुशलता प्राप्त करो-इसमे ही सार है और सब तो ससार है व 
ससार-परिभ्रमण का ही साधन है। 
नयो के स्वरूपकथन की आवश्यकता और उपयोगिता प्रतिपादित करते 
हुए आचार्य देवसेन लिखते है - 
'गरद्यप्यात्मा स्वभावेन नयपक्षातीतस्तथापि स तेन बिना तथाविधो न 
भवित्‌मर्हत्यनादिकर्मवशादसत्कल्पनात्मकत्वादतो नयलक्षणमुथ्यते ।। ' 
यद्यपि आत्मा स्वभाव से नयपक्षातीत है, तथापि वह आत्मा नयज्ञान के 
बिना पर्याय में नयपक्षातीत होने में समर्थ नहीं है, अर्थात्‌ विकल्पात्मक नयज्ञान 
के बिना निर्विकल्पक (नयपक्षातीत) आत्मानुभूति संभव नहीं है; क्योंकि 


१ प्रचार्थसिद्धयुपाय, श्लोक ५८ 
२ बही, श्लोक ४ 
३ श्रुतभवनदीपक नयचक्र, पृष्ठ २९ 


२२] [परमभाव- प्रकाशक नयचक्र 


अनादिकालीन कर्मवश से यह असत्कल्पनाओं में उलझा हुआ है। अतः 
सतृकल्पनारूप अर्थात्‌ सम्यक्‌ विकल्पात्मक नयों का स्वरूप कहते हैं। '' 
नयों के स्वरूप को जानने की प्रेरणा देते हुए माइल्लधवल लिखते 
हैं :- 
"जह इच्छह उत्तरिदुं अण्णाणमहोवहि सूलीलाए । 
ता जादूं कणह मई जयचक्के दुणयतिमिरमत्तण्डे।।* 
यदि लीला मात्र से अज्ञानरूपी समुद्र को पार करने की इच्छा है तो 
दुर्नयरूपी अधकार के लिए सूर्य के समान नयचक्र को जानने में अपनी ब॒द्धि को 
लगाओ। 
क्योंकि :- 
"लवण व इणं भणियं जयचक्क॑ सयलसत्थसूद्धियरं । 
सम्मा वि य सअ मिथ्छा जीवाणं सणयमग्गरहियाणं।। * 
जैसे नमक सब व्यंजनो को शुद्ध कर देता है, सुस्वाद बना देता है; वैसे ही 
समस्त शात्त्रों की शुद्धि का कर्त्ता इस नयचक्र को कहा है। सुनय के ज्ञान से 
रहित जीवों के लिए सम्यकृश्रुत भी मिथ्या ही जाता है। 


(जन 
0 2:++२५२+२०+ ७ ७श+ सास 





06/+५५७/३४४७४७०९०१::२०२४४+०+५४०५ ७,००७ 
कथन अनेक : प्रयोजन एक 
कथन तो नानाप्रकार के हो श्रौर एक ही प्रयोजन का पोषण करे तो 
कोई दोष नही, परन्तु कही किसी प्रयोजन का और कही किसी प्रयोजन का 
पोषण करे तो दोष ही है। भ्रब जिनमत मे तो एक रागादि मिटाने का 
प्रयोजन है, इसलिए कही बहुत रागादि छुडाकर थोड़े रागादि कराने के 
प्रयोजन का पोषण किया है, कही सर्व रागादि मिटाने के प्रयोजन का पोषण 
किया है, परन्‍्तु रागादि बढ़ाने का प्रयोजन कही नहीं है, इसलिए जिनमत 
का सर्वकथन निर्दोष है [हह*«९«६र०«०« »«**९ 
लोक में भी (कोई) एक प्रयोजन का पोषण करनेवाले नाना कथन 
कहे, उसे प्रामाणिक कहा जाता है झौर भअ्न्य-भ्रन्य प्रयोजन का पोषण करने 
बाली बात करे, उसे बावला कहते हैं। तथा जिनमत में नानाप्रकार के कथन 
हैं, सो भिश्न-भिन्न भ्रपेक्षासहित हैं, वहाँ दोष नहीं है । 
- मोक्षमार्ग प्रकाशक, पृष्ठ ३२०२-३० रे 
०८७ची ७ "सी सास जी सीडी टीबी स सच कै १२२ २२२२७ ८२५ अत सीसी सफर डक रिककरिकी डी चिपक की 


१. गअ्रग्यस्थभावप्रकाशक तयचक़, गाया ४१९ 
२ बही, गाया ४१७ 


नय का सामान्य स्वरूप 


'स्याद' पद से मुद्रित परमागमरूप श्रुतज्ञान के भेद नय हैं। यद्यपि 
श्र॒तज्ञान एक प्रमाण है, तथापि उसके भेद नय हैं। इसी कारण श्रतज्ञान के 
विकल्प को नय कहा गया है। ज्ञाता के अभिप्राय को भी नय कहा जाता है। 
प्रमाण सर्वग्राही होता है और नय अंशग्राही: तथा नय, प्रमाण द्वारा प्रकाशित 
पदार्थ के एक अंश को अपना विषय बनाता है। 

'आलापपद्धति' में नय का स्वरूप इसफप्रकार स्पष्ट किया गया है :- 

"प्रमाणेन वस्तुसंगहीतारवैकं शो नय: भुतविकल्पो वा ज्ञात्रभिप्रायो वा 
नय:। नानास्वभावे भ्यो व्यावत्य एकस्मिन्‌ स्वभावे वस्तु नयति प्रापयतीति वा 
नयः। 

प्रमाण के द्वारा गृहीत वस्तु के एक अंश को ग्रहण करने का नाम नय है 
अथवा श्रुतज्ञान का विकल्प नय है अथवा ज्ञाता का अभिप्राय नय है अथवा नाना 
स्वभावों से वस्तु को पृथक्‌ करके जो एकस्वभाब में वस्तु को स्थापित करता है, 
वह नय है। 

अनन्तधर्मात्मक होने से वस्तु बड़ी जटिल है। उसको जाना जा सकता है, 
पर कहना कठिन है; अत: उसके एक-एक धर्म का क्रमपूर्वक निरूपण किया 
जाता है। कौन धर्म पहिले और कौन धर्म बाद मे कहा जाय-इसका कोई 
नियम नहीं है। 

अत. ज्ञानी वक्ता अपने अभिप्रायानुसार जब एक धर्म का कथन करता है, 
तब कथन में वह धर्म मुख्य और अन्य धर्म गौण रहते हैं। 

इस अपेक्षा से ज्ञाता के अभिप्राय को नय कहा जाता है। 

'तिलोयपण्णत्ति' में कहा है :- 

"जाण॑ होदि पमाजं जओ वि जादस्स हिदियभावत्थो ।* 
सम्यगज्ञान को प्रमाण और ज्ञाता के अभिप्राय को नय कहा जाता है। '' 
कहीं-कहीं वक्ता के अभिप्राय को भी नय कहा गया है। * 
मुख्य धर्म को विवक्षित धर्म और गौण धर्म को अविवक्षित धर्म कहते हैं; 


१. सिलोयपण्णत्ति, अधिकार अ० १, गाथा ८३ 
२, स्थाह्रादमंजरी, श्लोक २८ की टीका 


२४] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


पर ध्यान रहे नयो के कथन में अविवक्षित धर्मों की गौणता ही अपेक्षित है, 
निषेध नहीं। निषेध अपेक्षित होने पर वह नय नहीं रह पावेगा, नयाभास हो 
जावेगा। 

'प्रमेयकमलमार्तण्ड' मे नय की परिभाषा में 'अनिराकृतप्रतिपक्ष 
विशेषण डालकर 'गौण' शब्द का भाव अत्यन्त सफलतापूर्वक स्पष्ट कर दिया 
गया है। आशय यह है कि जिन धर्मो को प्रतिपक्ष मानकर गौण किया गया है, 
उनका निराकरण नहीं किया गया है, अपितु उनके सबंध में मौन रखा गया है, 
उनका विधि-निषेध कछ भी नही किया गया है, उनके बारे मे चुप्पी ही गौणता 
का रूप है। 

मार्तण्डकार की परिभाषा इसप्रकार है - 

"अनिराकृतप्रतिपक्षो वस्त्वंशग्राही ज्ञात्रभिप्रायो नय: । * 
प्रतिपक्षी धर्मों का निराकरण न करते हुए बस्तु के अश को ग्रहण करने 
वाला ज्ञाता का अभिप्राय नय है। 

यह मुख्यता और गौणता वस्तु मे विद्यमान धर्मो की अपेक्षा नही, अपितु 
वक्ता की इच्छानुसार होती है। विवक्षा-अविवक्षा वाणी के भेद है, वस्तु के 
नही। वस्तु मे तो सभी धर्म प्रतिसमय अपनी पूर्ण हैसियत से विद्यमान रहते है, 
उनमे मुख्य-गौण का कोई प्रश्न ही नही है-क्योकि वस्तु में तो अनन्त गणों को 
ही नही, परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले अनन्त धर्म-युगलो को भी अपने मे 
धारण करने की शक्ति है। वे तो वस्तु मे अनादिकाल से हैं और अनन्तकाल तक 
रहेगे भी। उनको एक साथ कहने की सामर्थ्य वाणी मे न होने के कारण वाणी मे 
विवक्षा-अविवक्षा और मुख्य-गौण का भेद पाया जाता है। 

इस कारण ही वक्ता के अभिप्राय को नय कहा गया है। 

नय ज्ञानात्मक भी होते है और वचनात्मक भी। जहाँ ज्ञानात्मक नय 
अपेक्षित हो वहाँ ज्ञाता के अभिप्राय को और जहाँ बचनात्मक नय अपेक्षित हो 
वहाँ वक्ता के अभिप्राय को नय कहा जाता है। 

तथा नय सम्यकृश्रुतज्ञान के भेद होने से उनका वक्ता भी ज्ञानी होना 
आवश्यक है; अत ज्ञानी वक्ता के अभिप्राय को नय कहा जाता है। इसलिए चाहे 
ज्ञाता के अभिप्राय को नय कहो, चाहे वक्ता के अभिप्राय को नय कहो - एक ही 
बात है। 

यहाँ एक प्रश्न संभव है कि जब नय श्रतज्ञान के भेद है तो फिर वे 





१. प्रमेयकमलमार्तण्ड, पृष्ठ ६७६ 


नय का सामान्य स्वरूप ] [२५ 


वचनात्मक कैसे हो सकते हैं? 

श्रुत को भी द्रव्यश्षुत और भावश्नुत के भेद से दो प्रकार का माना गया है। 
आचार्य समन्तभद्र ने श्रुतज्ञान को स्याद्वाद' शब्द से भी अभिहित किया है। १ 

मति आदि पाँच ज्ञानों मे नय श्रुतज्ञान में और प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों में 
आगमप्रमाण में आते हैं। आगम को द्रव्यश्रुत भी कहते हैं। 

द्रव्यश्रुत और भावश्नुत के समान नयों के भी द्रव्यनय और भावनय - ऐसे 
दो भेद किये गए हैं। 

पंचाध्यायीकार लिखते हैं - 

''व्रब्यनयों भावनय: स्थादिति भेदाद्‌ द्विधा च सोईपि यथा । 

पौद्गलिक: किल शब्वो व्रव्यं भावश्च चिदति जीवगण: ।।* 

यह नय द्रव्यनय और भावनय के भेद से दो प्रकार का है। पौदगलिक 
शब्द द्रव्यनय है और जीव का चैतन्यगूण भावनय है। '' 

अत' नयो के वचनात्मक होने मे कोई विरोध नहीं है। 

न्यायशास्त्र के प्रतिष्ठापक आचार्य अकलंकदेव नय को प्रमाण से 
प्रकाशित पदार्थ की प्रकाशित करने वाला बताते हैं :- 

“प्रमाणप्रकाशितार्थविशेषप्ररूपको नयः ।' 
प्रमाण द्वारा प्रकाशित पदार्थ का विशेष निरूपण करनेवाला नय है। '' 
नयचक्रकार माइल्लधवल भी लिखते है '- 
"जाणासहावभरियं यत्थूं गहिऊण त॑ पमाणेण । 
एयंतणासणट्ूर. पच्छा जयजूंजणं॑ कणह।। * 

अनेक स्वभावो से परिपूर्ण बस्त॒ को प्रमाण के द्वारा ग्रहण करने के पश्चात्‌ 
एकान्तवाद का नाश करने के लिए नयों की योजना करनी चाहिए। ' 

धवलाकार तो नयो की उत्पत्ति ही प्रमाण से मानते हैं। अपनी बात सिद्ध 
करते हुए वे लिखते है '- 


"पमाणादो णयाणमप्पत्ती, अणवगयदट्ठिगुणप्पहाण भावाहिप्पायाणप्पत्तीदो । 5 
प्रमाण से नयों की उत्पत्ति होती है, क्योंकि बस्तु के अज्ञात होने पर, उसमें 





आप्तमीमासा, श्लोक १०५ 

प्चाध्यायी पुर्वार्ड, श्लोक ५०५ 
तत्त्यार्थराजबर्तिक, अध्याय १, सूत्र ३३ 
दृब्यस्थभावप्रकशक नयचक्र, गाथा १७२ 


न 9 +0 


२६] [परमभाव- प्रकाशक नयचक्र 


गौणता और मुल्यता का अभिप्राय नहीं बनता। 

'द्रब्यस्वभावप्रकाशक नयचक्र' में नय की परिभाषा इसप्रकार दी 
गई है - 

"जं जाणीण वियप्पं सुवासयं वत्थअंससंगहणं । 

त॑ इह णय॑ पउत्त जाणी पूण तेण जाणेण।।१७३॥।। 

श्रुतज्ञान का आश्रय लिये हुए ज्ञानी का जो विकल्‍प वस्तु के अंश को ग्रहण 
करता है, उसे नय कहते हैं। और उस ज्ञान से जो युक्त होता है, वह ज्ञानी है। 

अन्य बातें सामान्य होने पर भी इसमें यह विशेषता है कि एक ओर तो 
ज्ञानी के विकल्प को नय कहा गया है और दूसरी ओर नय-ज्ञान से युक्त आत्मा 
को ज्ञानी माना गया है। 

इसका मूलभाव यही प्रतीत होता है कि वे इस बात पर बल देना चाहते है 
कि सम्यकूनय ही नय हैं और वह नय ज्ञानी के ही होते है, अज्ञानी के नहीं। 
अज्ञानी के नय नय नहीं, नयाभास हैं। 

यद्यपि वस्तु अनन्तधर्मात्मक है, तथापि नय उसके किसी एक धर्म को ही 
अपना विषय बनाता है। जिस धर्म की वह विषय बनाता है, वह मुख्य और अन्य 
धर्म गौण रहते हैं। 

'कार्तिकेयानुप्रेक्षा' मे स्पष्ट लिखा है - 

“जाजाधम्मजूद पि य धम्मं पि बच्चदे अत्थं । 
तस्सेय विवक्‍खादों णत्थि विवकक्‍ला हु सेसाणं।। ' 

यद्यपि पदार्थ नाना धर्मों से युक्त होता है, तथापि नय उसके एक धर्म को 
ही कहता है, क्योंकि उस समय उस धर्म की ही विवक्षा रहती है, शेष धर्मों की 
नहीं। 

वस्तु मे अनन्त धर्म ही नहीं, अपितु परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले 
अनन्त धर्म-युगल भी है। परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले दो धर्मों मे से एक 
धर्म को ही नय धारण करता है-इस तथ्य को ध्यान मे रखकर पचा ध्यायीकार 
नय की चर्चा इसप्रकार करते है - 

'इत्यक्तलक्षणेईस्मिन्‌ विरुद्धधर्मदयात्मके तस्थे । 
तत्राप्यन्यतरस्य स्थाबिह धर्मस्य वाथकश्च नय:।।* 

जिसका लक्षण कहा गया है - ऐसे दो विरुद्ध धर्मवाले तत्त्व में किसी एक 

धर्म का वाचक नय होता है। 


१. कारतिकेयानप्रेक्ा, गाथा २६४ 
२ पयाध्यायी पूबाद्द, श्लोक ५०४ 


नय का सामान्य स्वरूप ] [२७ 


इन सब बातों को धवलाकार ने और भी अधिक स्पष्ट करने का यत्न 
किया है, जो कि इसप्रकार है :- 

"को नयो नाम? 

ज्ात्रभिप्रायो नय:। 

अभिषप्राय इत्यस्यथ को&र्थ:? 

प्रमाणपरिगृहीतार्वैकवे शवस्त्वध्यवसायः अभिप्राय::.यक्तित: 
प्रमाणात्‌ अर्थपरिग्रह: व्रव्यपर्याययो रन्यतरस्य अर्थ इति परिणग्रहों वा नयः। 
प्रमाणेन परिच्छिन्नस्थ वस्तुन: व्रब्ये पययि वा वस्त्यध्यवसायो नय इाति 
यावत्‌। | 

प्रश्न :-नय किसे कहते हैं? 

उत्तर :-ज्ञाता के अभिप्राय को नय कहते है। 

प्रश्न :-- अभिप्राय' - इसका क्‍या अर्थ है? 

उत्तर :-प्रमाण से ग़हीत वस्तु के एकदेश में वस्तु का निश्चय ही 
अभिप्राय है। युक्ति अर्थात्‌ प्रमाण से अर्थ ग्रहण करने अथवा द्रव्य और पर्यायों 
मे से किसी एक को ग्रहण करने का नाम नय है। अथवा प्रमाण से जानी हुई 
वस्तु के द्रव्य अथवा पर्याय में अर्थात्‌ सामान्य या विशेष मे वस्तु के निश्चय 
को नय कहते हैं ऐसा अभिप्राय है।'' 

नयो का कथन सापेक्ष ही होता है, निरपेक्ष नहीं; क्योंकि वे वस्तु के 
अश-निरूपक है। नयो के कथन के साथ यदि अपेक्षा न लगाई जावे तो जो 
बात वस्तु के अश के बारे मे कही जा रही है, उसे सम्पूर्ण वस्तु के बारे में 
समझ लिया जा सकता है, जो कि सत्य नहीं होगा। जैसे हम कहें ' आत्मा 
अनित्य है'; यह कथन पर्याय की अपेक्षा तो सत्य है, पर यदि इसे 
द्रव्यपर्यायात्मक आत्मवस्तु के बारे मे समझ लिया जाय तो सत्य नहीं होगा; 
क्योंकि द्रव्यपर्यायात्मक आत्मवस्तु तो नित्यानित्यात्मक है। 

इसीलिए कहा है '- 

"निरपेक्षा नया मिथ्या सापेक्षा वस्तुते&र्थकृत।॥। * 
निरपेक्ष नय भिथ्या होते हैं और सापेक्ष नय सम्यक्‌ व सार्थक होते हैं। ' 
और भी :- 
"ते सावेक्शा सुणया जिखेक्खा ते वि दण्णया होंति ।'* 

१ जैनेन्द्र सिद्धान्नकोश, भाग २, पृष्ठ ५१३ 


२ आचार्य समन्तभद्द, आप्समीमासा, कारिका १०८ 
३. कारतिकेयानुप्रेज्ा, गाधा २६६ 


२८] 


[परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


वे नय सापेक्ष हों तो सुनय होते है और निरपेक्ष हो तो दुर्नय होते हैं। 
और भी अनेक शास्त्रों मे नयो की विभिन्न परिभाषाएँ प्राप्त होती हैं। 


उन सबको यहाँ देने की आवश्यकता नही है, क्योंकि उनमे वे ही बाते है जो 
कि ममग्ररूप से उक्त कथनो मे आ जाती है। 


उक्त समस्त कथनो पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने पर निम्नानुसार 


तथ्य प्रतिफलित होते हैं - 


१ 
र्‌ 
रे 


९ 


नय स्याद्वादरूप सम्यकृश्रुतज्ञान के अश है। 

नयों की प्रवृत्ति प्रमाण द्वारा जाने हुए पदार्थ के एक अश मे होती है। 
अनन्तधर्मात्मक पदार्थ के कोई एक धर्म को अथवा परस्पर विरुद्ध प्रतीत 
होने वाले धर्म-युगलो मे से कोई एक धर्म को नय अपना विषय 
बनाता है। 

वस्तु के किस धर्म को विषय बनाया जाये - यह ज्ञानी वक्ता के अभिप्राय 
पर निर्भर करता है। 

नय ज्ञानी के ही होते है। 

ज्ञानी वक्ता जिसको विषय बनाता है, उसे विवक्षित कहते है। 

नयो के कथन मे विवक्षित धर्म मुख्य होता है और अन्य धर्म गौण रहते 
हैं। 

नय गौण धर्मों का निराकरण नही करता, मात्र उनके सम्बन्ध मे मौन 
रहता है। 

नय ज्ञानात्मक भी होते हैं और वचनात्मक भी। 


१० सापेक्ष नय ही सम्यकनय मे होते है, निरपेक्ष नही। 


जिन नयो के प्रयोग मे उक्त तथ्य न पाये जावें, वस्तुत वे नय नहीं है; 
नयाभास है। 


न 


अनिनमामन परिभाषा नही, प्रयोग है। अत आत्मार्थी को धर्म को शब्दो 
मे रटने के बजाय जीवन में उतारना चाहिए, धर्ममय हो जाना 
चाहिए। 


“तीथंकर महावीर और उनका सर्वोदय तीर्थ, पृष्ठ ५२ 





नयों की प्रामाणिकता 


वस्तुस्वरूप के अधिगम एवं प्रतिपादन मे नयों का प्रयोग जैनदर्शन की 
मौलिक विशेषता है। अन्य दर्शनो में नय नाम की कोई चीज ही नहीं है; सर्वत्र 
प्रमाण की ही चर्चा है। 

जैनदर्शन में तत्त्वार्थों के अधिगम के उपायो की चर्चा में प्रमाण और 
नय - दोनो का समानरूप से उल्लेख है।” 

अत यह प्रश्न भी उठाया जाता है कि नय प्रमाण हैं या अप्रमाण। यदि 
अप्रमाण है तो उनके प्रयोग से क्या लाभ है? और यदि प्रमाण है तो प्रमाण से 
भिन्न है या अभिन्न? यदि अभिन्न है तो फिर उनके अलग उल्लेख की 
आवश्यकता नही और भिन्न है तो फिर नय प्रमाण कैसे हो सकते है, अप्रमाण 
ही रहे। 

इस प्रश्न का उत्तर आचार्य विद्यानन्दि इसप्रकार देते है -- 

“जाप्रमाणं प्रमाणं वा नयो ज्ञानात्मको मत: । 
स्थात्प्रमाणैकदेशस्तु॒सर्वथाप्यविरो धत:।। 

नय न तो अप्रमाण है और न प्रमाण है, किन्तु ज्ञानात्मक है, अत प्रमाण 
का एकदेश है-इसमे किसी प्रकार का विरोध नहीं है।'' 

इसी बात को स्पष्ट करते हए सिद्धान्ताचार्य पण्डित कैलाशचन्द्रजी 
लिखते है - 

“शकाकार कहता है कि यदि नय प्रमाण से भिन्न है तो वह अप्रमाण ही 
हुआ, क्योकि प्रमाण से भिन्‍न अप्रमाण ही होता है। एक ज्ञान प्रमाण भी न हो 
और अप्रमाण भी न हो - ऐसा तो सम्भव नहीं है, क्योंकि किसी को प्रमाण न 
मानने पर अप्रमाणता अनिवार्य है; और अप्रमाण न मानने पर प्रमाणता 
अनिवार्य है, दूसरी कोई गति नहीं है। 

इसका उत्तर देते हुए ग्रथकार कहते है कि प्रमाणता और अप्रमाणता के 
सिवाय भी एक तीसरी गति है। वह है प्रमाणैकदेशता-प्रमाण का 
एक-देशपना। प्रमाण का एकदेश न तो प्रमाण ही है, क्‍योंकि प्रमाण का 


१ 'प्रमाणनवैरधिगम  तत्त्वाथसंत्र, अध्याय १ सूत्र ६ 
२ तस्‍्वार्थश्लोकवार्तिक नयविवरण, श्लोक १० 


३०] [परम भाव-प्रकाशक नयचक्र 


एकदेश प्रमाण से सर्वथा अभिन्न भी नहीं है; और न अप्रमाण ही है, क्योंकि 
प्रमाण का एकदेश प्रमाण से सर्वथा भिन्‍न भी नहीं है। देश और देशी में 
कथंचित्‌ भेद माना गया है। 
'श्लोकवार्तिक' मे इस पर विस्तार से प्रकाश डाला है, वह इसप्रकार 
है:- 
"स्वार्थनिश्चायकत्वेन प्रमाणं नय इत्यसत्‌ । 
स्वार्येकदेशनिर्णीतलक्षणो हि. नयः स्मृतः।॥४।। 
नायं वस्तु न चावस्तु वस्त्यंश: कंथ्यते यतः । 
नासमुद्र: समुद्रो वा समृव्रांशो यथोच्यते।।५।। 
तन्मात्रस्य समुद्रत्वे शेषांशस्यासमुद्रता । 
समुद्रबहुता वा स्यात्तत्वे फ्वा&स्तु समुद्रवत्‌ ।।६।। 
यथांशिनि प्रवृत्तस्थ ज्ञानस्येष्टा प्रमाणता । 
तथांशेष्यपि किन्न स्पादिति मानात्मको नयः।।७।। 
तन्नांशिन्यपि निःशेषधर्माणां गुणतागतो । 
दरव्यार्थिकनयस्थैव. व्यापारान्मुख्यरूपत: ।। ८।। 
धर्मधर्मिसमूहस्य प्राधान्यापणया विद: । 
प्रमाणत्वेत निर्णीति: प्रमाणावपरो नयः ।। ९१। * 
स्व और अर्थ का निश्चायक होने से नय प्रमाण ही है - ऐसा कहना ठीक 
नही है, क्योकि स्व और अर्थ के एकदेश को जानना नय का लक्षण है। | ४।। 
बस्तु का एकदेश न तो वस्तु है और न अबस्तु है। जैसे-समुद्र के अश 
को न तो समुद्र कहा जाता है और न असमुद्र कहा जाता है। यदि समुद्र का एक 
अश समुद्र है तो शेष अश असमुद्र हो जायेगा और यदि समुद्र का प्रत्येक अश 
समुद्र है तो बहृत से समुद्र हो जायेंगे और ऐसी स्थिति मे समुद्र का ज्ञान कहाँ 
हो सकता है? ।।५-६।। 
जैसी अशी वस्तु मे प्रवृत्ति करने वाले ज्ञान को प्रमाण माना जाता है, 
वैसे ही वस्तु के अश मे प्रवृत्ति करने वाले अर्थात्‌ जाननेवाले नय को प्रमाण 
क्यों नहीं माना जाता, अत नय प्रमाणस्वरूप ही है? ।। ७।। 
उक्त आशंका ठीक नही है, क्योंकि जिस अशी या धर्मी में उसके सब 
अश या धर्म गौण हो जाते हैं, उस अशी मे मुख्यरूप से द्रव्यार्थिकनय की ही 





१ द्रव्यस्वभावष्रकाशक नयचक्र, श्लोक १० की व्याध्या, पृष्ठ २३१-२३२ 
२ नत्त्वार्थश्लोकवार्तिक नयविवरण, श्लोक ढ से ९ 


नयों की प्रामाणिकता ] (३१ 


प्रवृत्ति होती है अर्थात्‌ ऐसा अंशी द्रव्यार्थिननय का विषय है; अतः उसका 
ज्ञान नय है। और धर्म तथा धर्मी के समूहरूप वस्तु के धर्मों और धर्मी दोनों 
को प्रधानरूप से जानने वाले ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। 

अतः नय प्रमाण से भिन्न है।।5-९।। 

प्रमाण और नय का अन्तर स्पष्ट करते हुए धवलाकार लिखते हैं :- 

"पक च न प्रमाजं नयः, तस्थानेकान्तविषयत्वात्‌। न नयः प्रमाजं, 
तस्यैकान्तविषयत्वात्‌। * 

प्रमाण नय नही हो सकता, क्योंकि उसका विषय अनेकान्त अर्थात्‌ 
अनेकधर्मात्मक वस्तु है और न नय प्रमाण हो सकता है, क्योंकि उसका विषय 
एकान्त अर्थात्‌ अनन्तधर्मात्मक वस्तु का एक अंश (धर्म) है। 

प्रमाणशास्त्र के विशेषज्ञ आचार्य अकलंकदेव तो नय को 
सम्यक्‌-एकान्त और प्रमाण को सम्यक्‌-अनेकान्त घोषित करते हुए लिखते 
हैं- 

'सम्पगेकान्तो नये इत्यच्यते। सम्यगनेकान्त:ः प्रमाणम्‌। 
नयार्पणादेकान्तो भवात एकनिश्चयप्रवणत्यात्‌, प्रमाणार्पणावनेकान्तो 
भवति अनेकनिश्चयाधिकरणत्वात्‌। * 

सम्यगेकान्त नय कहलाता है और सम्यगनेकान्त प्रमाण। नयविवक्षा 
वस्त्‌ के एक धर्म का निश्चय करानेवाली होने से एकान्त है और 
प्रमाणविवक्षा वस्तु के अनेक धर्मों की निश्चयस्वरूप होने के कारण 
अनेकान्त है। 

प्रमाण सर्वनय-रूप होता है, क्योंकि नयवाक्यों में स्थात्‌ शब्द लगाकर 
बोलने को प्रमाण कहते है।' अस्तित्वादि जितने भी वस्तु के निज स्वभाव हैं, 
उन सबको अथवा विरोधी धर्मों को युगपत॒ ग्रहण करनेवाला प्रमाण है और 
उन्हे गौण-मुख्य भाव से ग्रहण वाला नय है। 

प्रमाण और नय को उदाहरण सहित स्पष्ट करते हुए पंचा ध्यायीकार 
लिखते हैं :- 

"तस्थमनिर्वधनीय शुद्धद्रव्यार्थिकस्य भवाति मतम्‌ । 
शणपर्ययवद्दव्यं पर्यायार्थिकनयस्प पक्षो यम ।। 


जैनेन्द्र सिद्धान्तकोश, भाग २, पृष्ठ ५१६ 
तस्वार्थराजवातिंक, अध्याय १ सूत्र ६ 
स्यथाढ्दमजरी, श्लोक २८, पृष्ठ ३२१ 
वृहश्नय्क्र (देवसेन-कृत), गाथा ७१ 


न बए ९ 09 


३२] [परमभाव- प्रकाशक नयचक्र 


यविवसनिर्वचनीयं गणपर्ययवत्तवेव नास्त्यन्यत्‌ । 
शणपर्ययवश्चादिदं तदेव तत्त्यं तथा प्रमाणमिति ।।" 

'तत्त्य अनिर्वचनीय है'-यह शुद्धद्रव्यार्थिकनय का पक्ष है। द्रव्य 
गुण-पर्यायवान है'-यह पर्यायार्थिकनय का पक्ष है। और 'जो यह 
अनिर्बचनीय है, वही गण-पर्यायवान है, कोई अन्य नहीं और जो यह 
गुण-पर्यायवान है, वही तत्त्व है-ऐसा प्रमाण का पक्ष है। ' 

यद्यपि इसप्रकार हम देखते हैं कि नय प्रमाण से भिन्न है, तथापि उसकी 
प्रामाणिकता में कोई संदेह की गुंजाइश नही है। वस्तुस्वरूप के प्रतिपादन में 
वह प्रमाण के समान ही प्रमाण (प्रामाणिक) है। 

जैनदर्शन की इस अनूपम कथनशैली को अप्रमाण समझकर उपेक्षा 
करना उचित नही है, अपितु इसे भलीभाँति समझकर इस शैली मे प्रतिपादित 
जिनागम और जिन-अध्यात्म का रहस्य समझने का सफल यत्न किया जाना 
चाहिए। जैसा कि पहले कहा जा चुका है कि इसके जाने बिना जैनदर्शन का 
मर्म समझ पाना तो बहुत दूर, उसमे प्रवेश भी सभव नही है। 


++(2-- 
०७ ज++औ ७ + सजी उतर जी ५त सी जीती सी 


हन्त हस्तावलंब: 
; 


॥ जी की 





व्यवहरणानय स्यथादतदापि प्रावपवव्या- 
मिह निहितपदानां हन्त हस्तावलंब' । 
तदधि परमसर्थ शखिल्यपत्कारसात्न 


परविरहितमंत पश्यतां नेष किड्चित्‌ ॥॥५॥॥ 
; 


यद्यपि प्रथम पदवी में पैर रखनेवाले पुरुषो के लिए श्रर्थात्‌ जबतक 
शुद्धस्वरूप की प्राप्ति नही हो जाती तब तक, भरे रे ! (खेदपूर्बक ) 
व्यवहारनय को हस्तावलम्बन तुल्य कहा है, तथापि जो पुरुष चेतन्य 
चमत्कारमात्र, परद्रव्य के भावों से रहित, परम-प्रथथेस्वरूप भगवान 
ग्रात्मा को ब्रन्तरड्ू में प्रवलोकन करते हैं, उसकी श्रद्धा करते हैं 
उसरूप लीन होकर चारित्रभाव को प्राप्त होते हैं; उन्हें यह व्यवहार- 
नय किड्चित्‌ भी प्रयोजनवान नही है । 


- आत्मख्याति (समयसार टीका), कलश ५ 


१७४९ +७ ++ीजीीज 


क #+७७४२४- जो सीजीडतकी जी डीज। 





१ पचाध्यायी पू्वार्ड, गाथा ७४७-७४८ 


मूलनय : कितने ? 


जिनागम मे विभिन्‍न स्थानों पर विभिन्न अपेक्षाओं को ध्यान मे रखकर 
नयो के भेद-प्रभेदों का वर्गीकरण विभिन्न रूपों में किया गया है। यदि एक 
स्थान पर दो नयो की चर्चा है तो दूसरी जगह तीन प्रकार के नयों का उल्लेख 
मिलता है। इसीप्रकार यदि तत्त्वार्थसृत्र मे सात नयों की बात आती है' तो 
प्रवचनसार में ४७ नय बताये गए है। २ 

'गोम्मटसार' व सनन्‍्मतितर्क' में तो यहाँ तक लिखा है :- 

“जावदिया वयणवहा तावबिया चेव होंति नयवाबा। २ 

जितने वचन-विकल्प है, उतने ही नयवाद हैं अर्थात्‌ नय के भेद हैं। 

'श्लोकवार्तिक' के 'नयविवरण' में श्लोक १७ से १९ तक आचार्य 
विद्याननच्दि लिखते है कि नय सामान्य से एक, विशेष मे-सक्षेप मे दो, 
विस्तार से सात और अति विस्तार से सख्यात भेद वाले हैं। 

धवलाकार कहते है कि अवान्तर भेदों की अपेक्षा नय असंख्य प्रकार के 
है। उनका मूल कथन इसप्रकार है - 

"एवबमेते संक्षेपण नया: सप्तविधा:, अवान्तरभेदेन पुनरसंख्येया: । * 

इसतरह सक्षेप में नय सात प्रकार के हैं और अवान्तर भेदों से असंख्यात 
प्रकार के समझना चाहिए। 

'सर्वार्थसिद्धि के अनुसार नय अनन्त भी हो सकते है, क्योंकि प्रत्येक 
वस्तु की शक्तियाँ अनन्त हैं; अत' प्रत्येक शक्ति की अपेक्षा भेद को प्राप्त 
होकर नय अनन्त-विकल्परूप हो जाते हैं। * 

प्रवचनसार मे भी अनन्त नयो की चर्चा है। * 
नयचक्र भी उतना ही जटिल है जितनी कि उसकी विषयभूत 





१ तस्वथार्थसत्र, अध्याय १, सत्र ३३ 
२ प्रवचनसार, परिशिष्ट 
३ (कफ) गोम्मटसार कर्मकाण्ड, गाथा ८९४ 

(ख) सन्मतितर्क, कारिका ३, गाथा ४७ 
४ धवला, पुस्तक १, लड़ १, भाग १, सूत्र १, पृष्ठ ९१ 
४५ सर्वार्थसिद्धि, अध्याय १, सूत्र ३३ की टीका, पृष्ठ १०२ 
६ प्रवचनसार, परिशिष्ट 


३४] [परमभाव- प्रकाशक नयचक्र 


अनन्तधर्मात्मक वस्तु॥। विस्तार तो बहत है, किन्तु 'नयचक्र' और 

'आलाप-पद्धति' में मूलनयो की चर्चा इसप्रकार की गई है :- 
'पजिच्छयववहारणया मूलिमभेया जयाण सब्याणं । 
णिय्छयसाहणहेऊक पज्जयवव्यत्यियं. मुणह।। 


सर्वनयों के मूल निश्चय और व्यवहार-ये दो नय हैं। द्रव्यार्थिक व 
पर्यायार्थिक - ये दोनो निश्चय - व्यवहार के हेतु हैं।' 

उक्त छन्‍्द का अर्थ इसप्रकार भी किया गया है - 

“नयो के मूलभूत निश्चय और व्यवहार दो भेद माने गये हैं। उसमें 
निश्चयनय तो द्रव्याश्रित है और व्यवहारनय पर्यायाश्रित है - ऐसा समझना 
चाहिए। * 

नयचक्र के उक्त कथन में जहा एक ओर निश्चय और व्यवहार को 
मूलनय कहा गया है, वही दूसरी ओर उसी नयचतक्र मे द्रव्यार्थिक और 
पर्यायार्थिक नयो को मूलनय बताया गया है। द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयो 
को मूलनय बताने वाली गाथा इसप्रकार है .- 

“दो चेव य मूलणया भणिया दव्यत्थ पज्जयत्थगया । 
अण्णे असंखसंखा ते तब्भेया मुणेयव्या।। * 
द्रव्यार्थक और पर्यायार्थिक-ये दो ही मूलनय कहे है, अन्य 
असख्यात-सख्या को लिए इनके ही भेद जानना चाहिए। 

इसप्रकार दो दृष्टियाँ सामने आती हैं। एक निश्चय-व्यवहार को 
मूलनय बताने वाली और दूसरी द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिक नयो को मूलनय 
बताने वाली। 

दोनो दृष्टियो मे समन्वय की चर्चा भी हुई है। 

पचाध्यायीकार ने व्यवहार और पर्यायार्थिक नय को कथचित्‌ एक 
बताते हुए कहा है - 

“पर्वायार्थिक नय इति यदि या व्यवहार एवं नामेति। 

एकार्यो यस्माविह सर्वोष्प्प्पयारमात्र: स्थात्‌।।* 
पर्यायार्थिक कहो या व्यवहारनय - इन दोनों का एक ही अर्थ है, क्योकि 


१ (क) द्रव्यस्वभावप्रकाशक नयत्रक्र, गाथा १८२ 
(खि) आलाप-पद्धति , गाथा ३ 

२ आशार्य शिवसागर स्मृति ग्रथ, पृष्ठ ५६१ 

३ बद्रव्यस्वभावप्रकाशक नयचक्, गाथा १८३ 

४ पत्चाध्यायी, प्रथम अध्याय, श्लोक ५२१ 


मूल नय कितने ] [३५ 


इस नय के विषय में जितना भी व्यवहार होता है, वह उपचारमात्र है।'' 
नयचक्र की गाथा १८२ का दूसरे प्रकार से किया गया उक्त अर्थ भी 
दोनों में समन्वय का ही प्रयास लगता है। 
यद्यपि निश्चयनय को द्रव्याश्रित एवं व्यवहारनय को पर्यायाश्रित 
बताकर दोनो प्रकार के मूलनयो मे समन्वय का प्रयास किया गया है, तथापि 
यह निश्चितरूप से कहा जा सकता है कि निश्चय-व्यवहार 
द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिक के पर्यायवाची नहीं हैं। 


नयचक्र की गाथा १८२ में निश्चय-व्यवहार को सर्वनयो का मूल 
बताने के तत्काल बाद गाथा १८३ मे द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिक को मूलनय 
बताने से ऐसा लगता है कि ग्रथकार कछ विशेष बात कहना चाहते हैं। यदि वे 
निश्चय-व्यवहार और द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिक को पर्यायवाची मानते होते तो 
फिर उन्हे अगली ही गाथा में मुलनयो के रूप मे उनका पृथक्‌ उल्लेख करने 
की क्‍या आवश्यकता थी? 

इस सदर्भ मे गाथा १८२ की दूसरी पंक्ति महत्त्वपूर्ण है, उस पर ध्यान 
दिया जाना चाहिए। उसमे वे द्रव्यार्थिक - पर्यायार्थिक को निश्चय-व्यवहार 
का हेतु कहते है। यहाँ 'साधन' शब्द का अर्थ 'व्यवहार' किया जा रहा है, जो 
कि अनुचित नहीं है। 

गाथा १८२-१८३ पर ध्यान देने पर ऐसा लगता है कि नयचक्रकार 
निश्चय - व्यवहार को तो मूलनय मानते ही हैं, साथ ही उनके हेतु होने से 
द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयो को भी मूलनय स्वीकार करते हैं। 


यहाँ पर द्रव्यार्थिकनय निश्चयनय का और पर्यायार्थिकनय व्यवहारनय 
का हेतु है-ऐसा कहने के स्थान पर यह भी कहा जा सकता है कि 
द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिक दोनो ही नय निश्चय-व्यवहार-दोनो नयो के हेत हैं। 
जिनागम मे समागत अनेक प्रयोगो से हमारी बात सहज सिद्ध होती है, क्योंकि 
द्रव्यार्थिक के अनेक भेदों को अध्यात्म मे व्यवहार कहा जाता है तथा 
पर्यायार्थिक के अनेक भेदो का कही-कही निश्चय के रूप मे भी कथन मिल 
जावेगा। 

बस्तुत यह दो प्रकार की कथन-पद्धतियो के भेद है, इन्हे एक-दूसरे से 
मिलाकर देखने की आवश्यकता ही नही है। मुख्यत' अध्यात्म-पद्धति में 
निश्चय-व्यवहार शैली का प्रयोग होता है और आगम-पद्धति मे 
द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिक शैली का प्रयोग देखा जाता है। 


३६] [परम भाव- प्रकाशक नयचक्र 


यद्यपि ये दोनो शैलियाँ भिन्न-भिन्न हैं और इनके प्रयोग भी 
भिन्न-भिन्नरूप मे होते हैं, तथापि इनके प्रयोगों के बीच कोई विभाजन-रेखा 
खीचना सभव नही है, क्योकि आगम और अध्यात्म व उनके अभ्यासियों मे 
भी ऐसा कोई विभाजन नहीं है। आगमाभ्यासी अध्यात्मी भी होते हैं। इसी 
प्रकार अध्यात्मी भी आगमाभ्यास करते ही हैं। तथा ग्रंथों मे भी इसप्रकार का 
कोई पक्का विभाजन नहीं है। आगम-ग्रंथो मे अध्यात्म की और 
अध्यात्म-ग्रथो मे आगम की चर्चा पाई जाती है। 

यद्यपि निश्चय-व्यवहार और द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिक पर्यायवाची नहीं 
है, तथापि द्रव्यार्थिक निश्चयनय के और पर्यायार्थिक व्यवहारनय के कुछ 
निकट अवश्य है। 

उक्त सम्पर्ण चर्चा के उपरान्त भी यह प्रश्न तो खडा ही है कि दो 
मूलनय कौन है -निश्चय-व्यवहार या द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिक ? 

बहुत-क॒ुछ विचार-विमर्श के बाद यही उचित लगता है कि 
अध्यात्म- शैली के मुलनय निश्चय -व्यवहार है और आगम-शैली के मूलनय 
द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिक है। 

'आलाप-पद्धति * मे लिखा है - 

“पुनरप्यध्यात्मभाषया नया उच्यन्ते। तावन्मूलनयौ द्वौ निश्चयो 
व्यवहारश्च। 

फिर भी अध्यात्म-भाषा के द्वारा नयो का कथन करते हैं। मूलनय दो 
है -निश्चय और व्यवहार।'' 

इस कथन से भी यह स्पष्ट होता है कि निश्चय -व्यवहार अध्यात्म के 
नय है। 

उक्त दोनो दृष्टियो को लक्ष्य में रखकर विचार करने पर मूलनय दो-दो 
के दो यूगलो मे कल मिलाकर चार ठहरते है .- 

(क) १ निश्चय, २ व्यवहार । 
(ख) १. द्रव्यार्थिक, २ पर्यायार्थिक। 

लगता है कि द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिक को निश्चय-व्यवंहार का हेतु 

कहकर ग्रथकार आगम को अध्यात्म का हेतु कहना चाहते हैं। 





“१ " आलाप-पद्धति, पृष्ठ २२८ (यह लघुग्रन्थ भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा प्रकाशित 'द्रव्यस्वभावप्रकाशक नयचक्र' 
के अत में मुद्रित है। उक्त पृष्ठ सख्या इस ग्रथ के अमुसार दी गई है। आगे भी इसी प्रति के आधार पर पृष्ठ सख्या दी 
जाबेगी। ) 


मूल नय कितने ] 


[३७ 


द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिक आगम के नय हैं और निश्चय-व्यवहार अध्यात्म के 
नय हैं; अत यहाँ द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिक को निश्चय-व्यवहार का हेतु कहने 
से यह सहज ही प्रतिफलित हो जाता है कि आगम अध्यात्म का हेतु है, कारण 
है, साधन है। 


आत्मा का साक्षात्‌ हित करनेवाला तो अध्यात्म ही है, आगम तो उसका 


सहकारी कारण है-यही बताना उक्त कथन का उद्देश्य भासित होता है। 


निष्कर्ष के रूप मे कहा जा सकता है कि मूलनय निश्चय-व्यवहार ही 


है, द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिक को तो निश्चय-व्यवहार के हेतु होने से मलनय 
कहा गया है। 


; 
। 
। 
। 
। 
| 
। 
6 
। 





->()+- 


४४<“>+“>>«> तस्य देशना नास्ति >>४२२०२०९ 


अ्रवधस्प बोधनाथ्थ मुनीश्वरा: देशयन्ट्यमूतार्थम्‌ । 
व्यवहारसेव केवलमवेति यस्तस्थ वेशना नास्ति ॥॥६।। 


मारणबक एव सिहो यथा भवत्यनवगीतासहस्य । 
व्यवहार एवं हि तथा निश्चयर्ता यात्यनिश्चयज्ञस्थ ॥७। 


व्यवहारनिश्चयों यः प्रबुध्यतस्वेन भवति मध्यस्थ: । 
प्राप्नोति देशनाया: स एवं फलमबिकलं शिष्य: ॥।८।॥। 


आचारयंदेव अज्ञानीजीवों को ज्ञान उत्पन्न करने के लिए 


श्रभूतार्थ व्यवह्ाा रनय का उपदेश देते हैं, परन्तु जो केवल 
व्यवहारनय ही का श्रद्धान करता है, उसके लिए उपदेश 
नहीं है । 


जिसप्रकार जिसने यथार्थ सिह को नही जाना है, उसके 


लिए बिलाव (बिल्ली) ही सिहरूप होता है; उसीप्रकार 
जिसने निश्चय का स्वरूप नहीं जाना है, उसका व्यवहार 
ही निश्चयता को प्राप्त हो जाता है । 


जो जीव व्यवहा रनय और निश्चयनय के स्वरूप को 


यथार्थरूप से जानकर पक्षपातरहित होता है, वही शिष्य 
उपदेश का सम्पूर्राफल प्राप्त करता है । 


- पुशषार्थ सिदयुपाय, श्लोक ६-७-८ 


/>+ ४१२ डअ सी 


द्वितीय अध्याय 
निश्चय और व्यवहार 
निदचय-व्यवहार : स्वरूप और विषय-बस्तु 


दिगम्बर जैन समाज मे निश्चय और व्यवहार आज के बहुचर्चित 
विषय हैं। नयों के नाम पर आज जो भी चर्चा होती है, उसमे निश्चय और 
व्यवहार ही मुख्य विषय रहते हैं। निश्चय और व्यवहार आज शास्त्रीय चर्चा 
के ही विषय नही रहे हैं, अपितु उनके नाम पर पार्टियाँ भी बन गई है। 
शिविरो की चर्चा भी आज जन-साधारण के द्वारा निश्चय और व्यवहार के 
नाम से की जाने लगी है। यहाँ निश्चय वालों का शिविर लगा है, वहाँ 
व्यवहार वालो का-इसप्रकार की चर्चा करते लोग आपको कही भी मिल 
जावेगे। 

इसमे कोई सनन्‍्देह नही कि जो चर्चा कभी विद्वानो की गोष्ठियों तक मे न 
होती थी, वह आज जन-जन की वस्तु बन गई है। इसका एकमात्र श्रेय यदि 
किसी को है तो वह श्री कानजी स्वामी को है, जिन्होने जनोपयोंगी जिनागम 
की इस अदभुत प्रतिपादन-शैली को घर-घर तक पहुँचा दिया है। 

यद्यपि निश्चय-व्यवहार की शैली मे निबद्ध जिनागम का अध्ययन, 
मनन और चर्चा आज सारा समाज करने लगा है -यह एक शुभ लक्षण है, 
तथापि एक अशुभ प्रवृत्ति भी इसके साथ पनपने लगी है। वह यह है कि यह 
कलहप्रिय दिगम्बर जैन समाज पहिले से ही गॉव-गाँव में अपने व्यक्तिगत 
राग-द्वेषो के कारण गूटो मे विभक्त है और निरन्तर किसी न किसी बात को 
लेकर लडता-झगडता रहा है। अब वे ही गुट निश्चय-व्यवहार के नाम पर 
भी लडने-झगडने लगे है और अपनी व्यक्तिगत कषायों को निश्चय-व्यवहार 
के नाम से व्यक्त करने लगे हैं तथा कुछ निहित-स्वार्थी लोग 
निश्चय-व्यवहार की तात्त्विक चर्चा को सडको पर लाकर उत्तेजना फैलाकर 
अपने स्वार्थ की सिद्धि मे सलग्न हो गए हैं। 

जन-सामान्य तो अभी निश्चय-व्यवहार का सही स्वरूप समझ नही 
पाया है, अतः उन्हे भडकाने मे इन्हें कभी-कभी और कही -कही सफलता भी 
मिल जाती है। समाज में शांति बनी रहे और निश्चय-व्यवहार-शैली मे 
निबद्ध जिनागम का मर्म जन-जन तक पहुँच सके-इसके लिए 
निश्चय-व्यवहार नयों का स्वरूप सम्पूर्ण समाज समझे - यह बहुत जरूरी 


निश्चय-व्यवहार . स्वरूप और विषय वस्तु] [३९ 


है। जिनागम की यह सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण निर्विवाद प्रतिपादन-शैली 
व्यक्तिगत स्वार्थों और सामाजिक राजनीति में उलझ्नकर उपेक्षित न हो जाये, 
तदर्थ जिनागम के परिप्रेक्ष्य मे इसका सप्रमाण गंभीरतम विवेचन अपेक्षित है। 
यही कारण है कि यहाँ इस पर विस्तार से विचार किया जा रहा है। 
जिनागम में निश्चय-व्यवहार की अनेक परिभाषाएँ प्राप्त होती हैं। 
नयचक्रकार माइल्लधवल लिखते हैं :- 
“जो सियभेद्वयारं धम्भाणं कणइ एगवत्थस्स । 
सो ववहारों भणियो विवरीओ जिच्छयो होइ।।" 
जो एक वस्तु के धर्मों में कर्थंचित्‌ भेद व उपचार करता है, उसे 
व्यवहारनय कहते हैं और उससे विपरीत निश्चयनय होता है। 
इसीप्रकार का भाव 'आलाप-पद्धति' मे भी व्यक्त किया गया है -- 
'अभेदानपचारतया वस्तु निश्चीयत इति निश्चय:। भेदोपषचारतया 
वस्तु व्यवहिद्यात इति व्यवहार:। 
अभेद और अनुपचाररूप से वस्तु का निश्चय करना निश्चयनय है और 
भेद तथा उपचाररूप से वस्तु का व्यवहार करना व्यवहारनय है। 
पचाध्यायीकार इसी बात को इसप्रकार व्यक्त करते हैं '- 
“लक्षणमेकस्य सतो यथाकथजि्चिद्यथा द्विधाकरणम्‌ । 
व्यवहारस्थ तथा स्थात्तवितरथा निश्चयस्य पुनः।। 
जिसप्रकार एक सत्‌ का जिस किसी प्रकार से विभाग करना व्यवहारनय 
का लक्षण है, उसीप्रकार इससे उल्टा निश्चयनय का लक्ष्ण है।'' 
पण्डितप्रवर आशाधरजी लिखते हैं :- 
“कत्तद्या वस्तुनो भिन्ना येन निश्ययसिद्धये । 
साध्यन्ते व्यवहारोड्सी निश्चयस्तदभेदद्क्‌ ।। * 
जो निश्चय की प्राप्ति के लिए कर्त्ता, कर्म, करण आदि कारकों को जीव 
आदि वस्तु से भिन्न बतलाता है, वह व्यवहारनय है तथा अभिन्न देखनेवाला 
निश्चयनय है। 


इसीप्रकार का भाव नागसेन के तत्त्वानुशासन' मे भी व्यक्त किया गया 





१ द्रव्यस्वभावप्रकाशक नयचक्र, गाथा २६४ 
२ पचाध्यायी, प्रथम अध्याय १, श्लोक ६१४ 
३ अनागारधममृत, अध्याय १, श्लोक १०२ 


४०] [परमभाव- प्रकाशक नयचक्र 


"अधिन्‍्नकर्त॒कर्मादिविषयो निश्ययो नयः । 
व्यवहारनयो. भिन्नकर्तकर्मादिगोचर:।। 

जिसका अभिन्न कर्त्ता-कर्म आदि विषय हैं, वह निश्चयनय है और 
जिसका विषय भिन्न कर्त्ता-कर्म आदि है, वह व्यवहारनय है। 

'आत्मख्याति' में आचार्य अमृतचन्द्र ने जो परिभाषा दी है, वह इस 
प्रकार है. - 

"आत्मश्रितों निश्ययनय पराश्चितो व्यवहारतय: ।" 
आत्माश्रित कथन को निश्चय और पराश्नित कथन को व्यवहार कहते 
हैं। 

भूतार्थ को निश्चय और अभूतार्थ को व्यवहार कहने वाले कथन भी 
उपलब्ध होते है। * 

अनेक शास्त्रो का आधार लेकर पण्डितप्रवर टोडरमलजी ने 
निश्चय-व्यवहार का सागोपाग विवेचन किया है, जिसका सार इसप्रकार 
है - 

(१) सच्चे निरूपण को निश्चय और उपचरित निरूपण को व्यवहार 
कहते हैं। * 

(२) एक ही द्रव्य के भाव को उस रूप ही कहना निश्चयनय है और 
उपचार से उक्त द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भावस्वरूप कहना 
व्यवहारनय है। जैसे-मिट्टी के घडे को मिट्टी का कहना निश्चयनय का कथन 
है और घी का सयोग देखकर धी का घडा कहना व्यवहारनय का कथन है। * 

(३) जिस द्रव्य की जो परिणति हो, उसे उस ही का कहना निश्चयनय 
है और उसे ही अन्य द्रव्य की कहनेवाला व्यवहारनय है।* 

(४) व्यवहारनय स्वद्रव्य को, परद्रव्य को व उनके भावों को व 
कारण-कार्यादिक को किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है तथा 
निश्चयनय उन्हीं को यथावत्‌ निरूपण करता है, किसी को किसी में नहीं 
मिलाता है। * 


समयसार गाथा २७२ की आत्मख्याति' टीका 

(क) समयसार, गाथा ११ (ख़) परुषार्थसद्धयुपाय, श्लोक ५ 
मोक्षमार्गपप्रकाशक, पृष्ठ २४८ से २५७ 

वही, पृष्ठ २४८-२४९ 

बही, पृष्ठ २४९ 

बही, पृष्ठ २५० 

बही पष्ठ २५१ 





७. बग बट ०६ ७ 20 ० 


निश्चय-व्यवहार : स्वरूप और विषय वस्तु] (४१ 


उक्त समस्त परिभाषाओ पर ध्यान देने पर निम्नलिखित निष्कर्ष 
निकलते हैं - 
निश्चयनय का विषय अभेद है और व्यवहारनय का भेद। 
निश्चयनय सच्चा निरूपण करता है और व्यवहारनय उपचरित। 

, निश्चयनय सत्यार्थ है और व्यवहारनय असत्यार्थ। 

निश्चयनय आत्माश्रित कथन करता है और व्यवहारनय पराश्रित। 
निश्चयनय असयोगी कथन करता है और व्यवहारनय सयोगी। 
निश्चयनय जिस द्रव्य का जो भाव या परिणति हो, उसे उसी द्रव्य की 
कहता है: पर व्यवहारनय निमित्तादि की अपेक्षा लेकर अन्य द्रव्य के 
भाव या परिणति को अन्य द्रव्य तक की कह देता है। 

७ निश्चयनय प्रत्येक द्रव्य का स्वतन्त्र कथन करता है, जबकि व्यवहार 
अनेक द्रव्यो को, उनके भावों, कारण-कार्यादक को भी मिलाकर कथन 
करता है। 

इसप्रकार हम देखते है कि निश्चय और व्यवहार की विषय-वस्तु और 
कथन-शैली मे मात्र भेद ही नही, अपितु विरोध दिखाई देता है; क्योंकि जिस 
विषय-वस्तु को निश्चयनय अभेद अखण्ड कहता है, व्यवहार उसी मे भेद 
बताने लगता है और जिन दो वस्तुओं को व्यवहार एक बताता है, निश्चय के 
अनसार वे कदापि एक नहीं हो सकती हैं। 

जैसा कि समयसार में कहा है - 

'"बवहारणओ भासदि जीवो देहो य हवादि खल्‌ एक्को । 
ज द्‌ णिच्छयस्स जीवो देहो य कदा वि एक्कट्रो ।। * 

व्यवहारनय कहता है कि जीव और देह एक ही है और निश्चयनय 
कहता है कि जीव और देह कदापि एक नहीं हो सकते। 

यहाँ यह बात ध्यान देने योग्य है कि व्यवहार मात्र एक अखण्ड वस्तु में 
भेद ही नहीं करता, अपितु दो भिन्न-भिन्न वस्तुओ में अभेद भी स्थापित करता 
है। इसीप्रकार निश्चय मात्र एक अखण्ड वस्तु में भेदों का निषेध कर 
अखण्डता की ही स्थापना नहीं करता, अपितु दो भिन्न-भिन्न वस्तुओ मे 
व्यवहार द्वारा प्रयोजनवश स्थापित एकता का खण्डन भी करता है। 

इसप्रकार निश्चयनय का कार्य पर से भिन्नत्व और निज में अभिन्नत्व 
स्थापित करना है तथा व्यवहार का कार्य अभेदवस्तु को भेद करके समझाने 


री #अ्ौ ०६ ए रा 


१ समयसार, गाणा २७ 


४२] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


के साथ-साथ भिन्न-भिन्न वस्तुओ के सयोग व तन्निमित्तक संयोगीभावों का 
ज्ञान कराना है। यही कारण है कि निश्चयनय का कथन स्वाश्रवित और 
व्यवहारनय का कथन पराश्रनित होता है तथा निश्चयनय के कथन को 
सत्यार्थ -सच्चा और व्यवहारनय के कथन को असत्यार्थ -उपचरित कहा 
जाता है। 

उक्त उदाहरण में ही देखिए; जहाँ व्यवहारनय देह और आत्मा मे 
एकत्व स्थापित करता दिखाई दे रहा है, वही निश्चयनय उससे स्पष्ट इन्कार 
कर रहा है। कह रहा है कि जीव और देह कदापि एक नहीं हो सकते। 

व्यवहार की दृष्टि सयोग पर है, और निश्चय की दृष्टि असंयोगी तत्त्व 
पर। 

इसीप्रकार .- 

“बवहारेणुवदिस्सदि णाणिस्स चरित्त दंसणं णाणं । 
णज वि णाणं ण चरित्तं ण दंसणं जाणगो सुद्धो ।। 

ज्ञानी (आत्मा) के चारित्र, दर्शन, ज्ञान -ये तीन भाव व्यवहार से कहे 
जाते हैं; निश्चय से ज्ञान भी नहीं है, चारित्र भी नही है और दर्शन भी नही है; 
ज्ञानी तो एक शुद्ध ज्ञायक ही है। 

इसमे व्यवहारनय ने एक अखण्ड आत्मा को ज्ञान, दर्शन, चारित्र के 
भेद करके समझाया है, किन्तु निश्चयनय ने सब भेदो का निषेधकर आत्मा 
को अभेद ज्ञायक स्थापित किया है। 

व्यवहारनय ने समयसार की २७ वी गाथा मे पर से एकता बताई थी और 
७वी गाथा मे एक आत्मा में भेद किये हैं तथा निश्चयनय ने २७ वी गाथा मे पर 
से भिन्‍नता स्थापित की थी और ७ वीं मे भेद का निषेध कर एकता स्थापित 
की है। 

इसप्रकार व्यवहार का कार्य निज मे भेद और पर से अभेद करके 
समझाना है और निश्चय का कार्य पर से भेद और स्व से अभेद करना है। 
यही इनके परस्पर विरोध का रूप है। 

निश्चय-व्यवहार के सम्बन्ध मे जो स्थिति उक्त भेदाभेद सम्बन्धी है, 
वही स्थिति कर्त्ता-कर्मादि सम्बन्धी भेदाभेद की भी जाननी चाहिए। 

जहाँ एक ओर व्यवहारनय से निमित्तादिक की अपेक्षा एक द्रव्य को 
दूसरे द्रव्य का कत्तादि कहा जाता है और निश्चयनय से 'मैं ही मेरा 


नल +-+++-+++२-++््ु्ुफजनन+ 3 >> 
१ समयसार, गाया ७ 


निश्चय-व्यवहार : स्वरूप और विषय वस्तु] [४३ 


कर्त्ता-धर्ता' कहा जाता है, वहीं दूसरी ओर कर्त्ता-कर्म का भेद करना ही 
व्यवहार है, और इसप्रकार के भेद का निषेध निश्चयनय का कार्य माना गया 
है। 

इसप्रकार निश्चय का कार्य अभिन्न कर्त्ता-कर्मादे षटकारक के 
साथ-साथ कर्ता-कर्म के भेद का निषेध भी है तथा व्यवहार का कार्य जहाँ 
एक ओर कर्त्ता-कर्म का भेद करना है, वही दूसरी ओर भिन्न-भिन्न द्रव्यों के 
बीच कर्त्ता-कर्म का सम्बन्ध बताना भी है। इन सबका सोदाहरण विशेष 
विस्तार निश्चय-व्यवहार के भेद-प्रभेदों के कथन मे यथास्थान किया 
जावेगा। 

इसप्रकार भेदाभेद सम्बन्धी निश्चय-व्यवहार में कर्त्ता-कर्मादि 
सम्बन्धी भेदाभेद भी आ जाता है। 

निश्चय व्यवहार की परिभाषा मे भेदाभेद विशेषणों के साथ उपचार 
विशेषण का भी प्रयोग है। दो द्रव्यों की एकता सम्बन्धी जितने भी सयोगी 
कथन हैं, वे सब उपचरित ही तो है। देह और आत्मा को एक बताने वाला 
सयोगी कथन उपचरित व्यवहार ही तो है। एक द्रव्य के भाव को दूसरे द्रव्य 
का बताना, एक द्रव्य की परिणति को दूसरे द्रव्य की बताना, दो द्रव्यों की 
मिली हुई परिणति को एक द्रव्य की कहना, दो द्रव्यों के कारण-कार्यादिक मे 
भी इसप्रकार के कथन करना ये सब उपचरित कथन ही हैं। 

'आत्माश्चित कथन निश्चय और पराश्चित कथन व्यवहार' वाली 
परिभाषाएँ भी इनमे घटित हो जाती हैं। 

अब रही निश्चय को भूतार्थ-सत्यार्थ और व्यवहार को 
अभूतार्थ - असत्यार्थ कहने वाली बात। सो इसका आशय यह नही है कि 
व्यवहारनय सर्वथा असत्यार्थ है, उसका विषय है ही नही। उसके विषय भूत 
भेद और संयोग का भी अस्तित्व है, पर भेद व संयोग के आश्रय से आत्मा का 
अनुभव नहीं होता-इस अपेक्षा उसे अभूतार्थ कहा है। 

निश्चयनय का विषय अभेद-अखण्ड आत्मा है, उसके आश्रय से 
सम्यग्दर्शन की उत्पत्ति होती है। यही कारण है कि उसे भूतार्थ कहा है। 
समयसार में कहा है :- 

'भवत्थमस्सिदों खलु सम्मादिट्टी हवदि जीवो ।।११।। 
जो जीव भूतार्थ का आश्रय लेता है, वह जीव निश्चय से सम्यग्दृष्टी है। ' 
इसके सम्बन्ध में श्री कानजी स्वामी के विचार भी द्रष्टव्य हैं :- 


४४] [परमभाव- प्रकाशक नयचक्र 


'पजिनवाणी स्याद्वादरूप है, अपेक्षा से कथन करनेवाली है; अत. जहाँ 
जो अपेक्षा हो, वहाँ वही समझना चाहिए। प्रयोजनवश शुद्धनय को मुख्य 
करके सत्यार्थ कहा है और व्यवहार को गौण करके असत्य कहा है। त्रिकाली, 
अभेद, शुद्धद्रव्य की दृष्टि करने से जीव को सम्यग्दर्शन होता है। इस प्रयोजन 
को सिद्ध करने के लिए त्रिकालीद्रव्य को अभेद कहकर भूतार्थ कहा है और 
पर्याय का लक्ष्य छुडाने के लिए उसे गौण करके असत्यार्थ कहा है। आत्मा 
अभेद, त्रिकाली, धुव है; उसकी दृष्टि करने पर भेद दिखाई नहीं देता और 
भेददृष्टि में निर्विकल्पता नहीं होती; इसलिए प्रयोजनवश भेद को गौण करके 
असत्यार्थ कहा है। अनन्तकाल मे जन्म-मरण का अन्त करने वाला बीजरूप 
सम्यग्दर्शन जीव को हुआ नही है। ऐसे सम्यग्दर्शन को प्राप्त करने का 
प्रयोजन सिद्ध करना है, इससे शुद्धज्ञायक को मुख्य करके सत्यार्थ कहा है और 
पर्याय तथा भेद को गौण करके व्यवहार कहकर उसे असत्यार्थ कहा है।'* 

"यहाँ कहते है कि त्रिकाली अभेददृष्टि मे भेद दिखाई नहीं देते - इससे 
उसकी दृष्टि मे भेद अविद्यमान, असत्यार्थ ही कहा जाता है। किन्तु ऐसा न 
समझना कि भेदरूप कोई वस्तु नहीं है, द्रव्य मे गुण है ही नही, पर्याय है ही 
नही, भेद है ही नही। आत्मा मे अनन्त गुण है, वे सब निर्मल हैं। दृष्टि के 
विषय में गुणो का भेद नही है, किन्तु अन्दर वस्तु मे तो अनन्त गण है। भेद 
सर्वथा कोई वस्तु ही नही है - ऐसा माना जाय तो जैसा वेदान्त मतवाले भेदरूप 
अनित्य को देखकर अवस्तु मायास्वरूप कहते है और सर्वव्यापक एक अभेद 
नित्य शुद्धबरहमम को वस्तु कहते है, ऐसा ठहरे तथा इससे सर्वथा एकान्त 
शुद्धनय के पक्षरूप मिथ्यादृष्टि का ही प्रसग प्राप्त होगा।* '' 

“माटी के घडे को घी का घडा कहना व्यवहार है, इसलिए व्यवहार 
झूठा है; क्योंकि घडा घी-मय नही है, किन्तु माटी-मय है। उसीप्रकार द्रव्य को 
निश्चय और पर्याय को व्यवहार-और यह व्यवहार घी के घडे की भाँति झूठा 
है-ऐसा नहीं है, क्योंकि जिसप्रकार घडा घी-मय नही है, उसीप्रकार पर्याय 
हो ही नहीं-यह बात नही है। पर्याय अस्तिरूप है। पर्याय को व्यवहार कहा 
है, पर वह नहीं हो-यह बात नही है। रागपर्याय असद्भूतव्यवहारनय का 
विषय है। इन पर्यायो को अभूतार्थ कहा है - इस कारण वे पर्यायें हैं ही नही, घी 
के घड़े के समान झूठी हैं-ऐसा नही है। क्षायिक आदि चार भावों को परद्रव्य 

१ प्रबचनरत्नाकर (हिन्दी), भाग पे, पृष्ठ १४८७ 
5. प्रवचन रत्नाकर (हिन्दी), भाग १, पृष्ठ १४७ 


निश्चय-व्यवहार : स्वरूप और विषय वस्तु ] [४५ 


और परभाव कहा-इससे वे पयोयिें हैं ही नहीं, झूठी हैं-ऐसा नही है। घडा 
कम्हार ने बनाया है-ऐसा कहना जैसे झूठा है, उसीप्रकार अशुद्ध पर्यायों को 
व्यवहार कहा; अत: ये पाये भी झूठी हैं-ऐसा नहीं है। जीवत्व, भव्यत्व, 
अभव्यत्व आदि पर्यायनय के विषय है; अत: वे व्यवहारनय से भूतार्थ हैं। 
पर्याय नही है-ऐसा नहीं है। 

द्रव्यार्थिकनय से पर्याय को अभूतार्थ कहा, अत' पययिं हैं ही नहीं-ऐसा 
नहीं है। किन्तु निश्चय की मुख्यता से पर्याय को गौण करके व्यवहार कहकर 
वहाँ से दृष्टि हटाने के प्रयोजन से उन्हे असत्यार्थ कहा है। इससे ऐसा मानना 
कि पययिं है ही नही, ठीक नहीं है। जिसप्रकार 'धी का घडा' वाला व्यवहार 
झूठा है, उसीप्रकार सभी व्यवहार झूठा है-यह मानना ठीक नहीं है। नयों का 
कथन जहाँ जैसा हो, वहाँ वैसा समझना चाहिए। यदि ठीक तरह से न 
समझोगे तो विपरीतता हो जावेगी। * 

समयसार की १४ वी गाथा की टीका में भी व्यवहारनय के विषय 
बद्धस्पष्टादि भावों को व्यवहार से भूतार्थ और निश्चय से अभूृतार्थ कहा गया 
है। तात्पर्य यह है कि व्यवहार को सर्वथा असत्यार्थ न कहकर कर्थचित्‌ 
असत्यार्थ कहा है। 

व्यवहारनय को सर्वथा असत्यार्थ माननेवालो को नियमसार के उस 
कथन की ओर ध्यान देना चाहिए, जिसमे यह कहा है कि सर्वज्ञ भगवान पर 
को व्यवहार से जानते है। * व्यवहार को सर्वथा असत्यार्थ मानने पर केवली 
भगवान का पर को जानना असत्यार्थ ठहरेगा और सर्वमान्य सर्वज्ञता ही 
सकट में पड जावेगी। 

इसीप्रकार व्यवहार को सर्वथा सत्य माननेवालो को भी समयसार के 
उस कथन की ओर ध्यान देना चाहिए, जिसमे व्यवहारनय से जीव और 
शरीर को एक कहा गया है।'* 

यदि जीव और शरीर को एक कहने वाले कथन को प्रयोजनवश किया 
गया कथन मानकर सर्वथा सत्य मान लिया जाए तो मिथ्यात्व हुए बिना नही 
रहेगा। छहढाला मे तो देह और आत्मा को एक मानने वाले को स्पष्टरूप से 
मिथ्यादृष्टि लिखा है - 


१ आत्मधर्म गुजराती, वष ३६, अक ३ (४३१), पृष्ठ १३ 
>. नियमसार, गाथा १५९ 
३3. समयसार, गाथा २७ 


४६ ] [परमभाव- प्रकाशक नयचक्र 


"देह जीव को एक गिने बहिरातम तत्त्व मुधा है।' 

देह और जीव को एक माननेवाला बहिरात्मा है, वह तत्त्व के बारे मे 
मर्ख है अर्थात्‌ मिथ्यादष्टि है। 

अतः यह जानना चाहिए कि व्यवहारनय के उक्त दोनो ही कथन 
प्रयोजनवश किये गए सापेक्ष कथन हैं, अत: कर्थंचित्‌ सत्यार्थ और कर्थचित्‌ 
असत्यार्थ हैं। 

यहाँ एक प्रश्न सभव है कि वह कौनसा प्रयोजन आ पडा था कि 
व्यवहारनय को ऐसी असंबद्ध बाते कहनी पडी। इनमे असबद्धता इस कारण 
प्रतीत होती है कि एक कथन तो सर्वज्ञता पर ही क॒ठाराघात करता प्रतीत होता 
है और दूसरा कथन शरीर और आत्मा को एक बताने वाला होने से मिथ्यात्व 
का पोषक प्रतीत होता है। 

केवली भगवान का पर को जानना व्यवहार है -इस कथन का प्रयोजन 
तो यह बताना रहा है कि केवली भगवान जिसप्रकार स्वयं को स्वयं में लीन 
होकर जानते है, उसप्रकार पर को उसमे लीन होकर नही जानते। उसे मात्र 
जानते हैं, उसमें लीन नहीं होते। 

जैसा कि 'परमात्मप्रकाश' (अध्याय १, गाथा ५२ की टीका) में स्पष्ट 
किया गया है - 

“प्रश्न :-यदि केवली भगवान व्यवहारनय से लोकालोक को जानते है 
तो व्यवहारनय से ही उन्हे सर्वज्ञत्व भी होओ, परन्तु निश्चयनय से नहीं? 

उत्तर :-जिसप्रकार तन्‍्मय होकर स्वकीय आत्मा को जानते है, उसी 
प्रकार परद्रव्य को तन्‍्मय होकर नही जानते, इसकारण व्यवहार कहा गया 
है, न कि उनके परिज्ञान का ही अभाव होने के कारण। यदि स्वद्रव्य की भाँति 
परद्रव्य को भी निश्चय से तन्‍्मय होकर जानते तो परकीय सख व दःख को 
जानने से स्वय सुखी-द खी और- परकीय राग-द्वेष को जानने से स्वय 
रागी-द्वेषी हो गये होते और इसप्रकार महत-दषण प्राप्त होता।'' 

इस सन्दर्भ मे आचार्य जयसेन का कथन भी मननीय है, जो कि 
इसप्रकार है :- 

प्रश्न :-सौगतमतवाले (बौद्धजन) भी सर्वज्ञपना व्यवहार से मानते हैं, 
तब आप उनको दूषण क्‍यों देते हैं? क्योंकि जैनमत मे भी परपदार्थों का 
जानना व्यवहारनतय से कहा जाता है। 





१ छहढाला, दूसरी ढाल 


निश्चय-व्यवहार * स्वरूप और विषय वस्तु ] [ ४७ 


उत्तर :-इसका परिहार करते हैं। सौगत आदि मतो में, जिसप्रकार 
निश्चय की अपेक्षा व्यवहार झूठ है, उसीप्रकार व्यवहाररूप से भी वह सत्य 
नहीं है। परन्तु जैनमत मे व्यवहारनय यद्यपि निश्चय की अपेक्षा मृषा (झूठ) 
है, तथापि व्यवहाररूप से वह सत्य है। यदि लोकव्यवहाररूप से भी उसे सत्य 
न माना जाए तो सभी लोकव्यवहार मिथ्या हो जाएगा; और ऐसा होने पर 
अतिप्रसग दोष आयेगा। इसलिए आत्मा व्यवहार से परद्रव्य को 
जानता - देखता है, पर निश्चयनय से केवल आत्मा को ही।। '' 

तथा आत्मा और शरीर को एक बतानेवाले व्यवहार कथन का प्रयोजन 
यह रहा है कि जगत शरीर के सयोग में रहे जीव को भी जाने, अन्यथा निर्जीव 
भस्म की भाँति सजीव शरीर को भी मसल देगा। जीवो को द्रव्यहिसा से 
बचाना इस कथन का उद्देश्य रहा है। 

जैसा कि आत्मख्याति में कहा गया है - 

“परन्तु यदि व्यवहारनय न बताया जाये तो परमार्थ से (निश्चयनय से) 
शरीर से जीव को भिन्न बताया जाने पर जैसे भस्म को मसल देने स हिसा 
का अभाव है; उसीफप्रकार त्रस-स्थावर जीवों को नि शकतया मसल 
देने-कचल देने (घात करने) मे भी हिसा का अभाव ठहरेगा और इस कारण 
बध का ही अभाव सिद्ध होगा।* 

यदि व्यवहारनय कथचित्‌ भृतार्थ है और कर्थाचत्‌ अभतार्थ, तो फिर 
निश्चय-व्यवहार की परिभाषाओं मे भूतार्थ को निश्चय और अभूतार्थ को 
व्यवहार क्‍यों कहा गया है? 

इसका कारण भी एक प्रयोजनविशेष रहा है और वह यह कि 
निश्चयनय के आश्रय से मुक्ति की प्राप्ति होती है और व्यवहारनय के आश्रय 
से नही। जिसके आश्रय से म॒क्ति हो, वह भूतार्थ और जिसके आश्रय से मृक्ति 
न हो, वह अभूतार्थ है। निश्चय को भूतार्थ और व्यवहार को अभूतार्थ कहने 
मे यही दृष्टि रही है। जिनवाणी मे व्यवहारनय को स्थान तो इसलिए प्राप्त 
हुआ है कि वह किन्ही-किन्ही को और कभी-कभी प्रयोजनवान होता है और 
अभूतार्थ इसलिए कहा गया है कि उसके आश्रय से मुक्ति की प्राप्ति नहीं 
होती। 

आचार्य जयसेन ने समयसार की ११ वी गाथा के अर्थ मे भी 


१ जैनेन्द्र सिद्धान्लकोश, पृष्ठ ५६३ 
२ समयसार, गाथा ४६ की टीका 


४८] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


व्यवहारनय को भूतार्थ और अभूतार्थ कहा है। उन्होंने उक्त गाथा का अर्थ दो 
प्रकार से किया है। दूसरा अर्थ इसप्रकार है .- 

"दूसरे व्याख्यान से, व्यवहारनय अभूतार्थ है और भूतार्थ भी कहा गया 
है। मात्र व्यवहारनय दो प्रकार का नही कहा गया है अपितु दु' शब्द से 
निश्चयनय भी दो प्रकार का जानना चाहिए। भूतार्थ और अभृतार्थ के भेद से 
व्यवहारनय दो प्रकार का है और शुद्धनिश्चय और अशुद्धनिश्चय के भेद से 
निश्चयनय भी दो प्रकार का हुआ-इसप्रकार चार नय हुए। 

यहाँ विशेष ध्यान देने योग्य बात यह है कि आचार्य जयसेन, आचार्य 
अमृतचन्द्र द्वारा किये गए अर्थ को, जिसमे कि निश्चयनय को भूतार्थ और 
व्यवहारनय को अभूतार्थ कहा गया है, मुख्यरूप से स्वीकार कर रहे है। साथ 
ही दूसरे व्याख्यान से अर्थात्‌ दूसरा अर्थ यह भी हो सकता है कि' कहकर 
उक्त अर्थ करते हैं। 

दूसरे ध्यान देने योग्य तथ्य यह है कि वे व्यवहार के तो भूतार्थ-अभूतार्थ 
भेद करते हैं, पर निश्चय के भूतार्थ-अभूतार्थ भेद न करके शुद्ध-अशुद्ध भेद 
करते है। इससे निश्चयनय को अभूतार्थ कहने मे जो सकोच उन्हे हुआ है, 
बह स्पष्ट हो जाता है। 

यदि निश्चय के भतार्थ-अभूतार्थ भेद भी किये जाते तो भी कोई विरोध 
नही आता, क्योकि अध्यात्म मे अशुद्धनय को व्यवहार भी कहा है। इस 
कारण शुद्धनिश्चय अर्थात्‌ निश्चय भूतार्थ और अशुद्धनिश्चय अर्थात्‌ 
व्यवहार ही अभूतार्थ प्रतिफलित होता। 


निश्चय के कथन का वास्तविक मर्म न समझकर उसके द्वारा व्यवहार 
का निषेध सुनकर कोई व्यवहार के विषय की सत्ता का भी अभाव न मान 
ले-इस दृष्टि से यद्यपि व्यवहार को भी कथंचित्‌ सत्यार्थ कहा गया है, तथापि 
इसका आशय यह भी नही कि उसे निश्चय के समान ही सत्यार्थ मानकर 
उपादेय मान ले। उसकी जो वास्तविक स्थिति है, उसे स्वीकार करना 
चाहिए। 

इस सन्दर्भ मे पण्डित टोडरमलजी ने साफ-साफ लिखा है :- 

'व्यवहारनय स्वद्रव्य-परद्रव्य को व उनके भावों को व 
कारण-कार्यादक को किसी को किसी में मिलाकर निरूपण करता है; सो ऐसे 
ही श्रद्धान से मिथ्यात्व है; इसलिए उसका त्याग करना। तथा निश्चयनय 
उन्ही को यथावत्‌ निरूपण करता है, किसी को किसी में नहीं मिलाता है; सो 


निश्चय-व्यवहार * स्वरूप और विषय वस्तु] [ ४० 


ऐसे ही श्रद्धान से सम्यक्त्व होता है; इसलिए उसका श्रद्धान करना। 
यहाँ प्रश्न है कि यदि ऐसा है तो जिनमार्ग में दोनों नयों का ग्रहण करना 
कहा है, सो कैसे? 
समाधान :-जिनमार्ग मे कहीं तो निश्चयनय की मुख्यता लिये 
व्याख्यान है, उसे तो 'सत्यार्थ ऐसे ही है'-ऐसा जानना। तथा कहीं 
व्यवहारनय की मुख्यता लिये व्याख्यान है, उसे 'ऐसे है नहीं, निमित्तादि की 
अपेक्षा उपचार किया है -ऐसा जानना। इसप्रकार जानने का नाम ही दोनो 
नयो का ग्रहण है। तथा दोनों नयों के व्याख्यान को समान जानकर 'ऐसे भी है, 
ऐसे भी है -इसप्रकार भ्रमरूप प्रवर्तन से तो दोनो नयों का ग्रहण करना नही 
कहा है।१ ' 
यदि जिनागम मे दोनो नयों को एक-सा ही उपादेय कहना अभीष्ट होता 
तो फिर व्यवहारनय को अभूतार्थ कहने की क्या आवश्यकता थी? उसे 
अभूतार्थ कहने का प्रयोजन ही उससे सावधान करना रहा है। 
यहाँ एक प्रश्न सभव है कि यदि व्यवहार अभूतार्थ है, असत्यार्थ है, उसे 
निश्चय के समान मानना भ्रम है, उससे सावधान करने की भी आवश्यकता 
प्रतीत होती है; तो फिर जिनवाणी मे उसका उल्लेख ही क्‍यों है? 
इसलिए कि वह निश्चय का प्रतिपादक है, उसके बिना निश्चय का 
प्रतिपादन भी सभव नहीं है। 
पचाध्यायीकार ने स्वय इसप्रकार का प्रश्न उठाकर उत्तर दिया है, जो 
इसप्रकार है '- 
“तस्मानन्यायागत इति व्यवहार: स्यान्नयो<्प्यभूतार्थ: । 
केवलमनुभवितारस्तस्य च मिथ्यादशो हतास्तेरश्षप ।। 
ननु चैवं चेन्रियमादादरणीयो नयो हि परमार्थ: । 
किमकिड्चत्कारित्याद व्यवहारेण तथाविधेन यत:।। 
सैयं यतो बलाविह विप्रतिपत्तोी जे संशयापत्तो । 
वस्तृविचारे यदि वा प्रमाणमृभयालम्ब तज्ञानम ।। 
तस्मादाअश्रयणीय: केवाडियत्‌ स॒नय: प्रसंगत्यात । 
अधि सविकल्फनामिव ने श्रेयो निर्विकल्पयोधवताम्‌ ।। 
नन्‌ च समीहितसिद्धि: किल चैकस्माश्नयात्क्थ न स्थात्‌ । 
विप्रतिपसिनिरासो वस्तृविचचारश्य निश्यचयादिति चेत्‌।। 


१ मोक्षमार्गप्रकाशक, पृष्ठ २५१ 


५०] [परमभाव- प्रकाशक नयचक्र 


तैये यतो४स्ति भेवो«४निर्ववनीयो नयः स परमार्थ: । 
तस्मात्तीर्थस्थितये श्रेयान्‌ कश्चित्‌ स वाबद्को&पि।।" 

इसलिए न्‍्यायबल से यह बात प्राप्त हुई कि व्यवहारनय अभूतार्थ है 
और जो केवल उस व्यवहारनय का अनुभव करने वाले हैं, वे मिथ्यादृष्टि हैं 
और इसलिए वे पथश्रष्ट है। 

शंका :-यदि व्यवहारनय अभूतार्थ है तो नियम से निश्चयनय ही 
आदर करने योग्य है, क्‍योंकि व्यवहारनय अकिज्चित्कर है; अत 
अपरमार्थभूत उससे क्या प्रयोजन है? 

समाधान :-यह कहना ठीक नही है, क्योंकि किसी विषय मे बलपूर्वक 
विवाद होने पर और सन्देह होने पर या वस्तृविचार के समय जो ज्ञान दोनो 
नयो का आश्रय लेकर प्रवृत्त होता है, वह प्रमाण माना गया है। इसलिए 
प्रसगवश किन्ही को व्यवहारनय का आश्रय करना योग्य है। किन्तु वह 
सविकत्प ज्ञानवालो के समान निर्विकल्प ज्ञानवालों के लिए उपयोगी नही है। 

'शंका :-अपने अभीष्ट की सिद्धि एक ही नय से क्यो नही हो जाती, 
क्योकि विवाद का परिहार और वस्तु का विचार निश्चयनय से ही हो जाएगा, 
इसलिए व्यवहारनय के मानने की क्‍या आवश्यकता है? 

समाधान :-ऐसा नहीं है, क्योंकि दोनों नयो में भेद है। वास्तव में 
निश्चयनय अनिर्वचनीय है, इसलिए तीर्थ की स्थापना करने के लिए 
वावदक * व्यवहारनय का होना श्रेयस्कर है। 

यद्यपि यहाँ व्यवहारनय को वावदक' जैसे शब्द द्वारा प्रतिपादक माना 
है, तथापि उसकी उपयोगिता स्वीकार की गई है। 

आचार्यकल्प प० टोडरमलजी ने मोक्षमार्गप्रकाशक मे इसीप्रकार का 
प्रश्न उठाकर उसका उत्तर समयसार ग्रन्थ का आधार लेकर दिया है, तथा 
स्वय ने भी बहुत अच्छा स्पष्टीकरण किया है, जो मूलत' पठनीय है। उसका 
कछ आवश्यक अश इसप्रकार है - 

“फिर प्रश्न है कि यदि व्यवहारनय असत्यार्थ है, तो उसका उपदेश 
जिनमार्ग मे किसलिए दिया? एक निश्चयनय ही का निरूपण करना था। 

समाधान :-ऐसा ही तर्क समयसार में किया है। वहाँ यह उत्तर दिया है - 

जह ज वि सक्‍कमणज्जो अणज्जभासं विणा द्‌ गाहेद। 

तह ववहारेण  विणा परमत्थवदेसणमसक्कं । । ८।। 





“पे जद्बाध्यावी, प्रथम अध्याय १, श्लोक ६३६ से ६०१ 
२ बायदकन्बातृती बकवादी, अच्छा बोलने वाला, वक्ता (सस्कृत शब्दार्थ-कौस्तृभ, पृष्ठ १०४४) 


निश्चय-व्यवहार : स्वरूप और विषय वस्तु] [५१ 


अर्थ :-जिसप्रकार अनार्य अर्थात्‌ म्लेच्छ को म्लेच्छ भाषा बिना अर्थ 
ग्रहण कराने मे कोई समर्थ नहीं है; उसीप्रकार व्यवहार के बिना परमार्थ का 
उपदेश अशक्य है; इसलिए व्यवहार का उपदेश है। 

तथा इसी सत्र की व्याख्या में ऐसा कहा है कि :- 


व्यवहारनयो नानुसर्त्तव्य:। 


इसका अर्थ है -इस निश्चय को अगीकार करने के लिए व्यवहार द्वारा 
उपदेश देते हैं; परन्तु व्यवहारनय है सो अंगीकार करने योग्य नहीं है। 

प्रश्न :-व्यवहार बिना निश्चय का उपदेश कैसे नहीं होता? और 
व्यवहारनय कैसे अगीकार नहीं करना? सो कहिये। 

समाधान :-निश्चय से तो आत्मा परद्रव्यो से भिन्न, स्वभावों से 
अभिन्न स्वयंसिद्ध वस्तु है, उसे जो नही पहिचानते, उनसे उसीप्रकार कहते 
रहे तब तो वे समझ नहीं पाये; इसलिए उनको व्यवहारनय से शरीरादिक 
परद्रव्यों की सापेक्षता द्वारा नर-नारक-पृथ्वीकायादिरूप जीब के विशेष 
किये; तब मनृष्य जीव है, नारकी जीव है - इत्यादि प्रकार सहित उन्हे जीव की 
पहिचान हुई। 

अथवा अभेद वस्तु में भेद उत्पन्न करके ज्ञान-दर्शनादि गुण-पर्यायरूप 
जीव के विशेष किये, तब जाननेवाला जीव है, देखनेवाला जीव है; इत्यादि 
प्रकार सहित उनको जीव की पहिचान हुई। 

तथा निश्चय से वीतरागभाव मोक्षमार्ग है, उसे जो नहीं पहिचानते; 
उनको ऐसे ही कहते रहे तो वे समझ नहीं पाये। तब उनको व्यवहारनय से, 
तत्त्वश्रद्धान-ज्ञानपूर्वक परद्रव्य के निमित्त मिटने की सापेक्षता द्वारा ब्रत, 
शील, सयमादिरूप वीतरागभाव के विशेष बतलाये: तब उन्हें वीतरागभाव 
की पहिचान हुई। 

इसीप्रकार अन्यत्र भी व्यवहार बिना निश्चय के उपदेश का न होना 
जानना। ' 

तथा यहाँ व्यवहार से नर-नारकादि पर्याय ही को जीव कहा, सो पर्याय 
ही को जीव नही मान लेना। पर्याय तो जीव-पुदगल के संयोगरूप है। वहाँ 
निश्चय से जीवद्रव्य भिन्न है, उसही को जीव मानना। जीव के संयोग से 
शरीरादिक को भी उपचार से जीव कहा, सो कथनमात्र ही है, परमार्थ से 
'शरीरादिक जीव होते नहीं-ऐसा ही श्रद्धान करना। 

तथा अभेद आत्मा में ज्ञान-दर्शनादि भेद किये, सो उन्हे भेदरूप ही नहीं 


५२] [परमभाव- प्रकाशक नयचक्र 


मान लेना, क्योंकि भेद तो समझाने के अर्थ किये है। निश्चय से आत्मा अभेद 
ही है, उसही को जीववस्तु मानना। सज्ञा-सख्यादि से भेद कहे सो कथनमात्र 
ही हैं, परमार्थ से भिन्न-भिन्न हैं नहीं-ऐसा ही श्रद्धान करना। 

तथा परद्रव्य का निमित्त मिटाने की अपेक्षा से ब्रत-शील-सयमादिक 
को मोक्षमार्ग कहा, सो इन्हीं को मोक्षमार्ग नही मान लेना, क्योंकि परद्रव्य का 
ग्रहण-त्याग आत्मा के हो तो आत्मा परद्रव्य का कर्त्ता-हर्तता हो जाये। परन्तु 
कोई द्रव्य किसी द्रव्य के आधीन है नही; इसलिए आत्मा अपने भाव रागादिक 
हैं, उन्हें छोडकर वीतरागी होता है; इसलिए निश्चय से वीतराग भाव ही 
मोक्षमार्ग है। बीतराग भावो के और ब्रतादिक के कदाचित्‌ कार्य-कारणपना 
है, इसलिए ब्रतादिक को मोक्षमार्ग कहा सो कथनमात्र ही है; परमार्थ से 
बाह्यक्रिया मोक्षमार्ग नही है- ऐसा ही श्रद्धान करना। 

इसीप्रकार अन्यत्र भी व्यवहारनय का अंगीकार नही करना - ऐसा जान 
लेना। 

यहाँ प्रश्न है कि व्यवहारनय पर को उपदेश में ही कार्यकारी है या 
अपना भी प्रयोजन साधता है? 

समाधान :-आप भी जबतक निश्चयनय से प्ररूपित वस्तु को न 
पहिचाने तबतक व्यवहारमार्ग से वस्तु का निश्चय करे; इसलिए निचली 
दशा मे अपने को भी व्यवहारनय कार्यकारी है; परन्तु व्यवहार को 
उपचारमात्र मानकर उसके द्वारा बस्तु को ठीक प्रकार समझे तब तो 
कार्यकारी हो, परन्तु यदि निश्चयवत्‌ व्यवहार को भी सत्यभूत मानकर वस्त्‌ 
इसप्रकार ही है -ऐसा श्रद्धान करे तो उल्टा अकार्यकारी हो जाये।' “ 

निश्चय और व्यवहारनय के कथनो मे जो परस्पर विरोध दिखाई देता 
है, वह विषयगत है। अनेकान्तात्मक वस्तु मे जो परस्पर विरोधी धर्मयुगल 
पाये जाते है, उनमें से एक धर्म निश्चय का और दसरा धर्म व्यवहार का 
विषय बनता है। 

जिस दुष्टि से निश्चय-व्यवहार एक दूसरे का विरोध करते नजर आते 
है, उसी दृष्टि से वे एक-दूसरे के पूरक भी हैं। कारण कि वस्तु जिन विरोधी 
धर्मों को स्वय धारण किए हुए है, उनमें से एक का कथन निश्चय और दूसरे 
का कथन व्यवहार करता है। यदि दोनो नय एक पक्ष को ही विषय करने लगे 
तो दूसरा पक्ष उपेक्षित हो जाबेगा। अत. वस्तु के सम्पूर्ण प्रकाशन एव 





१ मभोक्षमागप्रकाशक, पृष्ठ २५१-२४३ 


निश्चय-व्यवहार : स्वरूप और विषय वस्तु] [५३ 


प्रतिपादन के लिए दोनों नय आवश्यक हैं, अन्यथा बस्तु का समग्र स्वरूप 
स्पष्ट नहीं हो पावेगा। 

जहाँ एक ओर निश्चय और व्यवहार में प्रतिपाद्य-प्रतिपादक सम्बन्ध 
है, वहीं दसरी ओर व्यवहार और निश्चय में निषेध्य-निषेधक सम्बन्ध भी 
है। 

निश्चय प्रतिपाद्य है और व्यवहार उसका प्रतिपादक है। इसीप्रकार 
व्यवहार निषेध्य है और निश्चय उसका निषेधक है। 

समयसार में कहा है - 

“एवं ववहारणओ पड़िसिडों जाण जिय्छयणएण । 

जिच्छयणयासिदा पूण मृणिणो फावति जिव्याणं।।१ 

इसप्रकार निश्चयनय द्वारा व्यवहारनय निषिद्ध हो गया जानो। 
निश्चयनय का आश्रय लेने वाले मुनिराज निर्वाण को प्राप्त होते हैं। ' 

इस सम्बन्ध मे पचा ध्यायीकार के विचार भी द्रष्टव्य हैं, जो इसप्रकार हैं 

व्यवहार: प्रतिवेध्यस्तस्थ प्रतिषेधकश्यथ परणार्थ: । 

व्यवहारप्रतिषेध: स एवं निश्चयनयस्य वाच्य: स्थात्‌।। 

व्यवहार: स यथा स्यात्‌ सद्‌ द्रव्यं शानवांश्य जीवो वा । 

नेत्येतावन्सात्रो भ्रवाति स निश्ययनयो नयाधिपति:।।* 

व्यवहारनय प्रतिषेध्य (निषेध करने योग्य) है और निश्चयनय उसका 
प्रतिषेधक अर्थात्‌ निषेध करने वाला है। अत व्यवहार का प्रतिषेध करना ही 
निश्चयनय का वाच्य है। 

जैसे, द्रव्य सदरूप है और जीव ज्ञानवान है -ऐसा कथन व्यवहारनय है 
और 'न' इस पद द्वारा निषेध करना ही निश्चयनय है, जो कि सब नयों में 
मुख्य है, नयाधिपति है। 

जब व्यवहार निश्चय का प्रतिपादक है तो वह निश्चय का विरो धी कैसे 
हो सकता है? जहाँ एक ओर यह बात है; वहीं दूसरी ओर यह प्रश्न भी 
उपस्थित होता है कि यदि निश्चय-व्यवहार में विरोध नहीं है तो फिर 
निश्चय व्यवहार का निषेध क्‍यों करता है? 

गम्भीरता से विचार करें तो इसमें अनुचित लगने जैसी कोई बात नहीं 
है; क्योंकि इसप्रकार की स्थितियाँ लोक में भी देखने में आती हैं। 


१ स्रमयसार, गाथा २७२ 
२ पंचाध्यायी, प्रथम अध्याम १, श्लोक ५९८-५९९ 


४४] [परमभाव- प्रकाशक नयचक्र 


शतरज के दो खिलाड़ी हैं। उन्हे आप मित्र कहेंगे या विरोधी? वे 
परस्पर प्रक भी हैं और प्रतिद्वन्द्दी भी। पूरक इसलिए कि दूसरे के बिना खेल 
ही नहीं हो सकता: प्रतिद्ंद्वी बिना खेले किससे? अत. शतरंज के खेल में 
प्रतिद्वन्द्ी प्रक ही तो है। जब वह प्रतिद्वन्द्दी है, तो विरोधी ही है; क्योंकि 
विरोधी ही तो प्रतिद्वन्द्दी होता है। प्रक होने से मित्र भी है, क्योंकि मित्र ही तो 
आपस में खेलते हैं, शत्रुओ से खेलने कौन जाता है? 

इसप्रकार हम देखते हैं कि शतरज के दो खिलाडी परस्पर मित्र भी हैं 
और विरोधी भी। 

आप कह सकते हैं कि यह कैसे हो सकता है कि एक ही व्यक्ति एक साथ 
हमारा मित्र भी हो और शत्रु अर्थात्‌ विरोधी भी। पर अपेक्षा ध्यान मे रखकर 
गहराई से विचार करेंगे तो सब-कछ स्पष्ट हो जावेगा। 

जीवन मे वे दोनों मित्र ही नही, घनिष्ठ मित्र हैं। उनमे ऐसी मित्रता देखी 
जा सकती है कि एक दूसरे के पीछे जान की भी बाजी लगा सकता है; पर खेल 
में प्रतिद्न्द्दी -विरोधी - शत्रु भी ऐसे कि चाहे जान चली जाए, पर सामने वाले 
के बादशाह को शह दिये बिना न मानेंगे; प्यादे को ही नहीं, वजीर को भी 
मारे बिना न रहेंगे। जीवन में वे एक दूसरे को क्षमा कर सकते है, पर खेल मे 
नहीं; खेल में तो उसे हराने की निरन्तर जी-जान से कोशिश करते हैं। न करें 
तो फिर खेल मे वह आनन्द न आवेगा जो आना चाहिए। 

खेल मे खेल के प्रति ईमानदार, खेल के पक्‍के और जीवन मे जीवन के 
प्रति ईमानदार, जीवन के पक्के जैसे दो खिलाड़ी होते हैं; वैसे जिनवाणी में भी 
दोनो नय अपने-अपने विषय के पक्के हैं। जिसका जो विषय है, उसे वे 
अपना-अपना विषय बनाते है। विषयगत विरोध के कारण वे परस्पर विरोधी 
भी हैं और सम्यक्‌-श्रुतज्ञान के भेद होने से अभिन्न साथी भी। दोनों ही अपने 
काम के पक्के हैं, अपने-अपने काम पूरी ईमानदारी से बखूबी निभाते हैं। 

व्यवहार का काम भेद करके समझाना है, संयोग का भी ज्ञान कराना है; 
सो वह अभेद - अखण्ड वस्तु में भेद करके समझाता है, संयोग का ज्ञान कराता 
है; पर भेद करके भी बह समझाता तो अभेद-अखण्ड को ही है, संयोग से भी 
समझाता असंयोगी तत्त्व को ही है; तभी तो उसे निश्चय का प्रतिपादक कहा 
जाता है। यदि वह अभेद, अछण्ड, असंयोगी तत्त्व को न समझावे तो उसे 
निश्चय का प्रतिपादक कौन कहे? 

और निश्चय का काम व्यवहार का निषेध करना है; निषेध करके 


निश्चय-व्यवहार : स्वरूप और विषय बस्तु] [५५ 


अभेद, अछण्ड, असंयोगी तत्त्व की ओर ले जाना है। यही कारण है कि वह 
अपने विरोधी प्रतीत होने वाले अभिन्न-मित्र व्यवहार का भी बड़ी निर्दयता से 
निषेध कर देता है। साथी समझकर किचित्‌ मात्र भी दया नहीं दिखाता; यदि 
दिखाबे तो अपने कर्त्तव्य का पालन कैसे करे? 

यदि वह व्यवहार का निषेध न करे तो निश्चय के विषयभूत शुद्धात्मा 
की प्राप्ति कैसे हो, आत्मा का अनुभव कैसे हो? आत्मानुभूति की प्राप्ति के 
लिए ही तो यह सब प्रयास है। 'व्यवहार तो हमारा मित्र है, उसका निषेध कैसे 
करें? - यदि इस विकल्प में उलझ जावे तो फिर उसका भूतार्थपना ही नहीं 
रहेगा। 

निश्चय व्यवहार का निषेध कोई द्वेष के कारण थोडे ही करता है; बह 
निषेध्य है, इसलिए निषेध करता है। उसकी सार्थकता निषेध में है। उसका 
प्रयोग भी साबुन की भाँति निषेध के लिए ही होता है। 


जिसप्रकार साबुन लगाए बिना कपड़ा साफ नही होता और साबुन लगी 
रहने पर भी कपडा साफ नहीं होता; साबुन लगाकर धोने से कपड़ा साफ होता 
है। साबुन लगाया ही धोने के लिए जाता है, उसकी सार्थकता ही लगाकर धो 
डालने मे है। यह कोई नहीं कहता कि जब साबुन ने आपके कपडे को साफ 
कर दिया तो अब उसे भी क्‍यों निकालते हो? 

उसीप्रकार व्यवहार के बिना निश्चय का प्रतिपादन नहीं होता और 
व्यवहार के निषेध बिना निश्चय की प्राप्ति नहीं होती। निश्चय के प्रतिपादन 
के लिए व्यवहार का प्रयोग अपेक्षित है और निश्चय की प्राप्ति के लिए 
व्यवहार का निषेध आवश्यक है। यदि व्यवहार का प्रयोग नहीं करेंगे तो वस्तु 
हमारी समझ में नहीं आवेगी, यदि व्यवहार का निषेध नहीं करेंगे तो वस्तु 
प्राप्त नहीं होगी। 

व्यवहार का प्रयोग भी जिनवाणी मे प्रयोजन से ही किया गया है और 
निषेध भी प्रयोजन से ही किया गया है। जिनवाणी में बिना प्रयोजन एक शब्द 
का भी प्रयोग नही होता। लोक में भी बिना प्रयोजन कौन क्‍या करता है? 

कहा भी है - 

"ग्रयोजनमनुद्विश्य मंदोर्श्षष न प्रवर्तते। 

प्रयोजन के बिना तो मन्द से मन्द बुद्धि भी प्रवृत्ति नहीं करता, फिर 
बुद्धिमान लोग तो करेंगे ही क्यों?” 

समस्त जिनवाणी ही एक आत्मप्राप्ति के उद्देश्य से लिखी गई है। इसी 


५६ | [परमभाव- प्रकाशक नयचक्र 


उद्देश्य से निश्चय और व्यवहार में प्रतिपाद्य-प्रतिपादक एवं व्यवहार और 
निश्चय में निषेध्य-निषेधक सम्बन्ध माना गया है। 

यद्यपि निश्चय और व्यवहार का स्वरूप परस्पर विरोध लिए सा है, 
तथापि निश्चयरूप अभेद को भेद करके तथा असंयोगी को संयोग द्वारा 
प्रतिपादन करने वाला व्यवहार जगत को निश्चय का विरोधी-सा नहीं 
लगता; क्योंकि वह निश्चय का प्रतिपादन करता है न? किन्तु जब निश्चय 
अपने ही प्रतिपादक व्यवहार का निर्दयता से निषेध करता है तो जगत को 
खटकता है; क्योंकि व्यवहार का निश्चय-प्रतिपादकत्व और अभूृतार्थत्व - ये 
दोनों एक साथ जगत के गले आसानी से नहीं उतरते। 


जब व्यवहार निश्चय अर्थात्‌ भृतार्थ का प्रतिपादक है तो फिर स्वय 
अभृतार्थ कैसे हो सकता है? यदि स्वय अभृतार्थ है तो वह भूतार्थ (निश्चय) 
का प्रतिपादन कैसे कर सकता है? अर्थात्‌ अभूतार्थ व्यवहार द्वारा प्रतिपादित 
निश्चय भूतार्थ कैसे हो सकता है? 


दूसरे, जब व्यवहारनय निश्चयनय का प्रतिपादन करता है तो फिर 
निश्चयनय उसका निषेध क्यो करता है? अपने प्रतिपादक का निषेध करना 
कहाँ तक उचित है? निश्चय के प्रतिपादन के लिए पहले व्यवहार को 
स्थापित करें और अपना काम हो जाने पर उसे असत्यार्थ कहकर निषेध कर 
दें-यह कछ ठीक नहीं लगता। यदि बह असत्यार्थ है तो उसकी स्थापना 
क्यो? और यदि सत्यार्थ है तो फिर उसका निषेध क्‍यों? 

ये कछ प्रश्न हैं, शकाए हैं; जिनका उत्तर जगत चाहता है। जब तक 

ये प्रश्न अनुत्तरित रहेंगे, इनका समुचित समाधान जगत को प्राप्त नहीं होगा, 
तब तक गत्थी सलझने वाली नहीं है। 

इन प्रश्नों के समुचित उत्तर का अभाव भी निश्चय-व्यवहार संबंधी 
वर्तमान इन्द्व का एक कारण है। इसलिए यहाँ इस विषय को विस्तार से 
सोदाहरण स्पष्ट करने का प्रयास किया जाना अपेक्षित है। 

बादाम के पेड़ को भी बादाम कहते हैं, बादाम की मींगी भी बादाम कही 
जाती है तथा छिलके सहित मींगी को तो बादाम कहा ही जाता है। 

इसमें जो बादाम हमारे लिए उपयोगी है, वह तो वस्तुतः मींगी ही है। 
हमारी दृष्टि में तो वही महत्त्वपूर्ण है; क्योंकि हमारा प्रयोजन तो उससे ही 
सधता है। बादाम का छिलका व बादाम का पेड़ हमारे लिए साक्षात्‌ किसी 
काम के नहीं। बादाम की मींगी प्रयोजनभूत होने से हमारे लिए भूतार्थ है और 


निश्चय-व्यवहार : स्वरूप और विषय वस्त॒ ] [५७ 


छिलका और पेड़ अप्रयोजनभूत होने से अर्थात्‌ साक्षात्‌ प्रयोजनभूत न होने से 
अभृतार्थ हैं। 

उसीप्रकार सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र की प्राप्ति के लिए शुद्धात्मा का 
अनुभव करना हमारा मूल प्रयोजन है, अत. शुद्धात्मा हमारे लिए प्रयोजन भूत 
हुआ; इसीलिए शुद्धात्मा को विषय करने वाला निश्चयनय भूतार्थ है। संयोग 
व संयोगीभावादि के अनुभव से सम्यग्दर्शनादि की प्राप्ति का प्रयोजन सिद्ध न 
होने से वे अप्रयोजनभूत ठहरे। इसीकारण उन्हें विषय बनानेवाला 
व्यवहारनय भी अभूतार्थ कहा गया है। 

'भूतार्थ को निश्चय और अभूतार्थ को व्यवहार कहते है -इसके 
अनुसार मींगी निश्चय-बादाम हुई तथा छिलका और पेड व्यवहार-बादाम 
कहलाये। 

इसी बात को यदि और अधिक स्पष्ट करे तो कथन इसप्रकार 
हागा -निश्चय से मीगी को बादाम कहते है और व्यवहारनय से पेड या छिलके 
को भी बादाम कहा जाता है, क्योंकि पेड या छिलका मीगी के सहचारी है। 


यदि उनका मीगी से किसी भी प्रकार का सबध न हो तो फिर वे 
व्यवहार से भी बादाम नहीं कहे जा सकते थे। क्या कोई आम के पेड और 
छिलको को भी बादाम कहते देखा जाता है? 

इसीप्रकार निश्चयनय के विषयभूत शुद्धात्मा को निश्चयजीव और 
व्यवहारनय के विषयभूत शरीरादि के सयोग में रहने वाले जीव-मनृष्यादि 
को व्यवहारजीव कहा जाता है। यदि आत्मा का शरीरादि से सयोगादि सबध 
भी न हो तो उन्हे कोई व्यवहार से भी जीव नही कहेगा। क्‍या कोई मिट्टी की 
मूर्ति को भी जीव कहते देखा जाता है? 

"भरूतम्‌ अर्थ प्रयोतयात इति भूतार्थ,, अभूतम्‌ अर्थ प्रयोतयाति 
इति अभूतार्थ:। 

भूत अर्थात्‌ प्रयोजनभूत अर्थ को बतावे, वह भूतार्थ और अभूत अर्थात्‌ 
अप्रयोजनभूत अर्थ को बतावे, वह अभूतार्थ। 

भतार्थ का अर्थ 'प्रयोजनभूत' किसी भी प्रकार अनुचित नही है, क्योंकि 
'अर्थ' शब्द का अर्थ प्रयोजन भी होता है। भूत+अर्थ-इनके 
स्थान-परिवर्तन से अर्थ + भूत - अर्थभूत हुआ। 'अर्थ' माने 'प्रयोजन' होता है, 
अतः 'अर्थभूत' माने 'प्रयोजनभूत' सहज हो जाता है। 

जिसप्रकार 'भूत' और 'अभूत' की उक्त व्युत्पत्ति के अनुसार यहाँ 


प्र्८] [परमभाव- प्रकाशक नयचक्र 


बादाम की मींगी हमारे लिए प्रयोजनभूत पदार्थ है, क्योंकि वह हमारे खाने के 
काम आती है; पर छिलका और पेड़ अप्रयोजन भूत अर्थात्‌ साक्षात्‌ प्रयोजन भूत 
नहीं हैं, क्योंकि बे हमारे खाने के काम में नहीं आते; किन्तु सर्वथा 
अप्रयोजनभूत भी नहीं हैं, क्योंकि बादाम की मींगी की प्राप्ति के साधन हैं, 
अतः परम्परा से प्रयोजनभत भी हैं। 


यही कारण है कि परम्परा की अपेक्षा उसे कर्थचित्‌ भूतार्थ भी कहा 
जाता है, किन्तु साक्षात्‌ प्रयोजनभूत न होने से अध्यात्म में उसे प्रायः 
अप्रयोजनभूत ही कहा जाता है। 

उसीप्रकार' यद्यपि शुद्धात्मा हमारे लिए पूर्णत. प्रयोजनभूत है और 
अशुद्धात्मा या सयोगी-आत्मा अप्रयोजनभूत है; तथापि ससारी जीव की 
पहिचान का प्रयोजन सिद्ध करने के कारण अशुद्धात्मा या संयोगी-आत्मा भी 
कथचित्‌ प्रयोजनभूत है, फिर भी शुद्धात्मा की प्राप्ति का कारण न होने से 
अध्यात्म मे उसे अप्रयोजनभूत ही कहा जाता है। 

यदि बिना पेड या छिलके के जगत मे मीणी की प्राप्ति सभव होती तो 
पेड और छिलके की व्यवहार से भी बादाम नही कहा जाता। पेड और छिलके 
को व्यवहार से बादाम कहे जाने के कारण यदि वैद्यजी के यह बताए जाने पर 
कि ताकत के लिए बादाम का हलवा खाना चाहिए, कोई छिलके या पेड का 
हलवा खाने की बात सोचे तो मर्ख ही माना जाएगा। जगत मे ऐसी मूर्खता 
कोई न करे, इसलिए व्यवहार के कथन के प्रति सावधान करना भी आवश्यक 
है, उसका निषेध करना भी आवश्यक है। 

उसीप्रकार व्यवहार के बिना निश्चय का प्रतिपादन संभव होता तो 
व्यवहार को कर्थाचित्‌ भूतार्थ भी नही कहा जाता, उसे जिनवाणी मे स्थान भी 
प्राप्त नही होता; तथा यदि शरीरादि के सयोगवाले जीवों का कथन किये 
बिना ही इस अनादिकालीन अज्ञानी को आत्मा समझाया जा सकता/होता तो 
फिर असमानजातीय द्रव्य-पर्यायवाले जीव को जीव कहते ही नही। 

शरीरादि के सयोगवाले ससारी जीव को भी व्यवहार से जीब कहे जाने 
के कारण, सद्गुरु के यह कहने पर कि यदि सम्यग्दर्शन की प्राप्ति करना है 
तो आत्मा का अनुभव करो, कोई रागी-द्वेषी मनुष्यादिरूप आत्मा का अनुभव 
करने से सम्यग्दर्शनादि की प्राप्ति मानने लगे तो मूर्् ही माना जाएगा। तथा 
जगत में कोई ऐसी मूर्खता न करे-इसके लिए व्यवहार कथन को अभृतार्थ 
कहकर उसका निषेध भी आवश्यक है। 


निश्चय-व्यवहार : स्वरूप और विषय वस्त॒] [५९ 


यही कारण रहा है कि निश्चयनय व्यवहारनय का निषेधक है, उसे 
अभूतार्थ कहकर उसका निषेध करता है। 

समयसार की १४वीं गाथा की टीका में आचार्य अमृतचन्द्र ने पाँच 
उदाहरण देकर यह स्पष्ट किया है कि पर्यायस्वभावादि के समीप जाकर देखने 
पर व्यवहारनय के विषयभूत बद्धस्पृष्टादि भाव भृतार्थ हैं, सत्यार्थ हैं; पर 
निश्चयनय के विषयभूत द्रव्यस्वभाव के समीप जाकर देखने पर वे अभूतार्थ 
है, असत्यार्थ हैं। 

बादाम की मींगी जब अकेली होती है तो सवा-सौ रुपया किलो बिकती 
है और जब छिलके भी साथ होते हैं तो वह पच्चीस-तीस रुपये किलो में भी 
मुश्किल से बिकती है। इसप्रकार छिलके की संगति में उसकी कीमत घट 
जाती है और एकाकीपने मे बढ़ जाती है। तथा छिलका मीगी के साथ रहने 
पर पच्चीस-तीस रुपया किलो बिक जाता है, पर यदि वह अकेला हो तो कोई 
रुपया किलो लेने को भी तैयार नही होता। इसप्रकार हम देखते हैं कि छिलके 
की कीमत मींगी के साथ रहने में ही है, अकेले मे नहीं। 


उसीप्रकार व्यवहार की कीमत भी निश्चय के प्रतिपादकत्व मे ही है, 
निश्चयपूर्वक अर्थात्‌ निश्चय के साथ होने में ही है; अकेले में नहीं। निश्चय 
का साधक - प्रतिपादक होने से ही उसे जिनवाणी में स्थान प्राप्त है। किन्तु 
निश्चय की कीमत व्यवहार की सगति मे घट जाती है और अकेले में बढ़ 
जाती है। यही कारण है कि निश्चय व्यवहार का निषेध करता है, निषेधक 
] 

यहाँ एक बात यह भी जान लेने योग्य है कि बादाम का छिलका यदि 
मीगी के सयोग मे पच्चीस-तीस रुपया किलो बिक जाता है, तो वह कीमत 
उसे कछ मफ्त मे नही मिल गई है, उसने उसकी पूरी-पूरी कीमत चुकाई है। 
सर्दी, गर्मी, बरसात सब-कुछ अपने माथे पर झेली है और भीतर मीगी को 
पूर्ण सुरक्षित रखा है, उसे आँच तक नही आने दी है। सारी विपत्तियाँ अपने 
माथे पर झेलकर मीगी को पूर्ण सुरक्षा प्रदान की है। अपना कर्त्तव्य पूरी तरह 
निभाया है। यहाँ तक कि जान की बाजी लगाकर मींगी की सुरक्षा की है। 
छिलके की प्रतिज्ञा है कि जब तक वह साबुत है, तब तक मीगी का कोई क॒छ 
बिगाड़ नहीं सकता, खा नही सकता; खाना-बिगाड़ना तो बहुत दूर, उसे कोई 
छू भी नहीं सकता। यदि कोई चोट करता है तो छिलका पहले अपने माथे पर 
झेलता है; चाहे स्वयं ट्ट जावे, फूट जावे; पर जब तक वह अटूट है - अफूट 


६०] [परमभाव- प्रकाशक नयचक्र 


है, समझिये मींगी सुरक्षित है। 
इतनी कीमत चुकाने पर उसे कीमत मिली है। उसे आप म॒फ्त की क्यो 
समझते हैं? 


उसीप्रकार व्यवहार ने अपनी पूरी शक्ति से निश्चय का प्रतिपादन 
किया है; भले ही निश्चय उसका निर्दयतापूर्वक निषेध करता रहा, पर उसने 
अपने निश्चय-प्रतिपादकत्व स्वभाव को नहीं छोड़ा, तब कहीं जाकर उसे 
जिनवाणी में स्थान प्राप्त हुआ है। 

ऐसी बात सुनकर कछ लोग कहते हैं कि यदि यह बात है, व्यवहार 
इतना वफादार है, तो फिर उसका निषेध क्‍यों? 

भाई ! उसकी सार्थकता उसके निषेध मे ही है, क्योकि यदि उसका 
निषेध न हो तो वह अपने काम मे भी सफल नहीं हो सकता है। 

क्यो, कैसे? ेल्‍ 

जैसे कि हमारी दृष्टि से बादाम के पेड का लगाना, उसे सींचना, बडा 
करना आदि सम्पूर्ण मेहनत बादाम की मीगी अर्थात्‌ निश्चय-बादाम के सेवन 
के लिए ही तो है; पर यदि इस विचार से कि जब छिलके ने मींगी की सुरक्षा के 
लिए इतनी कर्बानी दी, इतनी वफादारी निभाई है, तो फिर उसे तोडें क्यो, 
फोडे क्यो ?-ऐसा सोचकर उसे तोडें नही तो क्या बादाम का सेवन अर्थात 
हलवा बनाकर सभव होगा? 

नहीं, कदापि नहीं। 

तो फिर जो कछ भी हो, सम्पूर्ण मेहनत की सार्थकता इसमे ही है कि 
परिपक्वाबस्था में पहुँच जाने पर छिलके को तोड दिया जाय, फोड़ दिया 
जाय; तभी जाकर बादाम का हलवा खाया जा सकता है। 

हाँ, यह बात अवश्य है कि उसे पूर्णत. पक जाने पर ही फोडा जाए। 
यदि कच्ची या अधपकी फोड़ दी तो वह लाभ प्राप्त नही होगा, जो हम चाहते 
हैं। यह भी हो सकता है कि लाभ के स्थान पर हानि भी हों जावे। 

इसीप्रकार जिनवाणी और उसमें बताये मार्ग पर चलकर सुख-शांति 
प्राप्त करने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए यह आवश्यक है कि बादाम के 
छिलके को तोडने के समान व्यवहार का भी निषेध करें, अन्यथा व्यवहार 
द्वारा प्रतिपादित निश्चय के विषयभूत अर्थ की प्राप्ति नहीं हो सकेगी अर्थात्‌ 
आत्मा का अनुभव नहीं हो सकेगा और हम व्यवहार में ही अटक कर रह 
जावेंगे। यदि व्यवहार के उपकार याद करके हम उसका निषेध न कर पाये तो 


निश्चय-व्यवहार : स्वरूप और विषय वस्तु] [६१ 


विकल्पों में ही उलझे रहेगे, विकल्पातीत नहीं हो सकेंगे। 

हाँ, यह बात अवश्य है कि व्यवहार का निषेध व्यवहारातीत होने के 
लिए परिपक्वावस्था मे ही होता है, पहले नही। यदि पहले करने जावेंगे तो न 
इधर के रहेंगे, न उधर के। परिपक्वावस्था माने वृद्धावस्था नहीं, अपितु 
व्यवहार द्वारा परिपूर्ण प्रतिपादन होने के बाद निश्चय की प्राप्ति होना-लेना 
चाहिए। 

जैसे नाव मे बैठे बिना नदी पार होंगे नहीं और नाव मे बैठे-बैठे नदी पार 
होगे नहीं। नाव में नहीं बैठेगे तो रहेंगे इस पार और नाव में बैठे रहेंगे तो रहेंगे 
मँझधार। नदी पार करने के लिए नाव मे बैठना भी होगा और नाव को 
छोडना भी होगा अर्थात्‌ नाव मे से उतरना भी होगा। 

उसीप्रकार व्यवहार के ब्रिना निश्चय समझा नहीं जा सकता और 
व्यवहार को छोडे बिना निश्चय पाया नही जा सकता। निश्चय को समझने 
के लिए व्यवहार को अपनाना होगा और निश्चय को पाने के लिए व्यवहार 
को छोडना भी होगा। 


किन्तु ध्यान रहे, कही ऐसा न हो कि नाव के उस पार पहुँचे बिना ही 
आप नाव को छोड दें - नाव से उतर जावे; यदि ऐसा हुआ तो समझिये नदी की 
धार में बहकर समुद्र में पहुँच जावेंगे। 

उसीप्रकार यदि व्यवहार द्वारा वस्तु का पूर्ण निर्णय किये बिना ही, 
निश्चय के किनारे पर पहुँचे बिना ही, यदि आपने उसे छोड़ दिया तो निश्चय 
की प्राप्ति तो होगी नहीं, व्यवहार से भी भ्रष्ट हो जावेगे और ससार-समृद्र मे 
ड्बने के अतिरिक्त कोई राह न रहेगी। 

अत. व्यवहार कब छोडना - इसका ध्यान रखना बहुत जरूरी है। तथा 
"कहीं हम व्यवहार को अस्थान मे ही न छोड दें --इस भय से वह छोड़ने 
योग्य है'-यह समझने के लिए तैयार ही नहीं होना भी कम मूर्खता नहीं है, 
क्योंकि उस स्थिति में व्यवहार का निषेध ही है स्वभाव जिसका ऐसे निश्चय 
का स्वरूप न समझ पाने के कारण उसके विषयभूत अर्थ की प्राप्ति कैसे 
होगी? 

जिनवाणी में जो निश्चय-व्यवहार में प्रतिपाद्य-प्रतिपादक और 
व्यवहार-निश्चय में निषेध्य-निषेधक सम्बन्ध बताया गया है, वह अत्यन्त 
महत्त्वपूर्ण और मार्मिक है, उसमें कोई विरोधाभास नहीं है; अतः उसके मर्म 
को गहराई से समझने का यत्न किया जाना चाहिए। 


६२] [परमभाव- प्रकाशक नयचक्र 


यद्यपि अभूतार्थ होने पर भी निभ्रचय का प्रतिपादक होने से व्यवहार को 
जिनवाणी में स्थान प्राप्त हो गया है; तथापि अभूतार्थ होने से उसका फल 
संसार ही है। यही कारण है कि निश्चय उसका निर्दयता से निषेध करता है। 
पण्डितप्रवर जयचन्दजी छाबडा शुद्धनय के उपदेश की प्रधानता का 
औचित्य सिद्ध करते हएँ समयसार गाथा ११ के भावार्थ में लिखते हैं - 


"प्राणियो को भेदरूप व्यवहार का पक्ष तो अनादिकाल से ही है, और 
इसका उपदेश भी बहुधा सर्वप्राणी परस्पर करते हैं, और जिनवाणी में 
व्यवहार का उपदेश शुद्धनय का हस्तावलम्बन (सहायक) जानकर बहुत 
किया है; किन्तु उसका फल ससार ही है। शुद्धनय का पक्ष तो कभी आया नही 
और उसका उपदेश भी विरल है - वह कहीं-कहीं पाया जाता है। इसलिए 
उपकारी श्रीगरु ने शुद्धनय के ग्रहण का फल मोक्ष जानकर उसका उपदेश 
प्रधानता से दिया है कि शुद्धनय भृतार्थ है, सत्यार्थ है; इसका आश्रय लेने से 
सम्यकृदृष्टी हो सकता है, इसे जाने बिना जबतक व्यवहार मे मग्न है तब तक 
आत्मा का ज्ञान-श्रद्धानरूप निश्चय-सम्यक्त्व नही हो सकता। ऐसा आशय 
समझना चाहिए। 


यद्यपि यहाँ निश्चयनय के द्वारा व्यवहारनय के निषेध की ही चर्चा की 
गई है, तथापि शुद्धस्वरूप की प्राप्ति के काल मे तो निश्चयनय के विकल्प 
(पक्ष) का भी अभाव हो जाता है; क्योंकि शुद्धात्मा की प्राप्ति नयपक्षरूप 
विकल्पों मे उलझे व्यक्ति को नही, पक्षातीत --विकल्पातीत व्यक्ति को होती 
है। 

व्यवहारनय के निषेध के बाद निश्चयनय का पक्ष (विकल्प) भी विलय 
को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि जबतक नयरूप विकल्प (पक्ष) रहता है, तब 
तक निर्विकल्प अनुभूति प्रगट नहीं होती। 

'समयसार की कथनशैली की चर्चा करते हुए पण्डित जयचन्दजी 
छाबडा लिखते हैं :- 

“इस ग्रथ में पहले से ही व्यवहारनय को गौण करके और शुद्धनय को 
मुख्य करके कथन किया गया है। चैतन्य के परिणाम परनिमित्त से अनेक होते 
हैं, उन सबको आचार्यदेव पहले से ही गौण कहते आये हैं और उन्होंने जीव 
को शुद्ध चैतन्यमात्र कहा है। इसप्रकार जीव पदार्थ को शुद्ध, नित्य, अभेद, 
चैतन्यमात्र स्थापित करके अब कहते हैं कि जो इस शुद्धनय का भी पक्षपात 
(विकल्प) करेगा, वह भी उस शुद्धस्वरूप के स्वाद को प्राप्त नहीं करेगा। 


निश्चय-व्यवहार . स्वरूप और विषय वस्तु] [६३ 


अशुद्धनय की तो बात ही क्या है, किन्तु यदि कोई शुद्धनय का भी 
पक्षपात करेगा तो पक्ष का राग नहीं मिटेगा, इसलिए वीतरागता प्रगट नहीं 
होगी। पक्षपात को छोडकर चिन्मात्रस्वरूप में लीन होने पर ही समयसार को 
प्राप्त किया जाता है। 

इसलिए शुद्धनय को जानकर, उसका भी पक्षपात छोड़कर, शुद्धस्वरूप 
का अनुभव करके, स्वरूप मे प्रवृत्तिरूप चारित्र प्राप्त करके, वीतराग दशा 
प्राप्त करना चाहिए। १" 


ध्यान रहे यहाँ पक्ष और पक्षपात का अर्थ विकल्प है। नय का पक्ष 
छोडने का अर्थ नय सबधी विकल्प को तोडना है। वस्तु नयपक्षातीत है अर्थात्‌ 
विकल्पातीत है-यह समझना चाहिए। 

'समयसार' की १४२वीं गाथा मे आत्मा को पक्षातिक्रान्त कहा गया है। 
उसकी टीका मे आचार्य अमृतचन्द्र लिखते हैं '- 

'जीव में कर्म बद्ध है -ऐसा जो विकल्प तथा 'जीव मे कर्म अबद्ध 
है -ऐसा जो विकल्प वे दोनो नयपक्ष है। जो उस नयपक्ष का अतिक्रम करता 
है (उसे उल्लंघन कर देता है, छोड देता है), वही समस्त विकल्पों का अतिक्रम 
करके स्वयं निर्विकल्प, एक विज्ञानधनस्वभावरूप होकर साक्षात समयसार 
होता है। यहाँ (विशेष समझाया जाता है कि) जो 'जीव मे कर्म बद्ध है' - ऐसा 
विकल्‍प करता है वह 'जीव मे कर्म अबद्ध है -ऐसे एक पक्ष का अतिक्रम 
करता हुआ भी विकल्प का अतिक्रम नहीं करता, और जो 'जीव में कर्म अबद्ध 
है-ऐसा विकल्प करता है वह भी 'जीव मे कर्म बद्ध है -ऐसे एक पक्ष का 
अतिक्रम करता हुआ भी विकल्प का अतिक्रम नहीं करता; और जो यह 
विकल्प करता है कि जीव मे कर्म बद्ध है और अबद्ध भी है' वह दोनो पक्षो का 
अतिक्रम न करता हुआ विकल्प का अतिक्रम नहीं करता। इसलिए जो समस्त 
नयपक्ष का अतिक्रम करता है, वही समस्त विकल्प का अतिक्रम करता है; जो 
समस्त विकल्‍प का अतिक्रम करता है, वही समयसार को प्राप्त करता 
है-उसका अनुभव करता है। 

भावार्थ :-- जीव कर्म से बेँधा हुआ है' तथा 'नहीं बँधा हुआ है'-यह 
दोनों नयपक्ष हैं। उनमें से किसी ने बन्धपक्ष ग्रहण किया, उसने विकल्प ही 
ग्रहण किया; किसी ने अबन्ध पक्ष लिया, तो उसने भी विकल्प ही ग्रहण किया; 
और किसी ने दोनो पक्ष लिये तो उसने भी पक्षरूप विकल्प का ही ग्रहण 


१. समयसार कलश ७० का भाबार्थ 


६४] [परम भाव- प्रकाशक नयचक्र 


किया। परन्तु ऐसे विकल्पों को छोडकर जो कोई भी पक्ष को ग्रहण नहीं 
करता, वही शुद्धपदार्थ का स्वरूप जानकर उसरूप समयसार को-शुद्धात्मा 
को प्राप्त करता है। नयपक्ष को ग्रहण करना राग है, इसलिए समस्त नयपक्ष 
को छोड़ने से वीतराग समयसार हुआ जाता है।' 

इसके तत्काल बाद ६९वें कलश मे बे कहते है :- 

'य एव म॒कत्या नयपक्षपातं स्वरूपगप्ता नियसंति नित्यम्‌ । 

विकल्पजालच्युतशांतचित्तास्त एवं साक्षादम॒तं पिबंति ।। 

जो नयपक्षपात को छोडकर सदा स्वरूप म॑ गुप्त होकर निवास करते है 
और जिनका चित्त विकल्पजाल से रहित शान्त हो गया है, वे ही साक्षात अमृत 
का पान करते है। 

भावार्थ .-जबतक कछ भी पक्षपात (विकल्प) रहता है, तबतक चित्त 
का क्षोभ नही मिटता। जब नयो का सब पक्षपात दर हो जाता है, तब वीतराग 
दशा होकर स्वरूप की श्रद्धा निविकल्प होती हैं, स्वरूप मे प्रवत्ति होती है और 
अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होता है। 

नयचक्र में कहा है कि नयो का प्रयाग विकल्पात्मक भमिका में तत्त्वा का 
निर्णय करने के लिए ही होता है, आत्मारा धना के समय नहीं। अनुभव के काल 
में तो नय सम्बन्धी सर्व विकल्प विलय को प्राप्त हो जाते है। उक्त कथन करने 
वाली गाथा इसप्रकार है - 

"तख्याणेसणकाले समय बज्लेहि जूत्तिमग्गेण । 
जो आराहणसमये पच्यवलो अणहवो जहमा।।" 

तत्त्वान्वेषण-काल मे ही आत्मा युक्तिमार्ग से अर्थात्‌ निश्चय -व्यवहार 
नयो द्वारा जाना जाता है, परन्तु आत्मा की आराधना के समय वे विकल्प नही 
होते, क्योंकि उस समय तो आत्मा स्वयं प्रत्यक्ष ही है।' 

यहाँ यह बात बहुत सावधानी से समझने योग्य है कि यहाँ निश्चयनय 
का पक्ष छुड़ाया है, विकल्प छुडाया है, निश्चयनय का विषयभूत अर्थ नही। 
व्यवहारनय का मात्र पक्ष ही नही, उसका विषयभूत अर्थ भी छोडने योग्य है; 
पर निश्चयनय का मात्र पक्ष या विकल्प छोडना है, उसके विषय भूत अर्थ को 
तो ग्रहण करना है। निश्चयनय के विषयभूत अर्थ को ग्रहण करने मे बाधक 
जानकर ही निश्चयनय के विकल्प (पक्ष) को भी छडाया है। 

ध्यान रहे 'शुद्धनय' शब्द का प्रयोग निश्चयनय के विकल्प के अर्थ मे 





१. व्रब्यस्वभावप्रकाशक नयब्रक्र, गाथा २६८ 
२ शुद्धनम निशचयनय का ही एक भेद है, जिसकी चर्चा आगे नय के भेदों मे की जाएगी। 


निश्चय-व्यवहार स्वरूप और विषय वस्तु] [६५ 


भी होता है और उसके विषयभूत अर्थ के अर्थ में भी। जहाँ निश्चयनय के पक्ष 
को छोड़ने की बात कही हो, समझना चाहिए कि उसके विकल्प को छडाया 
जा रहा है; और जहाँ शुद्धनय के ग्रहण की बात कही हो वहाँ समझना चाहिए 
कि शुद्धनय के विषयभूत अर्थ की बात चल रही है। समयसार कलश १२२ 
से भी इस बात की पृष्टि होती है - 
"इकमेवात्र तात्पय॑ हेयः शुद्धनयो न हि। 
नास्ति बंधस्तदत्यागात्तत्यागादबंध एव हि।। 

यहाँ यही तात्पर्य है कि शुद्धनय त्यागने योग्य नहीं है, क्योकि उसके 
अत्याग से बंध नहीं होता और त्याग से बंध होता है। 

कविवर पण्डित बनारसीदास जी ने इस कलश का हिन्दी पद्यानुवाद 
इसप्रकार किया है - 

"यह निचोर या ग्रंथ कौ, यहे परम रस पोख । 
तजै सुद्धनय बंध है, गहे सुदा्धनय सोख।।' 
व्यवहारनय का निषेध तो निश्चयनय करता ही है; साथ मे स्वय के पक्ष 
का भी निषेध कर आत्मा को पक्षातीत, विकल्पातीत, नयातीत कर देता है। 
आचार्य देवसेन अपने 'नयचक्र' मे निश्चयनय को पृज्यतम सिद्ध करते 
हुए लिखते है - 

'निश्चयनयस्त्येकत्वे समुपनीय जानचैतन्ये संस्थाप्य परमानंद॑ 
समुत्पाद् वीतरागं क॒त्वा स्वयं नियर्तमानो नयपक्षातिक्रांतं करोति तमभिति 
प्ज्यतम:। 

निश्चयनय एकत्व को प्राप्त कराके ज्ञानरूपी चैतन्य मे स्थापित करता 
है, परमानन्द को उत्पन्न कर बीतराग बनाता है। इतना काम करके वह 
स्वत निवृत्त हो जाता है। इसप्रंकार वह जीव को नण५शन्ष से अतीत कर देता 
है। इस कारण वह पूज्यतम है। 

और भी देखिये - 

"बथा सम्यग्व्यवहारेण मिथ्याव्यवहारो निवर्तते तथा निश्चयेन 
व्यवहारविकल्पो ४पि निवर्तते। यथा निश्चयनयेन व्यवहारविकल्पोर्शप 
निवर्तते तथा स्वपर्यवासित भावेनिकत्वविकल्पो थप निर्यतते। एवं हि जीवस्य 
योधसो स्वपर्यवसितस्वभाव स एवं नयपक्षातीत:। * 


____जिसप्रकार सम्यकृव्यवहार से मिथ्याव्यवहार की निवृत्ति होती है; उसी 


१ ध्त्भवनदीपक नयचक्र, पृष्ठ ३२ 
२. श्रूतभवन दीपक नयचक्क, पृष्ठ ६९-७० 


६६] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


प्रकार निश्चयनय से व्यवहार के विकल्पों की भी निवृत्ति हो जाती है। 
जिसप्रकार निश्चयनय से व्यवहार के विकलपो की निवृत्ति होती है; 
उसीप्रकार स्वपर्यवसित ' भाव से एकत्व का विकल्प * भी निवत्त हो जाता है। 
इसप्रकार जीव का स्वपर्यवसितस्वभाव ही नयपक्षातीत है। 

इसप्रकार हम देखते है कि जबतक नयविकल्प चलता रहता है, तबतक 
आत्मा परोक्ष ही रहता है, वह प्रत्यक्षानुभूति का विषय नही बन पाता। तथा 
जबतक वह प्रत्यक्ष अनुभव मे नहीं आ जाता, तबतक उसके पक्षों को जानने 
के विकल्प उठना स्वाभाविक ही है। उन विकल्पो के समाधान हेतु ही नयों की 
प्र्वत्त होती है। कहा भी है .- 

''एवमात्मा यावद्व्यवहारनिश्यया भ्यां तत्त्यमनुभवति 
ताबतूपरोक्षानु भूति:। प्रत्यक्षानुभूतिर्नयपक्षातीता। 

इसप्रकार आत्मा जबतक व्यवहार और निश्चय के द्वारा तत्त्व का 
अनुभव करता है, तबतक परोक्षानुभूृति होती है, क्योंकि प्रत्यक्षान्‌ भूति 
नयपक्षातीत होती है। 

"यथा कश्चिद्ेवदत्तो ४पूर्वान परोक्षानश्वान्‌ राशे निवेदयाति। स यथा 
राजा हस्वदीर्धलोहितादिधमविवोधाय पौन:पुन्याद्विकल्प्य पच्छीत। तथा 
परोक्षार्थ श्रृतनिवेदिता इनंतधर्मावबो धनाय विकल्पा भवंति। * 

जैसे-कोई देवदत्त नामक पुरुष राजा से अपूर्व परोक्ष घोडो के बारे मे 
चर्चा करता है। तब वह राजा उससे बडी ही उत्सुकता से - वे कैसे है, छोटे हैं 
या बड़े है, उनका रग कैसा है, लाल है क्या, आदि - उनके अनेक धर्मों-गणों 
के बारे मे बार-बार विकल्‍प उठाकर पूछता है, उसीप्रकार परोक्ष पदार्थ की 
चर्चा होने पर उसमे रहने वाले अनन्त धर्मों के बारे मे विकल्प होते है, 


विकलपो का होना स्वाभाविक ही है।'.|« 5 
किन्तु जब वे घोड़े जिनकी चर्चा राजा ने देवदत्त से सुनी थी, राजा के 


सामने उपस्थित हो जावें तब सब-क॒छ प्रत्यक्ष स्पष्ट हो जाने से विकल्पों का 
शमन सहज हो जाता है; उसीप्रकार जब आत्मा अनुभव मे प्रत्यक्ष आ जाता 
है तब नयरूप विकल्पों का शमन हो जाना स्वाभाविक है, सहजसिद्ध है। यही 
कारण है कि प्रत्यक्षानभूति नयपक्षातीत -विकल्पातीत होती है। 

यहाँ एक प्रश्न सभव है कि जब प्रत्यक्षानु भूति नयपक्षातीत है और सुखी 


॥. अनभवगम्य 

"निश्चयनय स आत्मा एक है शद्ध है'-ऐसा निश्चयनय सबधी विकल्प 
३ श्रतभवन दीपक नयचक्र पप्ण ४२ 
& वहीं, पष्ठ ३४ 


निश्चय-व्यवहार * स्वरूप और विषय वस्तु] [६७ 


होने के लिए एक प्रत्यक्षानुभूति ही उपादेय है, विकल्पजाल में उलझने से कोई 
लाभ नहीं है, तो फिर हमे निश्चयनय और व्यवहारनय के विकल्प जाल में 
क्यो उलझाते हो? यदि हम नयों के स्वरूप को जाने बिना ही नय पक्षातीत हो 
जाते हैं तो फिर नयो के विस्तार मे जाने की क्या आवश्यकता है? भगवान 
महावीर के जीव ने शोर की पर्याय मे और पाश्वनाथ भगवान के जीव ने हाथी 
की पर्याय में आत्मानभति प्राप्त की थी, प्रत्यक्षानभति की थी; तो क्या वे उस 
समय नयो के इस विस्तार को जानते थे? नहीं, तो फिर हमे ही क्यो इस 
विस्तार मे उलझाना चाहते हैं? क्यो न हम शेर और हाथी के समान 
नयपक्षातीत हो जावे, विकल्पातीत हो जाबे, आत्मानुभति प्राप्त कर लें? या 
फिर 'तृषमास घोषन्तो' वाले शिवभूति मुनिराज के समान अपने चरमलक्ष्य 
को प्राप्त कर ले। 

कर लीजिए न ! कौन रोकता है? यदि आप कर सकते हैं तो अवश्य कर 
लीजिए। उपादेय तो प्रत्यक्षानुभूति, निर्विकल्प-अनभति ही है, नयविकल्प 
नही। नयो का स्वरूप तो प्रत्यक्षान॒ुभुति मे सहायक जानकर ही बताया जा 
रहा है, नयो के विकल्पों मे ही उलझे रहने के लिए नहीं। नयचक्र मे भी ऐसा 
ही कहा है, जैसा कि पहले लिखा जा चुका है '- 

"यद्यपि आत्मा स्वभाव से नयपक्षातीत है, तथापि वह आत्मा नयज्ञान 
के बिना पर्याय मे नयपक्षातीत होने में समर्थ नही है, अर्थात्‌ विकल्पात्मक 
नयज्ञान बिना निर्विकल्प (नयपक्षातीत) आत्मानुभूति संभव नहीं है, क्योंकि 
अनादिकालीन कर्मवश से यह असतृ-कल्पनाओ में उलझा हुआ है; अत' 
सतृ-कल्पनारूप अर्थात्‌ सम्यक्‌-विकल्पात्मक नयो का स्वरूप कहते हैं। १ 

आचार्य उमास्वामी ने भी तत्त्वार्थों के श्रद्धान को सम्यग्दर्शन कहा है 
तथा तत्त्वार्थों के अधिगम का उपाय प्रमाण और नयो को निरूपित किया है। * 

“नयदृष्टि से विहीन व्यक्ति को वस्तुस्वभाव की उपलब्धि नहीं हो 
सकती और वस्तुस्वभाव की उपलब्धि बिना सम्यर्दर्शन अर्थात्‌ आत्मानुभव 
कैसे हो सकता है? -नयचक्रकार माइल्लधवल की इस उक्ति का उल्लेख भी 
आरभ मे किया ही जा चुका है। 

फिर भी आप नयो और उनके द्वारा प्रतिपादित वस्तुस्वरूप को समझे 
बिना ही आत्मानभूति प्राप्त करने का आग्रह रखते हैं तो भले ही रखें। 


१ श्रृतभवनदीपक नयचक्क, पृष्ठ २९ 
२ तस्‍्थार्थमृत्र, अध्याय १, सूत्र २ एवं ६ 


६८] [परम भाव- प्रकाशक नयचक्र 


हाँ, यह बात अवश्य है कि आप नयो के विस्तार में न जाना चाहे तो 
भले ही न जावें पर उनका सामान्यरूप से सम्यकज्ञान तो करना ही होगा। 

आप शेर और हाथी की बात करते है? सो भाई शेर और हाथी तो सात 
तत्त्वो, छह द्रव्यों, नव पदार्थों, पाँच भावों, चार अभावो, द्रव्य-गृण-पर्याय 
आदि के भी नामादिक तक नही जानते थे; पर आपने क्‍यों सीखे? इनके 
नामादिक बिना जाने जैसे उन्होंने आत्मानुभव किया था, वैसे आप भी कर 
लेते। जैसे आपने सप्ततत्त्वादिक का ज्ञान किया, वैसे प्रमाण-नयादिक का भी 
करना चाहिए। उनके समान ही ये भी उपयोगी हैं। 

शेर और हाथी की पर्याय मे उन्हे सप्ततत्त्वादिक के नामादिक का ज्ञान 
नही होने पर भी उनका भाव-भासन था: उसीप्रकार उन्हे नयादिक के भी 
नामादिक का ज्ञान न होने पर भी उनके विषय का भाव-भासन था, अन्यथा 
आत्मानुभूति संभव नही थी। 

तत्त्वार्थों का भाव-भासन हो - इस प्रयोजन से जिसप्रकार आप उनके 
विस्तार मे, उनकी गहराई मे जाते है; उसीप्रकार नयो और उनके विषयभृत 
अर्थ का सही भाव-भासन हो-इसके लिए यदि समय हो तो बुद्धि के अनुसार 
इनकी भी गहराई मे, इनके भी विस्तार मे जाना अनूचित नहीं है। 

यदि आप शिवभूति मुनिराज के समान चरम लक्ष्य को पा सकते है, तो 
अवश्य पा लें। पर पा नही पा रहे है, इसलिए तो यह सब समझाया जा रहा 
है। विस्तार मे उलझाने के लिए विस्तार से नही समझाया जा रहा है, अपितु 
सुलझाने के लिए ही यह सब प्रयत्न है। और यह यत्न मात्र हमारा नहीं, 
जिनवाणी में भी किया गया है। वस्तुस्वभाव के प्रकाशन के लिए ही नयचक्र 
का प्रयोग किया गया है, उलझाने के लिए नहीं। इसी बात को लक्ष्य में रखकर 
माइल्लधवल ने ग्रंथ का नाम ही 'द्रव्यस्वभावप्रकाशक नयचक्र' रखा है। 

भाई ! राजमार्ग तो यही है कि हम निश्चय-व्यवहारनय का स्वरूप 
समझकर व्यवहारनय और उसका विषय छोडकर तथा निश्चयनय के भी 
विकल्प को तोडकर निश्चयनय की विषयभूत वस्तु का आश्रय लेकर 
नयपक्षातीत, विकल्पातीत आत्मानुभूति को प्राप्त करे। इसी प्रयोजन से यह 
सब कथन किया गया है। 

इसप्रकार यहाँ निश्चय और व्यवहार का स्वरूप, उबमे परस्पर 
सम्बन्ध, हेयोपादेय-व्यवस्था, उनकी भूतार्थता-अभतार्थता एवं नयपक्षातीत 
अवस्था की सामान्य चर्चा की। 


निदचय-व्यवहार : कुछ प्रदनोत्तर 


निश्चय-व्यवहार के भेद-प्रभेदो के विस्तार मे जाने के पहले उनके 
सम्बन्ध में उठने वाले कछ सहज प्रश्नों के सम्बन्ध मे विचार कर लेना 
उचित होगा; क्योंकि इन आशंकाओ के बने रहने पर भेद-प्रभेदों के विस्तार 
मे सहज जिज्ञासुओ का भी नि'शंक प्रवेश नही होगा। मुक्ति के मार्ग में नयों 
की उपयोगिता एवं उनके हेयोपादेयत्व का सही निर्णय न हो पाने की स्थिति 
मे इनके विस्तार मे जाने की जैसी रुचि और पुरुषार्थ जागृत होना चाहिए, 
वैसी रुचि और पुरुषार्थ जागृत नहीं होगा; जैसी निष्पक्ष दृष्टि बननी चाहिए, 
बैसी निष्पक्ष दृष्टि नहीं बनेगी। इस बात को ध्यान में रखकर यहाँ कछ 
महत्त्वपूर्ण प्रश्नों पर विचार किया जा रहा है। 

(१) प्रश्न :-समयसार गाथा १२ की आत्मख्याति टीका मे आचार्य 
अमृतचन्द्र ने एक गाथा उदधृत की है, जो इसप्रकार है .- 

''जइ जिणमय॑ पवज्जह ता मा ववहारणिच्छए मुणह । 
एक्केण विणा छिज्जइ तित्थं अण्णेण उण तच्च।। 

यदि जिनमत को प्रवर्ताना चाहते हो तो निश्चय-व्यवहार मे से एक को 
भी मत छोडो, क्योकि एक (व्यवहार) के बिना तीर्थ का लोप हो जावेगा और 
दसरे (निश्चय) के बिना तत्त्व का लोप हो जावेगा। 

जब समयसार मे ऐसा कहा है तो फिर आप निश्चय-व्यवहार में भेद 
क्यो करते है, एक को हेय और दूसरे को उपादेय क्यो कहते हैं? जब दोनो नयों 
की एक-सी उपयोगिता और आवश्यकता है तो फिर उनमे भेद-भाव करना 
कहाँ तक ठीक है? 

उत्तर :-भाई ! हम क्या कहते हैं और उक्त गाथा का क्या भाव है - इसे 
ठीक से न समझ पाने के कारण ही यह प्रश्न उठता है। कुछ लोगो द्वारा 
जान-बूझकर भी उक्त गाथा का आधार देकर इस प्रश्न को कुछ इसतरह 
उछाला जाता है, प्रस्तुत किया जाता है कि जिससे समाज को ऐसा भ्रम 
उत्पन्न हो कि जैसे हम उक्त गाथा के भाव से सहमत नहीं हैं, तथा उक्त गाथा 
का अर्थ भी इसप्रकार प्रस्तुत किया जाता है जैसे यह गाथा व्यवहारनय को 
निश्चयनय के समान ही उपादेय प्रतिपादित कर रही हो। जबकि ऐसी कोई 


७०] [परमभाव- प्रकाशक नयचक्र 


बात नहीं है, यह गाथा तो निश्चय-व्यवहार की वास्तविक स्थिति की ही 
स्पष्ट करती है। 

इसमें कहा गया है कि व्यवहार के बिना तीर्थ का लोप हो जावेगा और 
निश्चय के बिना तत्त्व का लोप हो जायेगा अर्थात्‌ तत्त्व की प्राप्ति नहीं होगी। 
यहाँ 'तीर्थ' का अर्थ उपदेश और 'तत्त्व' का अर्थ शुद्धात्मा का अनुभव है। 
उपदेश की प्रक्रिया प्रतिपादन द्वारा सम्पन्न होती है, तथा प्रतिपादन करना 
व्यवहार का काम है, अत. व्यवहार को सर्वथा असत्यार्थ मानने से तीर्थ का 
लोप हो जावेगा-ऐसा कहा है; शुद्धात्मा का अनुभव निश्चयनय के 
विषयभूत अर्थ मे एकाग्र होने पर होता है, अत निश्चयनय को छोडने पर 
तत्त्व की प्राप्ति नही होगी अर्थात्‌ आत्मा का अनुभव नहीं होगा - ऐसा कहा 
है। द्वादशांग जिनवाणी मे व्यवहार द्वारा जो भी उपदेश दिया गया है, उसका 
सार एकमात्र आत्मा का अनुभव ही है। आत्मानुभूृति ही समस्त जिनशासन 
का सार है। 


इसप्रकार इस गाथा में यही तो कहा गया है कि उपदेश की प्रक्रिया मे 
व्यवहारनय प्रधान है और अनुभव की प्रक्रिया मे निश्चयनय प्रधान है। 


आत्मा के अनुभव में व्यवहारनय स्वत. गौण हो गया है। इसलिए 
आत्मानभव के अभिलाषी आत्मार्थी निश्चयनय के समान ही व्यवहार को 
उपादेय कैसे मान सकते हैं? व्यवहार की जो उपयोगिता है, वे उसे भी अच्छी 
तरह जानते हैं। ज्ञानाजन जब व्यवहारनय को हेय या असत्यार्थ कहते हैं तो 
उसे गौण करके ही असत्यार्थ कहते हैं, अभाव करके नहीं-यह बात ध्यान मे 
रखने योग्य है। 
गाथा की प्रथम पंक्ति में कहा गया है कि यदि तुम जिनमत को प्रवर्ताना 
चाहते हो तो व्यवहार-निश्चय को मत छोडो। प्रवर्ताना' शब्द के दो भाव 
होते है। एक तो तीर्थ-प्रवर्तन और दसरा आत्मानुभवन। 'तीर्थ-प्रवर्तन' का 
अर्थ जिनधर्म की उपदेश-प्रक्रिया को निरन्तरता प्रदान करना है। अतः यदि 
जिनधर्म की उपदेश-प्रक्रिया को निरन्तरता प्रदान करना है तो वह व्यवहार 
द्वारा ही संभव होगा, अनिर्ववनीय या 'न तथा' शब्द द्वारा वक्तव्य निश्चयनय 
से नहीं; किन्तु जिनमत का वास्तविक प्रवर्तन तो आत्मानुभवन ही है; अतः 
आत्मानभूतिरूप जिनमत का प्रवर्तन तो निश्चयनय के विषयभूत अर्थ में 
मगन होने पर ही संभव॑ है। यहाँ उपदेश के विकल्परूप व्यवहारनय को कहाँ 
स्थान प्राप्त हो सकता है? 


निश्चय व्यवहार कछ प्रश्नोत्तर | [७१ 


तीर्थंकर भगवान महावीर का तीर्थ आज भी प्रवर्तित है, क्योंकि उनकी 
वाणी में निरूपित शुद्धात्मबस्तु का अनुभव ज्ञानीजन आज भी करते हैं - यह 
व्यवहार और निश्चय की अद्भुत संधि है। अनुभव की प्रेरणा की देशनारूप 
व्यवहार और अनुभवरूप निश्चय की विद्यमानता ही व्यवहार-निश्चय को 
नही छोड़ने की प्रक्रिया है, जिसका आदेश उक्त गाथा में दिया गया है। 


दूसरे प्रकार से विचार करें तो मोक्षमार्ग की पर्याय को तीर्थ कहा जाता है 
तथा जिस त्रिकाली ध्रुव निज शुद्धात्मवस्तु के आश्रय से मोक्षमार्ग की पर्याय 
प्रगट होती है, उसे तत्त्व कहते है; अतः व्यवहार को नहीं मानने से 
मोक्षमार्गरूप तीर्थ और निश्चय को नहीं मानने से निज शुद्धात्मतत्त्व के लोप 
का प्रसग उपस्थित होगा। 


इस सदर्भ मे इस सदी के सप्रसिद्ध विद्वान आध्यात्मिक सत्प्रुष श्री 
कानजी स्वामी के विचार द्रष्टव्य है - 


'"जिनमत अर्थात्‌ बीतराग अभिप्राय को प्रवर्तन कराना चाहते हो तो 
व्यवहार और निश्चय दोनो नयो को मत छोड़ो। 'व्यवहार नही है '-ऐसा मत 
कहो। व्यवहार है, किन्तु गाथा ११ मे जो असत्य कहा है, वह त्रिकाल धुव 
निश्चय की विवक्षा में गौण करके असत्य कहा है, बाकी व्यवहार है, मोक्ष का 
मार्ग है। व्यवहारनय न मानो तो तीर्थ का नाश हो जायेगा। चौथे, पाँचवें, 
छठवें आदि चौदह गणस्थान जो व्यवहार के विषय हैं, वे हैं। मोक्ष का उपाय 
जो सम्यग्दर्शन, ज्ञान, चारित्र हैं, वे व्यवहार हैं। चौदह गणस्थान द्रव्य मे नहीं 
हैं - यह तो ठीक, किन्तु पर्याय मे भी नहीं है - ऐसा कहोगे तो तीर्थ का ही नाश 
हो जायेगा। तथा तीर्थ का फल जो मोक्ष और सिद्धपद है, उसका भी अभाव हो 
जायेगा। ऐसा होने पर जीव के ससारी और सिद्ध - ऐसे जो दो विभाग पड़ते 
हैं, वह व्यवहार भी नहीं रहेगा। 

भाई ! बहुत गभीर अर्थ है। भाषा तो देखो ! यहाँ मोक्षमार्ग की पर्याय को 
'तीर्थ' कहा और वस्तु को तत्त्व” कहा है। त्रिकाली धुव चैतन्यघन वस्तु 
निश्चय है। उस वस्तु को जो नहीं मानेंगे तो तत्त्व का नाश हो जाएगा। और 
तत्त्व के अभाव में, तत्त्व के आश्रय से उत्पन्न हुआ जो मोक्षमार्गरूप तीर्थ, 
वह भी नहीं रहेगा। इस निश्चयरूप वस्तु को नहीं मानने से तत्त्व का और 
तीर्थ का दोनों का नाश हो जायेगा, इसलिए वस्तुस्वरूप जैसा है, वैसा यथार्थ 
मानना। 

जबतक पूर्णता नहीं हुई, तबतक निश्चय और व्यवहार दोनों होते हैं। 


७२] [परमभाव- प्रकाशक नयचक्र 


पूर्णता हो गई अर्थात्‌ स्वय मे पूर्ण स्थिर हो गया, वहाँ सभी प्रयोजन सिद्ध हो 
गये। उसमें तीर्थ व तीर्थधल सभी कुछ आ गया।। 

(२) प्रश्न :-अनुभव के काल में तो निश्चय और व्यवहार दोनों ही 
नही रहते है; अतः निश्चयनय को अनुभव से कैसे जोडा जा सकता है? 

उत्तर :-हाॉँ, यह बात तो सही है कि अनुभव के काल में निश्चय और 
व्यवहार दोनो नयों सम्बन्धी विकल्प नहीं रहते; पर व्यवहारनय के 
साथ-साथ व्यवहारनय के विषय का आश्रय भी छूट जाता है और निश्चयनय 
(शुद्धनय) का मात्र विकल्प छूटता है, विषय का आश्रय रहता है। निश्चय के 
विषय को भी निश्चय कहते हैं। इसी आधार पर कहा जाता है कि - 

'पणच्छयणयासिदा पुण मुणिणो पायंति जिव्याणं।। * 
निश्चयनय का आश्रय लेने वाले मुनिराज निर्वाण को प्राप्त करते हैं। 
इसीकारण यह कहा जाता है कि निश्चयनय के छोडने पर 
तत्त्वोपलब्धि अर्थात्‌ आत्मानुभव नहीं होगा। यही कारण है कि अनुभव 

नयातीत - विकल्पातीत होने पर भी निश्चयनय से जुडा हुआ हैं। 

(३) प्रश्न:-समयसार मे एक ओर तो अनुभव को नयपक्षातीत कहा है 
तथा दूसरी ओर यह भी कहा है कि निश्चयनय का आश्रय लेनेवाले मुनिराज 
ही निर्वाण को प्राप्त करते है-इसका क्या कारण है? 

उत्तर:-अनभव को नयपक्षातीत कहने से आशय नय-विकल्प के 
अभाव से है। नयपक्षातीत अर्थात्‌ नयविकल्पातीत। किन्तु जहाँ निश्चयनय 
के आश्रय से अनुभव होता है-यह कहा हो, वहाँ निश्चयनय का अर्थ 
निश्चयनय का विषयभूत अर्थ लेना चाहिए। आशय यह है कि अनुभव में 
निश्चयनय (परमशुद्धनिश्वयनय) के विषयभूत शुद्धात्मा का आश्रय तो 
रहता है-पर मैं श॒द्ध हैं “इसप्रकार का निश्चयनय सबधी विकल्प नहीं 
रहता है। 

यह तो पहिले स्पष्ट किया ही जा चुका है कि निश्चय के दो अर्थ होते है - 
एक निश्चयनय सम्बन्धी विकल्‍प और दूसरा निश्चयनय का विषयभूत 
अर्थ। 

(४) प्रश्न:-निश्चय-व्यवहार के भेद-प्रभेदो में जाने की क्‍या 

आवश्यकता है? बस उनका सामान्य स्वरूप जान लें और निश्चयनय के 


१ प्रबचनरत्नाकर भाग १ पृष्ठ १६२-१६३ 
२ समयसार, गाथा २७२ 


निश्चय व्यवहार 'कछ प्रश्नोत्तर ] [७३ 


विषयभूत अर्थ में अपना उपयोग लगा दें, क्योंकि साध्यसिद्धि तो उससे ही 
होने वाली है, विकल्पजाल मे उलझने से तो कछ लाभ है नहीं? 

उत्तर:-विकल्पजाल में उलझने से तो कोई लाभ नहीं है-बात तो 
ऐसी ही है; पर निश्चयनय और व्यवहारनय तो अनेक प्रकार के हैं, कौन से 
निश्चयनय के विषय में दृष्टि केन्द्रित करना है-इसका निर्णय लिये बिना 
किसमे दृष्टि केन्द्रित करोगे? दूसरी बात यह भी तो है कि जिनवाणी मे जिस 
बस्तु को एक प्रसंग में निश्वयनय का विषय बताया जाता है, उसी वस्तु को 
अन्य प्रसंग मे व्यवहारनय का विषय कह देते है। इसका सोदाहरण विशेष 
स्पष्टीकरण निश्चय और व्यवहार के भेद-प्रभेदोी पर विचार करते समय 
विस्तार से करेंगे। 

इसप्रकार जिनवाणी मे प्रयुक्त नयचक्र अत्यन्त जटिल है, उसे गहराई से 
समझने के लिए उपयोग को थोडा सक्ष्म बनाना होगा; अरुचि दिखाकर पिण्ड 
छूडाने से काम नही चलेगा। जब आत्मानुभव प्राप्त करने के लिए कमर कसी 
है, तो थोडा-सा पुरुषार्थ नय-कथनो के मर्म के समझने मे लगाइये। जटिल 
नयचक्र को समझे बिना जिनवाणी के अवगाहन करने मे कठिनाई तो होगी 
ही, साथ ही पद-पद पर शकाएँ भी उपस्थित होगी, जिनका निराकरण 
नय-विभाग के समझने पर ही संभव होगा। 

समयसार की २६ वी गाथा में, जब अप्रतिबुद्ध शिष्य देह के माध्यम से 
की जानेवाली तीर्थंकरो की स्तृतियों से आत्मा और देह की एकता सबधी 
आशंका प्रकट करता है, तो आचार्य यही उत्तर देते है कि तू नय-विभाग से 
अनभिन्न है, इसलिए ऐसी बात करता है। उसकी शंका का समाधान भी 
नय-विभाग समझाकर ही करते हैं और अन्त में कहते है.- 

''नय-विभाग के द्वारा अच्छी तरह समझाये जाने पर भी ऐसा कौन मूर्ख 
होगा कि जिसको आत्मबोध नहीं होगा अर्थात्‌ आत्मा का अनुभव नहीं होगा? 
नय-विभाग से समझाये जाने पर योग्य पात्र को बोध की प्राप्ति होती ही 
है।' 

आचार्य कन्दकन्द के प्रसिद्ध ग्रंथधज नियमसार' की तात्पर्यवृत्ति' 
टीका समाप्त करते हुए मुनिराज पद्मप्रभमलधारिदेव कहते हैं:- 

"जो लोग समस्त नयों के समूह से शोभित इस भागवत्‌ शास्त्र को 
निश्चय और व्यवहारनय के अविरोध से जानते हैं, वे महापुरुष समस्त 


१. समयसार, कलश २८ 


| [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


अध्यात्म-शास्त्रो के हृदय को जानने वाले और शाश्वत सुख के भोक्ता होते 
हैं।' 

समयसार, नियमसार आदि आध्यात्मिक शास्त्रों मे निश्चय-व्यवहार 
के अनेक भेद-प्रभेदों से कथन किया गया है। निश्चय -व्यवहार के भेद-प्रभेदों 
को जाने बिना इन आध्यात्मिक ग्रथों के मर्म को पा लेना आसान नहीं है। 
अतः इनके अध्ययन में रुचि उत्पन्न कर इन्हें समझने का यत्न करना 
चाहिए। 

(५) प्रश्न--तो क्या आप यह कहना चाहते हैं कि नयचक्र जानना 
समयसार से भी अधिक आवश्यक है? क्‍या नयचक्र समयसार से भी बड़ा है? 

उत्तर:-नही; समयसार तो ग्रथाधिराज है, उससे बडा नयचक्र नहीं है। 
नयचक्र का जानना समयसार से भी अधिक आवश्यक तो नहीं है, पर 
रुूपयसार का मर्म जानने के लिए नयो का स्वरूप जानना उपयोगी अवश्य है। 
समयसार ही क्‍या, समस्त जिनवाणी नयों की परिभाषा मे निबद्ध है। अत 
जिनवाणी के मर्म को जानने के लिए नयो का जानना आवश्यक ही नही, 
अनिवार्य है। 

आचार्य अमृतचन्द्र ने तो समयसार की प्रशंसा 'इबसेकं 
जगच्चक्ष्रक्षयं' और ' न खलु समयसारादुत्तरं किचिदस्ति'? - कहकर की 
है। उनका कहना यह है कि समयसार जगत का अक्षयचक्षु है और इससे 
बढ़कर कछ भी नहीं है। 

नयचक्र इससे बढ़कर कैसे हो सकता है? नयचक्र तो आचार्य क॒न्दक॒न्द 
के समयसारादि ग्रथो का सार लेकर ही बनाया गया है; जैसा कि माइल्ल घवल 
ने ग्रथ के आरम्भ मे ही लिखा है। उनका कथन मूलत' इसप्रकार है.- 

"श्रीकन्दकन्वाचार्य कृतशास्त्रात्‌ साराथ परिगृह्य स्थपरोपकाराय 


'ब्रब्यस्वभावप्रकाशक नयचरक्र...। 

श्रीकन्दकन्दाचार्य कृत शास्त्र से सारभूत अर्थ को ग्रहण करके अपने 
और दसरो के उपकार के लिए द्रव्यस्वभावप्रकाशक नयचक्र' नामक ग्रन्थ 
। १7 ; 

आचार्य देवसेन ने तो अपने नयचक्र का आरभ ही समयसार की 
गाथाओ से किया है। निश्चय -व्यवहार का स्वरूप बताने वाली तीन गाथाओ 


को देकर वे अपना नयचक्र आरम्भ करते हुए लिखते हैं कि इन गाथाओ के 


न 2 3 22322 27 ० 28 ० डे 90520 20 8 72200 22:00: 
१ नियमसार, गाथा १८७ की टीका २ समयसार कलश, २४५ 
३ समयेसार कलश २८६४ 


निश्चय व्यवहार कछ्छ प्रश्नोत्तर | [७५ 


भावार्थ पर विचार करते है। इसप्रकार पूरा ग्रन्थ ही उन गाथाओ के विचार 
में समाप्त हो गया है। 

जितने भी नयचक्र' नाम से अभिहित ग्रन्थ प्राप्त होते है, वे सभी 
समयसारादि ग्रन्थों मे प्रयुक्त नयो के विश्लेषण मे ही समर्पित है; अत उन्हे 
समयसार से भी बडा कहने का प्रश्न ही कहाँ उठता है? उनकी रचना तो 
समयसार जैसे गढ़ ग्रन्थों के रहस्योद्घाटन के लिए ही हुई है। वे तो 
समयसाररूपी महल के प्रवेशद्वार है, सीढियाँ है; वे तो पथ है, पथिक के 
पाथेय हैं; प्राप्तव्य नहीं; प्राप्तव्य तो एकमात्र समयसार की विषयवस्त्‌ 
समयसाररूपी शुद्धात्मा ही है। 

समयसारादि ग्रन्थों में पग-पग पर इसप्रकार के कथन आते हैं कि 
शुद्धीशश्चविचनय से ऐसा है और अशुद्धनेश्वयनय से ऐसा, 
सदभूतव्यवहारनय से ऐसा है और असदभूतव्यवहारनय से ऐसा, यह 
उपचरितकथन है और यह अनुपचरित। यदि आप निश्चय-व्यवहार के 
भेद-प्रभेदो को नही जानेगे तो यह सब कैसे समझ सकेंगे? 

अतः हमारा अनुरोध है कि थोडा समय विषय-कषायो के पोषण से 
निकालकर निश्चय-व्यवहार के भेद-प्रभेदों को समझने में लगाइये; बहाना 
न बनाइये, बुद्धि कम होने की बाते भी मत कीजिए, क्योकि दनियाँदारी में तो 
आप बहुत चतुर हैं; क॒तर्को द्वारा इनके अध्ययन का निषेध भी मत कीजिए। 
हम आपसे समयसार का अध्ययन छोडकर इसे पढने की नही कह रहे है, हम 
तो दुनियाँदारी के गोरख-धधे से थोडा समय निकाल कर इसके अध्ययन में 
लगने की प्रेरणा दे रहे है। 

इस पर भी यदि आप इनका परिज्ञान नही करना चाहते तो मत करिये; 
पर इनके अध्ययन को निरर्थक बताकर दूसरों को निरुत्साहित तो न 
कीजिए। जिनवाणी की इस अद्भुत कथन- शैली के प्रचार-प्रसार मे आपका 
इतना सहयोग ही हमें पर्याप्त होगा। 

आप कह सकते है कि आपको इनका इतना अधिक रस क्‍यों है? पर 
भाईसाहब ! जब जो प्रकरण चलता हो, तब उसके अध्ययन की प्रेरणा देना 
तो लेखक तथा वक्ता का कर्त्तव्य है, इसमें अधिक रस होने की बात कहाँ है? 
हो भी तो समयसार का सार समझने-समझाने के लिए ही तो है। नयों का रस 
नयपक्षातीत होने के लिए है, नयों में उलझने-उलझाने के लिए नहीं। 

अधिक क्‍या? समझनेवालों के लिए इतना ही पर्याप्त है। 

अब यहाँ निश्चय-व्यवहार के भेद-प्रभेदों की चर्चा प्रसंग प्राप्त है। 


निदचयनय : भेद-प्रमेद 


निश्चय और व्यवहारनय के भेद-प्रभेदो की विविधता और विस्तार के 
चक्रव्य्‌ह मे प्रवेश करने के पूर्व जिनेन्द्र भगवान के नयचक्र को चलाने में व 
समझने में रुचि रखनेवाले आत्मार्थी जिज्ञासओ से अबतक प्रतिपादित विषय 
का एक बार पुनरावलोकन कर लेने का सानुरोध आग्रह है। इससे उन्हें 
भेद-प्रभेदो की बारीकियो को समझने मे सरलता रहेगी। अब अवसर आ गया 
है कि हम सरलता और सरसता का व्यामोह छोड, नयचक्र की चर्चा कछ 
अधिक गहराई से करे। 

निश्चयनय यद्यपि अभेद्य है, भेद-प्रभेदो में भेदा जाना उसे सह्य नही 
है; तथापि जिनागम मे समझने-समझाने के लिए उसके भेद किये गए हैं। 

निश्चयनय के भेद क्यो नहीं हो सकते, यदि नहीं हो सकते तो फिर 
जिनागम में उसके भेद क्यो किए गए, कहाँ किये गए, कितने किए गए हैं और 
सर्वज्ू-कथित जिनागम में यह विभिन्‍नता क्यो है, आदि क॒छ ऐसे प्रश्न है, 
जिनका समाधान विभिन्‍न कथनो के सकारण समन्वय के रूप में तथा 
जिनागम के परिप्रेक्ष्य मे अपेक्षित है। 

इस षड़-द्रव्यात्मक लोक मे अनन्त वस्तुएँ है। जीव, पुद्गल, धर्म, 
अधर्म, आकाश और काल-इन छह द्रव्यो मे जीवद्रव्य अनन्त है, जीवो से 
अनन्तगणे अनन्त अर्थात अनन्तानन्त पुदगल है। धर्म, अधर्म और आकाश 
द्रव्य एक-एक है तथा कालद्रव्य असख्यात हैं। छह तो द्रव्यो के प्रकार हैं, सब 
मिलाकर द्रव्य अनन्तानन्त है। वे अनन्तानन्त द्रव्य ही लोक की अनन्त 
बस्तुएँ है। वे सभी वस्तुएँ सामान्य-विशेषात्मक हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि 
जगत की प्रत्येक वस्तु सामान्य-विशेषात्मक है। 

ये सामान्य-विशेषात्मक वस्तुएँ ही प्रमाण की विषय हैं अर्थात्‌ प्रमेय हैं, 
ज्ञान की विषय अर्थात ज्ञेय हैं।' इन्हे सम्यक जाननेवाला ज्ञान ही प्रमाण है।" 
सम्यरज्ञान प्रमाण है और नय प्रमाण का एकदेश है - यह बात स्पष्ट की ही 
जा चुकी है। 


१ सामान्य 'विशेषात्मा तदर्थो बिवय । -परीक्षामल्ल, चतर्थ परिच्छेद, सत्र १ 
२ सम्यग्ज्ञान प्रमाण।' - न्‍्यायदीपिका, प्रथम प्रकाश, पृष्ठ ९ 


निश्चयनय भेद-प्रभेद ] [७७ 


इसप्रकार प्रमाण का विषय सम्पूर्णवस्तु है और नय का विषय वस्तु का 
एकदेश अर्थात्‌ अंश है। 

जब सामान्य-विशेषात्मक वस्तु को सामान्य और विशेष - इन अंशो मे 
विभाजित करके समझा जाता है, तो सामान्याश को विषय करने वाला एर्क 
नय होता है और विशेषांश को विषय बनाने वाला दूसरा नय। प्रथम का नाम 
निश्चयनय है और दूसरे का नाम व्यवहारनय। 

जिनागम मे निश्चयनय को अनेक नामो से अभिहित किया गया है: जैसे - 
शुद्धनय, परमशुद्धनय, परमार्थनय, भतार्थनय, पर यह अनेक प्रकार का 
नहीं है। इसके विषयभूत सामान्य के स्वरूप मे जो अनेक विशेषताएं है, 
उनकी अपेक्षा ही इसे अनेक नाम दे दिये गए है। सामान्य को अभेद, 
निरुपाधि, द्रव्य, शक्ति, स्वभाव, शुद्धभाव, परमभाव, एक, परमार्थ, 
निश्चय, ध्रव, त्रिकाली आदि अनेक नामो से अभिहित किया जाता है। 

सामान्य शुद्धभावरूप होता है, परमभावरूप होता है; अत उसे विषय 
बनाने वाले नय को शुद्धनय, परमशुद्धनय कहा जाता है। सामान्य परम -अर्थ 
अर्थात्‌ परमपदार्थ है, अत उसे विषय बनाने वाले निश्चयनय को परमार्थनय 
भी कहा जाता है। 

सामान्य धृव द्रव्याश है और विशेष पर्याये है, इस कारण 
सामान्य - द्रव्य को विषय बनाने वाले नय को द्रव्यार्थिक एव विशेष - पर्याय 
को विषय बनाने वाले नय को पर्यायाथधिकनय भी कहते हैं। 

सामान्य एक होता है, अत उसको विषय बनाने वाला निश्चयनय भी 
एक ही होता है, पर विशेष अनेक होते है, अनेक प्रकार के होते हैं, अत. उन्हे 
विषय बनाने वाले व्यवहारनय भी अनेक होते है, अनेक प्रकार के होते हैं। 

विशेष के भी पर्याय, भेद, उपाधि, विभाव, विकार आदि अनेक नाम 
हैं। पर्याये अनेक होती है, अनेक प्रकार की होती हैं; भेद अनेक होते है, अनेक 
प्रकार के होते है। इसीप्रकार उपाधि, विकार और विभाव भी अनेक और 
अनेक प्रकार के होते है। अत उनको विषय बनाने वाला व्यवहारनय भी 
अनेक प्रकार का हो तो कोई आश्चर्य नहीं। पर एक, शुद्ध, त्रिकाली, 
परमपदार्थ, धवसामान्य को विषय बनाने वाला निश्चयनय अनेक प्रकार का 
कैसे हो सकता है? भले ही उसके अनेक नाम हों, पर वह मात्र एक 
सामान्यग्राही होने से एक ही है। 

निश्चयनय एक प्रकार का ही होता है, अनेक प्रकार का नहीं - इस बात 
को सिद्ध करते हुए पंचाध्यायीकार लिखते हैं'- 


७८] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


“जन थ व्यवहारनयों भवाति यथानेक एबं सांशत्वात्‌ । 
अपि निश्चयो नयः किल तद्॒दनेको5थ चैकेकस्त्याति चेत्‌ ।। 
सै यतोब्स्त्यनेकी नेक: प्रथमो<प्यनन्तधर्मत्वात्‌ । 
न तथेति लक्षणत्वावस्त्येको निशि्चयो हि नानेक:।। 
संदृष्टि.. कनकत्य॑ ताम्रोपाधेनिवृत्तितो यादृक्‌ । 
अपरं॑ तदपरमिह वा रुक्‍्मोपाधेरनिव॒त्तितस्तावक्‌ ।। 
एतेन हतास्ते ये स्वात्मप्रशापराधत: केचित । 
अप्येकनिश्वयनयमनेकसीति सेक्यन्ति यथा।। 
शुद्धद्रव्याथिक हति स्यथादेक: 'शुद्धनिश्चयो नाम । 
अपरोडशुद्धव्रव्याथिक इति तदशुद्धनेश्वयो नाम।। 
इत्यादिकाश्च बहयो भेदा निश्चयनयस्थ यस्थ मते । 
स हि मिथ्यादृष्टि: स्थात्‌ सर्वज्ञावमानितो नियमात्‌ ।। 
इदसत्र - ते तात्पर्यमधिगन्तव्यं चिदादि यह्वस्तु । 
व्यवहारनिश्चया भ्यामविरुद्धं यथात्मशुद्धघर्थम्‌ ।। 
अपि निश्चयस्य नियतं हेतु: सामान्यमात्रमिह वस्तु । 
फलमात्मसिद्धि: स्थात्‌ कर्मकलंकावमृक्तबोधात्मा ।। ' 
शंका:-जिसप्रकार व्यवहारनय अनेक हैं, क्योकि वह साश है, 
उसीप्रकार निश्चयनय भी एक-एक मिलकर अनेक ही है -यदि ऐसा माना 
जाए तो क्‍या आपत्ति है? 
समाधान:-ऐसा नही है; क्योंकि अनन्त धर्म होने से व्यवहारनय अनेक 
है, एक नही। किन्तु निश्चयनय का लक्षण 'न तथा' है, इसलिए वह एक ही 
है, अनेक नही। 
निश्चयनय के एकत्व मे दृष्टान्त यह है कि ताम्ररूप उपाधि की निर्व॒त्ति 
के कारण स्वर्णपना जिसप्रकार अन्य है, चाँदीरूप उपाधि की निर्वत्ति के 
कारण भी वह वैसा ही अन्य है। 
-इस कथन से उनका निराकरण हो गया, जो अपने ज्ञान के अपराध से 
निश्चयनय को अनेक प्रकार का मानते हैं। 
एक शुद्धद्रव्यारथिकनय है, उसी का नाम शुद्धनिश्चयनय है और दूसरा 
अशद्धद्रव्याधिकनय है, उसका नाम अशुद्धनिश्चयनय है, इत्यादि रूप से 





१ पचाध्यायी, प्रथम अध्याय, श्लोक ६५६-६६३ 


निश्चयनय भेद-प्रभेद ] [७९ 


जिनके मत में निश्चयनय के बहूत से भेद माने गये हैं, वे सब सर्वज्ञ की आज्ञा 
उल्लघन करनेवाले होने से नियम से मिथ्यादृष्टि हैं। 


आशय यह है कि जितने भी जीवादिक पदार्थ हैं, उनको व्यवहार और 
निश्चयनय के द्वारा अविरुद्ध रीति से उसीप्रकार समझना चाहिए; जिसप्रकार 
वे आत्मशुद्धि के लिए उपयोगी हो सकें। 


यहाँ पर सामान्यमात्र वस्तु निश्चयनय का हेतु है और कर्मकलक से 
रहित ज्ञानस्वरूप आत्मसिद्धि इसका फल है। 


इसप्रकार हम देखते हैं कि पचा ध्यायीकार के मतानुसार निश्चयनय के 
भेद सभव नहीं है, क्योकि उसका विषय सामान्य है। जब सामान्य ही एक है 
तो उसका ग्राहक नय अनेक प्रकार का कैसे हो सकता है? 

इस प्रकरण को आरम्भ करते हुए कछ प्रश्न उपस्थित किये गये थे। 
उनमे से 'निश्चय के भेद क्यो नही हो सकते”'--इस प्रश्न पर विचार करने 
के बाद अब 'यदि नही हो सकते तो फिर जिनागम मे उसके भेद क्यो किये 
गये, कहाँ किये गये, कितने किये गये और सर्वज्ञ-कथित आगम मे यह 
विभिन्‍नता क्यो है? -इन पर विचार अपेक्षित है। 

सामान्यत निश्चयनय के दो भेद किये जाते है; जैसा कि आलाप-पद्धति 
मे कहा गया है - 

'तत्र निश्चयो द्विविध:, शुद्धनिश्चयो5शुद्धनिश्चय श्च । 

निश्चयनय दो प्रकार का है - शुद्धनेश्वचनय और 
अशुद्धनिश्चयनय। 

शुद्धनिश्वयनय की विषयवस्तु के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के कथन 
प्राप्त होते हैं। उन कथनों के आधार पर उसके नाम के आगे अनेक प्रकार के 
विशेषण भी लगा दिए जाते हैं। जैसे -परमशु॒द्धनिश्चयनय, साक्षात्‌ 
शुद्धनेिश्वयनय, एकदेशशुद्धनिश्वयनय आदि। मुख्यतःशुद्धनिश्चयनय का 
कथन तीन रूपो में पाया जाता है। वे तीन रूप इसप्रकार है'- 

(१) परमशुद्धनिश्चयनय 

(२) शुद्धनिश्चयनय या साक्षातृशुद्धनिश्चयनय 

(३) एकदेशशुद्धनिश्चयनय 

ये तीन भेद तो शुद्धनिश्चयनय के हुए और एक अशुद्धनिश्चयनय है। 
इसप्रकार निश्चयनय कल चार रूपो मे पाया जाता है; जिसे आगे दशायि 
गये चार्ट द्वारा समझा जा सकता है.- 


कि (:] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


निश्चयनय 
'जणण०्०णणण 


शुद्धनिश्चयनय अशुद्धनिश्चयनय 


सनक श्चयनय शुद्धनिश्वयनय एकदेशशुद्धनिश्वयनय 


उक्त चार्ट में विशेष ध्यान देने की बात यह है कि शुद्धनिश्चयनय के 
तीन भेदो मे एक का नाम तो 'शुद्धनिश्चयनय' ही है। इससे यह सिद्ध होता है 
कि शुद्धनिश्चयनय' शब्द का प्रयोग कभी तो तीनो भेदों के समुदाय के रूप 
में होता है और कभी उनके एक भेदमात्र के रूप में। इस मर्म से अनभिज्ञ रहने 
से जिनवाणी के अध्ययन मे अनेक विरोधाभास प्रतीत होने लगते है। 

जैसे -परमात्मप्रकाश, अध्याय १, दोहा ६४ की टीका में लिखा है - 

"अनाकलत्वलक्षणपारमार्थिकवीतरागसौख्यात्‌॒ प्रतिक्लंसांसारिक 
सूखव:ख॑ यद्यप्यशुद्धनिश्ववनयेन जीवजनितं तथापिश्द्धनिश्वयनयेन 
कर्मजनितं भवति। 

अनाकलता है लक्षण जिसका ऐसे पारमार्थिक वीतराग सूख से प्रतिकूल 
सासारिक सुख-द:ख यद्यपि अशुद्धनिश्चयनय से जीवजनित हैं, तथापि 
शुद्धनिश्वयनय से कर्मजनित होते है। 

तथा वृहद्द्रव्यसग्रह, गाथा ४८ की टीका मे इसप्रकार लिखा है - 

"अत्राह शिष्य :- रागदेषादय: कि कर्मजनिता: कि जीवजनिता: 
इति? 

तत्रोत्तरम:-स्त्रीपुरुषसंयोगोत्पन्नपुत्र इव सुधाहरिव्रासंयोगोत्पन्न- 
वर्णवशेष इवोभयसंयोगजनिता इति। पश्चान्नयविवक्षावशेन 
विवक्षितिकदेशशुद्धनिश्चयेन कर्मजनिता भण्यन्ते। तथेवाशुद्धनिश्चयेन 
जीवजनिता हत। स चाशुद्धनिश्यय: शुद्धनिश्ययापेक्षया व्यवहार एव। 

अथ मतम्‌ :-साक्षाच्छुद्धनिशि्चयनयेन कस्येति पच्छामो वयम्‌। 

तत्रोत्तरम:-साक्षाच्छुद्धनिश्वयेन स्त्रीप्रुषसंयोगराहितपृत्रस्थेव, 
सुधाहरिव्रासंयोगरहितरंगविशेषस्थेव तेषामुत्पत्तिरेव नास्ति कथमुत्तरं 
प्रदच्खम इृति। 

यहाँ शिष्य पूछता है -रागद्वेष आदि कर्मजनित हैं अथवा जीवजनित? 

उसका उत्तरः-स्त्री और पुरुष-इन दोनों के सयोग से उत्पन्न हुए 
पुत्र की भाँति, चूने और हल्दी के मिश्रण से उत्पन्न हुए वर्णविशेष की भाँति, 


निश्चयनय भेद-प्रभेद ] [८१ 


रागद्वेष आदि जीव और कर्म-इन दोनों के संयोगजनित हैं। नय की विवक्षा के 
अनुसार विवक्षित एकदेशशुद्धनिश्चयनय से रागद्वेष कर्मजनित कहलाते हैं 
और अशुद्धनिश्चयनय से जीवजनित कहलाते हैं। यह अशुद्धनिश्वयनय 
शुद्धनिश्वयनय की अपेक्षा से व्यवहार ही है। 
प्रश्न:-साक्षात्शुद्धनेश्चयनय से राग-द्वेष किसके हैं-ऐसा हम पूछते 
हैं? 
उत्तर:-साक्षातशुद्धनिश्चयनय से स्त्री और पुरुष के संयोग से रहित 
पत्र की भाँति चूना और हल्दी के सयोगरहित रंगविशेष की भाँति उनकी 
(राग-द्वेष की) उत्पत्ति ही नहीं है; तो कैसे उत्तर दें? 
उक्त दोनों उद्धरणों मे से, एक में सांसारिक सुख-दु.ख राग-द्वेषादि 
औदयिक भावों को शुद्धनिश्चयनय से कर्मजनित बताया गया है और दूसरे में 
एकदेशशुद्धनिश्वयनय से; अत ये दोनो कथन परस्पर विरोधी प्रतीत होते 
हैं; परन्तु थोडी-सी गहराई मे जाकर विचार करें तो इनमें कोई विरोध नहीं 
है; बात मात्र इतनी सी है कि परमात्मप्रकाश के कथन मे 'शद्धनिश्चयनय' 
शब्द का प्रयोग उस मूल अर्थ मे हुआ है कि जिसमे शुद्धनिश्चयनय के तीनों 
“भेद गर्भित है अर्थात्‌ उन तीनों भेदो में से कोई भी एक भेद विवक्षित हो 
सकता है। तथा वृहद॒द्रव्यसग्रह मे मल शुद्धनिश्ववनय को न लेकर उसके 
प्रभेदों की अपेक्षा बात की है; अत' वहाँ एकदेशशुद्धनिश्चयनय से राग-द्वेष 
को कर्मजनित कहा है तथा साक्षात्‌ृशुद्धनिश्वयनय से उनकी उत्पत्ति से ही 
इन्कार कर दिया है। यदि कहीं यह कथन भी आ जावे कि शुद्धनिश्चयनय से 
वे (राग-द्वेष) हैं ही नहीं, तो भी घबडाने जैसी बात नही है, क्योंकि वहाँ यह 
समझ लेना कि यहाँ 'शुद्धनिश्वयनय शब्द का प्रयोग परमशुद्धनिश्वयनय 
के अर्थ मे किया गया है। वे नही हैं - इसका अर्थ मात्र इतना ही है कि वे 
(राग-द्वेष) परमशुद्धनेश्वयनय के विषयभूत आत्मा मे नही हैं। 
इसप्रकार की शंकाएँ उत्पन्न न हों - इसके लिए यह बात ध्यान में ले 
लेनी चाहिए कि जिनागम में शुद्धनिश्वयनय के तीनो भेदों के अर्थ में 
'शुद्धनिश्चयनय शब्द का प्रयोग तो हुआ ही है, साथ में मात्र शुद्धनय' शब्द 
का प्रयोग भी पाया जाता है। अतः जहाँ विशेष भेद का उल्लेख न हो, वहाँ 
हमे आगमानुसार अपने विवेक का प्रयोग करके ही यह निश्चय करना होगा 
कि यह कथन शुद्धनिश्चयनय के किस प्रभेद की अपेक्षा है। 
तथा जहाँ अकेले निश्चयनय' शब्द का ही प्रयोग हो, तो उसकी सीमा 
में अशुद्धनिश्चयनय के भी आ जाने से, हमें उसका भी ध्यान रखना होगा। 


८२] पिरमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


उक्त उद्धरण में एक बात और भी महत्त्व की आ गई है। वह यह कि 
शुद्धनिश्चयनय की अपेक्षा अशुद्धनेश्वयनय भी व्यवहारनय ही है। इससे 
यह भी जान लेना चाहिए कि यदि कहीं यह भी कथन मिल जावे कि 
रागादिभाव व्यवहारनय से जीव के हैं, तो भी आश्चर्य नही होना चाहिए, 
क्योंकि उन्हे यहाँ जीव के अशुद्धनेश्ववनय से कहा है। जहाँ 
अशुद्धनिश्वयनय को व्यवहार कहा जावेगा, वहाँ इन्हें भी व्यवहार से 
जीवकृत कहा जावेगा। 

बात यहाँ तक ही समाप्त नहीं होती; क्योंकि जब शुद्धनिश्वयनय की 
अपेक्षा से अशुद्धनिश्चयनय व्यवहार हो जाता है, तो शुद्धनिश्चयनय के 
प्रभवो मे भी ऐसा ही क्यो न हो? अर्थात्‌ ऐसा होता ही है। 
परमशुद्धनशोश्ववानय की अपेक्षा साक्षातृशुद्धशश्चचनय एब 
एकदेशशुद्धनिश्वयनय भी व्यवहार ही कहे जाते हैं। 

इसप्रकार हम देखते हैं कि निश्चयनय के भेद-प्रभेदों के कथन का, 
'निश्चयनय के भेद तो हो ही नहीं सकते, वह तो एक प्रकार का ही होता 
है'-इस कथन से कोई विरोध नही रहता है, क्योंकि वास्तविक निश्चयनय 
तो एक ही रहा, शेष को तो विवक्षानुसार कभी निश्चय और कभी व्यवहार 
कह दिया जाता है। एकमात्र परमभावग्राही -सामान्यग्राही 
परमशुद्धनिश्ववनय ही ऐसा है कि जो कभी भी व्यवहारपने को प्राप्त नही 
होता, उसके कोई भेद नही होते, अत' वास्तविक निश्चयनय तो अभेद्य ही 
रहा। 

भाई ! हमने पहले भी कहा था कि जिनेन्द्र भगवान का नयचक्र बडा ही 
जटिल है, उसे समझने मे अतिरिक्त सावधानी बरतने की अत्यन्त आवश्यकता 
है। 

इससे भी अधिक महत्त्वपूर्ण बात तो यह है कि यद्यपि जिनागम का 
सम्पूर्ण कथन नयों के आधार पर ही होता है, पर सर्वत्र यह उल्लेख नहीं 
रहता कि यह किस नय का कथन है; अत' हमे यह तो अपनी ब॒द्धि से ही 
निर्णय करना होगा कि यह किस नय का कथन है; अतः जिनागम का मर्म 
जानने के लिए आगम के आधार के साथ-साथ जागृत विवेक की आवश्यकता 
भी कदम-कदम पर है। 

जैनदर्शन अनेकान्तवादी दर्शन है और उसका यह अनेकान्त नयों की 
भाषा मे ही व्यक्त हुआ है; अत. उसे समझने के लिए नयों का स्वरूप जानना 
अत्यन्त आवश्यक है। 


निश्चयनय भेद-प्रभद | [८३ 


यह भी तो अनेकान्त ही है कि निश्चयनय अभेद्य है, पर उसे भेदा जा 
रहा है; और निश्चयनय के भेद-प्रभेद बताये जा रहे हैं, फिर भी उसकी 
अभेद्यता कायम है। 

अब यहाँ निश्चयनय के भेद-प्रभेदो की विषयवस्तु के सम्बन्ध में 
विचार अपेक्षित है। 

बैसे तो सामान्यविशेषात्मक प्रत्येक वस्तु का अश-चाहे बह चेतन हो या 
जड - नय का विषय बन सकता है, किन्तु यहाँ अध्यात्म का प्रकरण है 
अर्थात्‌ मुख्यतः अध्यात्मनयों की चर्चा चल रही है, अत यहाँ आत्मवस्तु एव 
उसके अशो को ही अध्ययन का - विवेचन का विषय बनाया गया है। नयो के 
विषय को आत्मा पर घटित करने के कारण यह नही समझ लेना चाहिए कि 
नयो का प्रयोग आत्मवस्तु पर ही होता है। अध्यात्म मे आत्मा को जानना ही 
मूल प्रयोजन रहता है, अत उसे फ़्धान करके ही सम्पूर्ण कथन किया जाता 
है। 'अध्यात्म' शब्द का अर्थ ही आत्मा को जानना होता है। 
अधि+आत्म - अध्यात्म , अधि-जानना, आत्म"आत्मा को; आत्मा की 
जानना ही अध्यात्म है। 

आत्मा को जानने का अर्थ मात्र शब्दों से जान लेना मात्र नही है, अपितु 
आत्मानुभूति-सम्पन्न होने से है। वृहद्द्रव्यसग्रह मे अध्यात्म का अर्थ 
इसप्रकार किया गया है - 

'"अध्यात्मशब्दस्यार्थ: कथ्यते :- मिथ्यात्वरागादिसमस्तयिकल्प- 
जालरूपपरिहारेण_ स्वशु॒द्धात्मन्यध यवनुष्ठनं तदध्यात्ममिति * 

'अध्यात्म' शब्द का अर्थ कहते हैं.-मिथ्यात्व, राग आदि समस्त 
विकल्पजाल के त्याग से स्वश॒द्धात्मा मे जो अनुष्ठान होता है, उसे अध्यात्म 
कहते हैं। '' 

निश्चयनय के उक्त भेद-प्रभेदो मे प्रत्येक द्रव्य की अपने गण-पर्यायों से 
अभिन्‍नता (अभेद) को मुख्य आधार बनाया गया है। 

प्रत्येक द्रव्य अपने गण-पर्यायों से अभिन्न एवं पर तथा पर के 
गण-पर्यायों से भिन्‍न है। इसीप्रकार प्रत्येक द्रव्य अपने परिणमन का कर्त्ता 
स्वय है। किसी भी द्रव्य के परिणमन में किसी अन्य द्रव्य का कोई हस्तक्षेप 
नहीं है। इस सत्य का ग्राहक-प्रतिपादक निश्चयनय है। इस बात को ध्यान 
में रखकर ही निश्चयनय के परमशुद्धनय को छोडकर शेष तीन भेद किये गए 


१ वृहदद्रव्यसग्रह , गाथा ५७ की टीका 


ष्ट्ड ] [परमभाव- प्रकाशक नयचक्र 


है, जो कि किसी भी प्रकार अनुचित नहीं है, क्योकि निश्चय-व्यवहार नयो 
की परिभाषा में यह स्पष्ट किया ही जा चुका है कि.- 


"(१) एक ही द्रव्य के भाव को उस रूप ही कहना निश्चयनय है और 
उपचार से उक्त द्रव्य के भाव को अन्य द्रव्य के भावस्वरूप कहना 


व्यवहारनय है। 


(२) जिस द्रव्य की जो परिणति हो, उसे उसकी ही कहना निश्चयनय 
है और उसे ही अन्य द्रव्य की कहनेवाला व्यवहारनय है। 


(३) व्यवहारनय स्वद्रव्य को, परद्रव्य को व उनके भावों को व 
कारण-कार्यादक को किसी को किसी मे मिलाकर निरूपण करता है। तथा 
निश्चयनय उन्हीं को यथावत्‌ निरूपण करता है, किसी को किसी में नहीं 
मिलाता। | 


अपनी पर्यायो से अभिन्‍नता -तन्मयता एवं परपदार्थों से भिन्‍नता 
दिखाना ही निश्चयनय के उक्त तीन भेदो की मुख्य पहिचान है। तथा 
परमशुद्धनिश्वयनय का कार्य अपनी पर्यायो से भी भिन्‍नता दिखाना है। 


इसप्रकार ये निश्चयनय के चारो भेद निजशुद्धात्मतत्त्व को पर और 
पर्याय से भिन्‍न अखण्ड त्रैकालिक स्थापित करते है। ये नय दृष्टि को पर और 
पर्याय से हटाकर किसप्रकार स्वभावसन्मुख ले जाते है -इसकी चर्चा इनके 
प्रयोजन पर विचार करते समय आगे करेगे। 


अब यहाँ निश्चयनय के भेदों के स्वरूप एव उनकी विषयवस्तु पर 
पृथक-पृथक्‌ विचार करते है - 


(क) परमशुद्धनिश्वयनय में त्रिकाली शुद्ध परमपारिणामिक 
सामान्यभाव का ग्रहण होता है। इसके उदाहरणरूप कछ शास्त्रीय कथन इस 
प्रकार है.- 

(१) “शुद्धनिश्ययेन सहजशानादिपरमस्वभावगणानामाधार भूत- 
त्वात्करणशद्धजीव:। 

शुद्धनिश्वयनय से सहजज्ञानादि परमस्वभावभूत गणो का आधार होने 
से कारणशुद्धजीव है। 





१ परमभाबप्रकाशक नयचक्र, पृष्ठ <..-४१ 
२ नियमसार, गाथा ९ की सस्कृत टीका 


निश्चयनय भेद-प्रभेद | [८५ 


(२) “आत्मा हि. शुद्धनिश्ययेन सत्ताचेतन्यवोधादिशुद्ध 
प्राजैर्जीवति। 


शुद्धनिश्वयनय से जीव सत्ता, चैतन्य ब ज्ञानादि शुद्धप्राणो से जीता 
है। ' 

(ख) निरूपाधिक गुण-गणी को अभेदरूप विषय करनेवाला 
शद्धनिश्चयनय या साक्षातृशद्धनिश्वयनय है। जैसे .- जीव को शुद्ध 
केवलज्ञानादिख्प कहना। * यह नय आत्मा को क्षायिकभावो से अभेद बताता 
है तथा उन्ही का कर्त्ता-भोक्ता भी कहता है। इस विषय को स्पष्ट करनेवाले' 
अनेक कथन उपलब्ध होते है। जैसे - 

(१) “शुद्धनिश्चयेन केवलजशानादिशुद्धभावा: स्वभावा भण्यन्ते। ' 

शुद्धनिश्वयनय से केवलज्ञानादि शुद्धभाव जीव के स्वभाव कहे जाते 
है।' 

(२) "शुद्धनिश्वयनयेन निरुपाधिस्फटिकवत्‌ समस्तरागादि- 
विकल्पोषाधिरहितम। 

शुद्धनिश्वयनय से निरुपाधि स्फटिकमणि के समान आत्मा समस्त 
रागादि विकल्प की उपाधि से रहित है। 

(३) 'शुद्धतिश्चययनयात्पुन- शुद्धमखण्ड केवलज्ञानदर्शनद्रयं 
जीवलक्षणमिति। * 

शुद्धनिश्चयनय से शुद्ध, अखण्ड केवलज्ञान और केबलदर्शन ये दोनों 
जीव के लक्षण है। 

(ग) एकदेशशुद्धता से तन्‍्मय द्रव्यसामान्य को पूर्णशुद्ध देखना 
एकदेशशुद्धनिश्वयनय है। जैसे - 

(१) “तस्मिन्‌ ध्याने स्थितानां यद्वीतरागपरमानन्दसूखं प्रातभाति, 
तदेव निश्चयमोक्षमार्गस्वरूपम। ......... तदेव 'शद्धात्मस्वरूपं, तदेव 
परमात्मस्वरूपं॑ तदेवैकदेशव्यक्तिरूप विवक्षितिकदेश शुद्धनि शवयनयेन 
स्वशुद्धात्मसंवित्तिसमुत्पननसुखामृतजलसरोवरे_ रागादिमलरहितत्वेन 


१ पचरास्तिकाय, गाथा २७ की अयसेनाचार्यकृत 'तात्पयवृत्ति' ट्रीका 

२ 'तत्र निरुपाधिकगणगुवभेदविषयक शद्धतिश्ययो यथा केबलज्ञानादयो जीव इृति -आलाप-पद्धति, 
अन्तिम पृष्ठ 

पंचास्तिकाय, गाथा ६१ की जयसेनाचार्यकृत 'तात्पर्यब॒त्ति' टीका 

प्रबबननसार, तात्पर्यदुत्ति टीका के परिशिष्ट 

५ वृहदहव्यसप्रह, गाथा ६ की टीका 


न्द्‌ बा 


८६] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


परमहंसस्वरूपम। इदमेकदेशव्यक्तिरूप॑ शुद्धनयव्याख्यानमत्र 
परमात्मध्यानभावनाममालायां यथासंभव सर्वत्र योजनीयमिति। 

उस परमध्यान मे स्थित जीव को जिस वीतराग परमानन्दरूप सुख का 
प्रतिभास होता है, वही निश्चयमोक्षमार्ग स्वरूप है। वही शुद्धात्मस्वरूप 
है, वही परमात्मस्वरूप है, वही एकदेशप्रकटतारूप विवक्षित 
एकदेशशुद्धनिश्चयनय से स्वशुद्धात्म के संवेदन से उत्पन्न सुखामृतरूपी 
जल के सरोवर में रागादिमल रहित होने के कारण परमहंसस्वरूप है। इस 
एकदेशव्यक्तिरूप शुद्धनय के व्याख्यान को परमात्मध्यानभावना की 
नाममाला में जहाँ यह कथन है, वहाँ परमात्मध्यानभावना से परब्रह्मम 
स्वरूप, परमविष्णुस्वरूप, परमशिवस्वरूप, परमबुद्धस्वरूप, 
परमजिनस्वरूप. ,आदि अनेक नाम गिनाए गए है। उन्हें परमात्मतत्त्व के 
ज्ञानियों द्वारा जानना चाहिए। 

(घ) सोपाधिक गृण-गणी में अभेद दशानिवाला अशुद्धनिश्चयनय है। 
जैसे -मतिज्ञानादि को जीव कहना। रागद्वेषादि विकारीभावों को जीव 
कहनेवाले कथन भी इसी नय की सीमा मे आते हैं। यह नय औदयिक और 
क्षायोपशमिक भावों को जीव के साथ अभेद बताता है, उनके कर्त्ता-कर्म 
आदि भी बताता है। इसके स्वरूप को स्पष्ट करते हुए बृहद॒द्रव्यसग्रह, गाथा 
८ की टीका मे लिखा है:- 

'अशुद्धनिश्चयस्थार्थ. कथ्यते :- कर्मोषाधिसमुत्पन्नत्वावशुद्ध, 
तत्काले तप्ताय: पिण्डवसन्मयत्याच्य निश्चय:, इत्युभयमेलापकेनाशुद्ध - 
निश्चयो भण्यते। 

'अशुद्धनिश्चय' का अर्थ कहा जाता है "-कर्मोपाधि से उत्पन्न हुआ 
होने से अशुद्ध' कहलाता है और उससमय तपे हुए लोहखण्ड के गोले के 
समान तन्‍्मय होने से 'निश्चय' कहलाता है। इसप्रकार अशुद्ध' और 
'निश्चय' इन दोनो का मिलाप करके 'अशुद्धनिश्चय' कहा जाता है। 

इसके कतिपय उदाहरण इसप्रकार हैं:- 

(१) "ते चेवब भावरथा जीवे भूदा खओवसमदो य । 
ते होति भावषषाजा असुद्धणिय्छयणयेजण जायव्या।।' 


१ बृह्दद्रब्यसग्रह, गाथा, ५६ की टीका 
२ 'सोपाशिकंगणगुष्यभेदबिषयों ,शुद्धनिश्चयो यथा-मतिज्ञानादयो जीब इति'-आलाप पद्धति, 
अन्तिम पृष्ठ 


३ हृच्यस्वभावप्रकाशक नयचक्र गाथा ११३ 


निश्चयनय भेद-प्रभेद | [८७ 


जीव में कर्मों के क्षयोपशम से उत्पन्न होने वाले जितने भाव हैं, वे जीव 
के भावप्राण होते हैं-ऐसा अशुद्धनेश्वयनय से जानना चाहिए। 

(२) “आत्सा हि. अशुद्धनिश्ययनयेन सकलमोहराशद्ेबादि- 
भावकर्मणां कर्ता भोक्ता च।' 

अशुद्धनिश्चयनय से यह आत्मा सम्पर्ण मोह-राग-द्वेषादिरूप भावकर्मों 
का कर्त्ता और भोक्ता होता है। 

(३) तदेवाशुद्धनिश्ययनयेन सोपाधिस्फटिकवत्‌ समस्तरागावि- 
विकल्पोपाधिसहितस। * 

वही आत्मा अशुद्धनिश्चयनय से सोपाधिक स्फटिक की भाँति समस्त 
रागादि विकल्पों की उपाधि से सहित है। 

(४) 'अशुद्धनिश्ययनयेन क्षायोपशमिकौवयिकभावप्राणैर्जीवति। रे 

अशुद्धनिश्चयनय से जीव क्षायोपशमिक व औदयिक भावप्राणों से 
जीता है। 

निश्चयनय के भेद-प्रभेदों की विषयवस्तु एव कथनशौली स्पष्ट करने 
के लिए जो कतिपय उदाहरण - शास्त्रीय-उद्धरण यहाँ प्रस्तुत किये गए हैं, 
उनका बारीकी से अध्ययन करने"पर यद्यपि बहुत क॒छ स्पष्ट हो जाएगा; 
तथापि पूर्ण स्पष्टता तो जिनागम के गहरे अध्ययन, मनन एवं चिन्तन से ही 
सभव है। 

उक्त उद्धरणों मे यद्यपि आधिकाश प्रयोगो को समेटने का प्रयास किया 
गया है, तथापि इसप्रकार का दावा किया जाना सभव नही है कि सभीप्रकार के 
प्रयोग उपस्थित कर दिये गए हैं। जिनागम में और भी अनेक प्रकार के प्रयोग 
प्राप्त होना सभव है, क्योंकि जिनागम अगाध है, उसका पार पाना सहज संभव 
नहीं है। 


१. नियमसार, गाया १८ की टीका । 
२ प्रबचनसार, तात्पर्यब्त्ति का परिशिष्ट ४ 
३ पंचास्तिकाय, गाथा २७ की जयसेनाचार्यकृत 'तात्पर्यश्रत्ति' टीका 


निदच्रयनय : कुछ प्रदनोत्तर 


निश्चयनय के भेद-प्रभेदों की विस्तृत चर्चा के उपरान्त भी कछ सहज 
जिज्ञासाएँ शेष रह गईं हैं। उन्हें यहाँ प्रश्नोत्तरों के रूप में स्पष्ट कर देना 
समीचीन होगा। 

(१) प्रश्न:-शुद्धनेश्ववनय एवं एकदेशशुद्धनिश्चयनय में क्‍या 
अन्तर है? 

उत्तर:-शुद्धनेश्चचनय का विषय पूर्णशुद्धपर्याय में तन्‍्मय अर्थात्‌ 
क्षायिकभाव से तन्‍्मय (अभेद) द्रव्य होता है और एकदेशशुद्धनिश्वयनय का 
विषय आंशिकशुद्धपर्याय से तन्मय अर्थात्‌ क्षयोपशमभाव के शुद्धांश से 
तन्मय (अभेद) द्रव्य होता है। 

यहाँ यह बात ध्यान रखनी होगी कि यहाँ जो शुद्धनिश्चयनय लिया है, 
वह मूल शुद्धनिश्वयनय न होकर उसके तीन भेदों मे जो 'शुद्धनिश्चयनय या 
साक्षात्शुद्धनश्चयनय' आता है, वह है। 

इन दोनों मे अन्तर जानने के लिए बहद॒द्रव्यसंग्रह गाथा ८ की टीका का 
निम्नलिखित अंश अधिक उपयोगी है:- 

'शभाशभयोगत्रयव्यापाररहितेन शुद्धवद्धैकस्वभावेन यवा 
परिणमति तदानन्तशानस्खादिशुद्ध भावानां छप्मास्थावस्थायां भावनारूपेण 
विविक्षितिकदेश शुद्धनिश्चयेन कर्सा, मुक्तावस्थायां तु शुद्धनयेनेति। 

जब जीव शुभ-अशुभरूप तीन योग के व्यापार से रहित, 
शुद्ध-बुद्ध-एकस्वभावरूप से परिणमन करता है, तब छद्यस्थ अवस्था में 
भावनारूप से विवक्षित अनन्तज्ञान-सुखादि शुद्भभावों का 
एकदेशशुद्धनोश्ववनय से कर्त्ता है और मुक्त-अवस्था में 
अनन्तज्ञान-सुखादिभावो का शुद्धनय से कर्त्ता है। 

इन उद्धरणों मे ध्यान देने की बात यह है कि आत्मा को 
अनन्तज्ञान-सुख आदि पूर्णशुद्धभावों का कर्त्ता मुक्त-अवस्था में तो शुद्धनय से 
बताया है, पर उन्हीं पूर्णशुद्ध केवलज्ञानादि भावों का छद्मस्थ अवस्था में 
एकदेशशुद्धनिश्चय नय से कर्त्ता बताया है, जबकि वे केवलज्ञानादि उस 
समय हैं ही नहीं। 


निश्चयनय . कछ प्रश्नोत्तर ] [८९ 


यहाँ एकदेशशुद्धनिश्वयनय से भावना की अपेक्षा से एकदेशश॒द्धि से 
युक्त आत्मा को केवलज्ञानादि भावों का कर्त्ता अर्थात्‌ पूर्णशुद्ध कहा है; अत' 
यह भी जान लेना चाहिए कि यह नय भावना की अपेक्षा एकदेशशद्भता में 
पूर्णशुद्धता का कथन करता है। 

(२) प्रश्न--एकदेशशुद्धता के आधार पर सम्पूर्ण द्रव्य को शुद्ध 
कहना तो उचित प्रतीत नहीं होता? 

उत्तर:-इसमें क्या अनुचित है? प्रत्येक नय अपनी दृष्टि से जो भी 
कथन करता है, सम्पूर्ण द्रव्य के बारे में ही करता है। जब परमश॒द्ध 
निश्चयनय पर्याय मे अशुद्धता होने पर भी द्रव्य को शुद्ध कहता है; और 
इसीप्रकार जब द्रव्याश मे शुद्धता के रहते हुए भी पर्याय की अशद्भता के 
आधार पर अशुद्धनिश्चयनय सम्पूर्ण द्रव्य को ही अशुद्ध कहता है; तब 
एकदेशशुद्धनिश्वयनय भी एकदेशशरद्धि के आधार पर द्रव्य को शुद्ध कहे तो 
इसमें क्‍या अनुचित है? 

(३) प्रश्नः-इसप्रकार तो एकदेश-अशुद्धता के आधार पर सम्पूर्ण 
द्रव्य को ही अशुद्ध भी कहा जा सकता है? 

उत्तर:-क्यो नहीं? अवश्य कहा जा सकता है। कहा क्या जा सकता है, 
कहा ही जाता है। अशुद्धनिश्चयनय द्रव्य को अशुद्ध कहता ही है। 

(४) प्रश्न:-अशुद्धनिश्वयनय नही, एकदेश-अशुद्धनिश्चयनय कहो 
न? 

उत्तर:-एकदेश-अशुद्धनाश्चवनय भी कह सकते हैं, पर 
'एकदेश-अशुद्धनिश्चयनय नामक किसी नय का कथन आमम मे प्राप्त नहीं 
होता। उसके विषय को अशुद्धनिश्चयनय मे ही गर्भित कर लिया गया है। 
आप मानना चाहें तो मान लें। 

(५) प्रश्न:-क्या कहा? हम मानना चाहे तो मान ले। जब आगम में 
नहीं मिलता है तो हम क्‍यों मान लें? तथा जब आप हमे मान लेने की अनुमति 
देते हैं, तो फिर आगम में क्‍यों नहीं है? 

उत्तर:-आगम में उसके पृथक्‌ उल्लेख की आवश्यकता नहीं समझी, 
तो नहीं लिखा। आप आवश्यकता समझते हों तो मान लें, कोई आपत्ति नहीं 
है। 

इस सम्बन्ध में क्ष॒ललक श्री जिनेन्द्र वर्णी के विचार द्रष्टव्य हैं:- 

"आगम में क्‍योंकि जीवों को ऊँचे उठाने की भावना प्रमुख है, अतः यहाँ 
एकदेशशुद्धनोश्विवनय का कथन तो आ जाता है; पर 


९८०] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


एकदेशअशुद्धनिश्ववनय का कथन नहीं किया जाता। अपनी ब॒द्धि से हम 
एकदेश-अशुद्धनेश्वयनय को भी स्वीकार कर सकते हैं। जितनी कुछ नय 
आगम में लिखी हैं, उतनी ही हों - ऐसा नियम नहीं। वहाँ तो एक सामान्य 
नियम बता दिया है। उसके आधार पर अन्य नय भी यथायोग्यरूप से स्थापित 
की जा सकती हैं। जिसप्रकार साधक के क्षायोपशमिकभाव को 
एकदेशशुद्धनिश्चयनय से क्षायिकवत्‌ पूर्णशुद्ध कहा जाता है; उसीप्रकार 
उसको एकदेश-अशुद्धनिश्वनय से औदयिकवत्‌ पूर्ण-अशुद्ध भी कहा जा 
सकता है। इसमें कोई विरोध नहीं। " 

इस एकदेशर्दुष्टि में बारी-बारी भले शुद्धभाग को पृथक ग्रहण करके 
जीव को पूर्ण-अशुद्ध कह लीजिए।. . एकदेशदृष्टि में दोनों ही अपने-अपने 
स्थान पर पूरे-पूरे दिखाई देंगे। शुद्धाश को पृथक्‌ ग्रहण करने वाली यह 
एकदेशदष्टि ही एकदेश-शुद्धनेिश्ववनय कहलाती है। इस दृष्टि से 
साधक-अवस्था मे भी जीव सिद्धोंवत्‌ पूर्णशुद्ध ही ग्रहण करने में आता है। 
अतः कहा जा सकता है कि यह साधक पूर्ण शुद्धोपयोग का कर्त्ता तथा अनन्त 
परमानन्द का भोक्ता है।* ' 

(६) प्रश्न:-प्रथम प्रश्न के उत्तर मे क्षयोपशमभाव को 
एकदेश-शुद्धनिश्वयनय का विषय बताया गया है तथा अशुद्धनिश्चयनय 
का स्वरूप स्पष्ट करते हुए क्षायोपशमिक और औदयिक भावों के साथ जीव 
को तन्‍्मय (अभेद) बताना अशुद्धनिश्वयनय का कथन बताया था; अत. प्रश्न 
यह है कि क्षयोपशमिक भावों के साथ अभिन्‍नता बताना अशुद्धनिश्वयनय 
का विषय है या एकदेशशुद्धनिश्वचयनय का? 

उत्तर:-दोनो ही कथन सही हैं, क्योंकि क्षयोपशमभाव में शुद्धता और 
अशुद्धता - दोनों भावो का मिश्रण रहता है। क्षयोपशमभावब में विद्यमान 
शुद्धता के अंश के साथ आत्मा की अभेदता एकदेशशुद्धनिश्वयनय के विषय 
मे आती है और क्षयोपशमभाव मे विद्यमान अशुद्धता के अश के साथ 
अभेदता अशुद्धनिश्चयनय के विषय में आती है। 

अत' जहाँ क्षयोपशमभाव को अशुद्धनिश्चयनय से जीव कहा गया हो, 
वहाँ समझना चाहिए कि यह क्षयोपशमभाव के अशुद्धांश की अपेक्षा किया 
गया कथन है और जहाँ एकदेशशुद्धनिश्चयनय से कहा गया हो, वहाँ 





१ नयदर्षण, पृष्ठ ६२४, पंक्ति १२ से २२ 
२ बही, पृष्ठ ६२४, पंक्ति १ से १९ 


निश्चयनय : कछ प्रश्नोत्तर ] [९१ 


सा चाहिए कि यह क्षयोपशमभाव के शुद्धांश की अपेक्षा किया गया 
कथन है। 

ध्यान रहे एकदेशशुद्धनिश्चयनय का प्रयोग निर्मल परन्तु अपूर्ण पर्याय 
के साथ अभेदता मे ही होता है। अपूर्णता की अपेक्षा इसे 'एकदेश', 
निर्मलता - शुद्धता की अपेक्षा शुद्ध एवं अपनी पर्याय होने से 'निश्चय' कहा 
जाता है। इसप्रकार एकदेशशुद्धनिश्चयनय में अपनी निर्मल लेकिन अपूर्ण 
पर्याय के साथ द्रव्य की तन्‍्मयता बताना इष्ट होता है। पर्याय की निर्मलता 
इसे अशुद्धनिश्चयनय से पृथक्‌ रखती है एवं अपूर्णता शुद्धनिश्चयनय से 
पृथक्‌ रखती है। 

(७) प्रश्न:-निश्चयनय के चारों भेद किस-किस गुणस्थान मे पाये 
जाते है? 

उत्तर:-(अ) परमपारिणामिकभावरूप सामान्य-अश का ग्राही होने 
से परमशुद्धनिश्चयनय तो मुक्त और ससारी समस्त जीवो के पाया जाता है। 
अत वह तो चौदह गुणस्थानो और गणस्थानातीत सिद्धों मे भी पाया जाता है। 
इस नय की अपेक्षा संसारी और सिद्ध - ऐसे भेद ही सभव नहीं है। 'सर्व जीब 
हैं सिद्ध सम' या 'मम स्वरूप है सिद्ध समान' या 'सिद्ध समान सदा पद सेरो' 
आदि कथन इसी नय के है। 

'बर्णादि से लेकर गणस्थानपर्यन्त के सभी भाव जीव के नहीं हैं - यह 
कथन भी इसी नय की अपेक्षा से किया जाता है। 
"वर्णाद्या वा राग-मोहादयो वा भिन्‍ना भावा: सर्व एवास्य पुंस:' 


"जो निगोद में सो ही मश्नमें, सो ही मोख मज्नार । 
निश्चय भेद कछ भी नाहीं, भेद गिने संसार।। 


->ये सब कथन इसी नय के हैं। 

एक यही निश्चयनय है जो द्रव्यस्वभाव को ग्रहण करता है; शेष नय तो 
पर्यायस्वभाव को ग्रहण करनेवाले हैं। यही कारण है कि वे इसकी अपेक्षा 
व्यवहार हो जाते हैं, निषेध्य हो जाते हैं। 

यही वह नय है, जिसे पचाध्यायीकार ने 'नयाधिपति' कहा है और 
एकमात्र इसे ही निश्चयनय स्वीकार किया है। 

(ब) शुद्धनिश्चयनय पूर्णशुद्ध भावों अर्थात्‌ क्षायकभावरूप पर्यायो को 
द्रव्य में अभेदरूप से (ग्रहणकर) कथन करनेवाला होने से क्षायिकभाववालो में 
ही पाया जाता है। क्षायिकसम्यग्दर्शन की अपेक्षा यह चौथे गुणस्थान में भी 


९२] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


पाया जाता है और इसी अपेक्षा 'क्षायिकसम्यग्दष्टी को दृष्टिमुक्त कहा जाता 
है। यह भी कहा जाता है कि दृष्टि-अपेक्षा वह सिद्ध ही हो गया। 
'क्षायिकसम्यक्त्व की अपेक्षा सम्यग्दृष्टी को सिद्ध मानना-यह 
शुद्धनिश्ववनय है और सिद्ध समान सदा पद मेरो-यह 
परमशुद्ध-निश्चयनय है; क्योंकि इसमें सिद्ध के समान सदा ही अपना पद 
बताया गया है। वह किसी पर्याय की अपेक्षा नहीं बताया गया है, अपितु 
स्वभाव की अपेक्षा किया गया कथन है। 
अत यह चौथे गणस्थान से लेकर सिद्धो तक घटित हो सकता है। 
(स) मृक्तिमार्ग के साथ अभेदता स्थापित करने के कारण 
एकदेशशुद्धनिश्चयनय साधकजीब के ही पाया जाता है; अत' यह चत््‌र्थ 
गुणस्थान से बारहवें गुणस्थान तक ही समझना चाहिए। 
- इस सन्दर्भ में बहद॒द्रव्यसग्रह का निम्नलिखित कथन उल्लेखनीय है - 
'कर्तृत्वविषये. नयविभाग: कथ्यते। भिथ्यादृष्टेजीवस्य 
पुद्गलब्रव्यपर्यायरूपाणामास्वर्द धपृण्यपापपवार्थानां कर्तत्वमन्पचरिता- 
सद्भूतव्यवहारेण, जीवभावपर्यायरूपाणां पुनरशुद्धनिशि्चयनयेनेति। 
सम्यग्वृष्टेस्तु संवरनिर्जरामोक्षपवार्थातां. व्रव्यरूपाणां यत्कर्सत्वं 
तदप्यन्पथारितासद्भूतव्यवहारेण, जीवभावपर्यायरूपाणां तु 
वियक्षितेकदेशशुद्धनिश्वयनयेनेति। परमशुद्धनिश्ययनयेन तु :- 
"ज वि उप्पज्जइ, ण वि मरइ, बन्ध्‌ ण मोक्‍्ख करेह । 
जिउ परमत्थे जीदया, जिणयरू एऐँ भणेई।। 
-इति बचनाद बन्धमोक्षौ न स्तः। 
स॒ च॒ पूर्वोक्तविवक्षितिकदे शशुद्धनिश्यय आगमभावया कि भण्यते। 
स्वशुद्धात्मसम्पक्‌भ्रद्धानशानान्चरणरूपेण भविष्यत्तीत भव्य:, एवं 
भूतस्य भव्यत्वसंशस्थ पारिणामिकभावस्य संबन्धिनी व्यक्तिर्भण्यते। 
अध्यात्म भाषया पुनर्दृव्य शक्तिरूपशुद्धपारिणामिकभावविषये भावना 
भण्यते, पर्यायनामा न्तरेण निर्विकल्पसमाधिर्वा, शुद्वोपयोगादिक चेति।* 
अब कलनुंत्व के विषय मे नयविभाग का कथन करते है। मिथ्यादृष्टी 
जीव को पृद्गलद्रव्य के पर्यायरूप आस्रव, बंध, पण्य और पाप पदार्थों का 
कर्तृत्व अनुपचरित-असद भूतव्यवहारनय से और जीवभावपर्यायरूप आम्रव, 
बध पण्य व पाप पदार्थों का कतुंत्व अशुद्धनिश्वयनय से है। सम्यग्दृष्टी जीव 


१ बुहदद्रव्यसग्रह, पृष्ठ ९२ 


निश्चयनय कछ प्रश्नोत्तर ] [९३ 


को भी द्रव्यरूप संवर, निर्जा और मोक्ष पदार्थों का कतंत्व 
अनुपचरित-असद्भूतव्यवहारनय से है। और जीवभावपर्यायरूप संवर, 
निर्जरा व मोक्ष पदार्थों का कर्तृत्व विवक्षित एकदेशशुद्धनिश्चयनय से है। 
परमशुद्धनिश्वयनय से तो'- 

'हे योगी ! परमार्थ से यह जीव उत्पन्न नही होता है, मरता नहीं है, बंध 
और मोक्ष करता नही है-इसप्रकार जिनेन्द्र कहते हैं।' 

-इस बचन से जीव को बन्ध और मोक्ष नही है। 

पूर्वोक्त विवक्षित एकदेशशुद्धनिश्वयनय को आगमभाषा मे क्‍या कहते 
है? 

जो स्वश॒द्धात्मा के सम्यकृश्रद्धान -ज्ञान-आचरणरूप होगा, वह 'भव्य', 
इसप्रकार के 'भव्यत्व” नामक पारिणामिकभाव के साथ सबंधित '्यक्ति' 
कही जाती है। (अर्थात्‌ भव्यत्व पारिणामिकभाव की व्यक्तता अर्थात्‌ प्रगटता 
कही जाती है) और अध्यात्मभाषा मे उसे ही द्रव्यशक्तिरूप 
शद्धपारिणामकभाव की भावना कहते है, अन्य नाम से उसे 
'निर्विकल्पसमाधि' अथवा 'शुद्धोपयोग' आदि कहते है। 

(द) अशुद्धनिश्चयनय प्रथम गुणस्थान से बारहवें गुणस्थान तक 
वतंता है। जैसा कि बहदद्रव्यसग्रह की ३४ वी गाथा की टीका में कहा है'- 

'पमिथ्यावृष्टयादिक्षीणकषायपर्य न्तम्पर्यूपरि मंदत्यात्तारतम्येन 
ताववशुद्धनिश्चयो वर्तते। 

मिथ्यात्व गुणस्थान से लेकर क्षीणकषाय गृणस्थान तक ऊपर-ऊपर 
मदपना होने से तारतम्य से अशुद्धनिश्चयनय वर्तता है। ' 

(८) प्रश्न:-साधक के शुद्धोपयोग मे तो एकदेशशुद्धनिश्चयनय कहा 
था और यहाँ बारहवें गुणस्थान तक अशुद्धनिश्वयनय बताया जा रहा है। 
क्या शुद्धोपयोग में भी अशुद्धनिश्चयनय घटित होता है ? 

उत्तरः-हाँ, होता है, क्योंकि साधक का शुद्धोपयोग क्षयोपशम भावरूप 
है। क्षयोपशमभाव में एकदेशशुद्धनिश्चयनय एवं अशुद्धनिश्वयनय ऊपर 
घटित कर ही आये हैं, अतः यहाँ विशेष कथन अपेक्षित नहीं है। 

इसीप्रकार का प्रश्न बृहदद्रव्यसंग्रह, गाथा ३४ की टीका मे भी उठाया 
गया है। वहाँ जो उत्तर दिया गया है, उसे उन्हीं की भाषा में देखिये:- 

अशुद्धनिश्चयमध्ये मिथ्यादृष्टघादिगुणस्थानेवप्योगत्रयं व्याख्यातं, 
तत्राशुद्धतिश्चये शुद्वोपपोग: कर्थ घटते ? 

इति चेत्तत्रोत्तर :- शुद्धोपपोगे शुद्धवद्धकस्वभावों निजात्मा 


९४] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


ध्येयस्तिष्ठत, तेन कारणेन श॒द्धध्येयत्याच्छुद्धावलंबनत्वाण्छुद्धात्म- 
स्वरूपसाधकत्वाच्य शुद्धोपयोगो घटते। 

स॒च संवरशब्दवाच्य: श॒द्धोपयोग: संसारकारणभतमिथ्यात्व- 
रागाद्यशुद्धपर्यायववद्शुद्ो न भवाति तथेव फलभूतकेवलज्ञानलक्षणशुद्ध- 
पर्यायवत्‌ शुद्धो थप न भवति, किन्तु ताभ्यामशुद्धशुद्धपर्याया भ्यां विलक्षणं 
'शद्धात्मानुभुतिरूपनिश्ययर त्नत्रयात्मकं: मोक्षकारणमेकवेशव्यक्ति - 
रूपमेकदेशनिरावरणं च तृतीयमवस्थान्‍्तरं भण्यते। 

'शंका:-अशुद्धनिश्चयनय मे मिथ्यादृष्टि आदि गणस्थानों मे (अशुभ, 
शुभ और शुद्ध) तीन उपयोगो का व्याख्यान किया; वहाँ अशुद्धनिश्चयनय में 
शूद्धोपयोग किसप्रकार घटित होता है? 

समाधान:-शुद्धोपयोग मे शुद्ध, बुद्ध, एकस्वभावी निजात्मा ध्येय होता 
है। इसकारण शुद्धध्येयवाला होने से, शुद्ध-अवलबनवाला होने से और 
शद्धात्मस्वरूप का साधक होने से अशुद्धनिश्चयनय मे शुद्धोपयोग घटित 
होता है। 

'सवर' शब्द से वाच्य वह शुद्धोययोग ससार के कारणभूत 
मिथ्यात्व-रागादि अशुद्धपर्याय की भाँति अशुद्ध नही होता, उसीप्रकार उसके 
फलभत केवलज्ञानरूप शुद्धपर्याय के समान शुद्ध भी नही होता, परन्त्‌ वह 
शुद्ध और अशद्ध दोनों पर्यायों से विलक्षण, शुद्धात्मा के अनुभवरूप 
निश्चयरत्नत्रयात्मक, मोक्ष का कारणभूत, एकदेशप्रगट, 
एकदेशनिरावरण - ऐसी तृतीय अवस्थारूप कहलाता है। ' 

(९) प्रश्न:- निश्चयनय अभेद्य है, फिर भी प्रयोजनवश उसके 
भेद-प्रभेद किये गये है। -इस सदर्भ मे प्रश्न यह है कि वह कौनसा प्रयोजन 
था कि जिसके लिए अभेद्य निश्चयनय के भेद करने पडे? आशय यह है कि 
निश्चयनय के उक्त भेद-प्रभेदो से किस प्रयोजन की सिद्धि होती है? 

उत्तर:-जगत के सम्पूर्ण जीव अनन्त आनन्द के कद और ज्ञान के 
घनपिण्ड होने पर भी अपने-अपने ज्ञानानदस्वभावी स्वरूप से अनभिज्ञ रहने 
के कारण पर और पर्याय मे एकत्वब॒द्धि धारणकर जन्म-मरण के 
अनन्त दख़ उठा रहे हैं। पर और पर्याय से पृथक्‌ अपने आत्मा के ज्ञान, 
श्रद्धान और अनूचरण के अभाव के कारण ही अनन्त ससार बन रहा है। 
इसका अभाव निजशुद्धात्मस्वरूप के परिज्ञान बिना सभव नहीं है। पर और 
पर्याय से भिन्‍न निजशुद्धात्मस्वरूप के परिज्ञान के लिए ही निश्चयनय के ये 
भेद-प्रभेद किये गये है। 


निश्चयनय कछ प्रश्नोत्तर | [९५ 


सर्वप्रथम परद्रव्य और उनकी पर्यायो से भिन्‍नता एवं अपने गण-पर्यायों 
से अभिन्‍नता बताना अभीष्ट था; क्योंकि प्रत्येक द्रव्य की इकाई स्थापित किए 
बिना -स्पष्ट किये बिना वस्तु की स्वतन्त्रता एव स्वायत्तता स्पष्ट नहीं होती। 
प्रत्येक द्रव्य अपनी अच्छाई-ब्राई का उत्तरदायी स्वयं है, अपना भला-बुरा 
करने में स्वयं समर्थ है और उसके लिए पूर्ण स्वतन्त्र है - यह स्पष्ट करना ही 
अशुद्धनिश्चयनय का प्रयोजन है। अपने इस प्रयोजन की सिद्धि के लिए बह 
राग-द्वेष, सुख-द”ख जैसी अप्रिय अवस्थाओ को भी अपनी स्वीकार करता है 
उनके कर्तृत्व और भोक्तृत्व को भी स्वीकार करता है; उन्हें कर्मकृत या 
परकृत कहकर उनका उत्तरदायित्व दूसरों पर नहीं थोपता। 

प्रत्येक जीव को यह समझाना ही इस नय का प्रयोजन है कि यद्यपि 
परपदार्थ और उसके भावो का कर्त्ता-भोक्ता या उत्तरदायी यह आत्मा नही है, 
तथापि रागादि विकारी भावरूप अपराध स्वय की भुल से स्वय मे स्वय हए हैं; 
अत उनका कर्त्ा-भोक्ता या उत्तरदायी यह आत्मा स्वय है। 

जब यह आत्मा परद्रव्यो से भिन्‍न और अपने गुण-पर्यायों से अभिन्न 
अपने को जानने लगा, तब इसे क्रमश. पर्यायों से भी भिन्‍न त्रिकाली ध्रुव 
स्वभाव की ओर ले जाने के लक्ष्य से एकदेशशुद्धनिश्वयनय से यह कहा कि 
जो पर्याय पर के लक्ष्य से उत्पन्न हुई, जिसकी उत्पत्ति मे कर्मादिक परपदार्थ 
निमित्त हुए, जो पर्याय द'ख़स्वरूप है; उसे तू अपनी क्यो मानता है? तेरा 
आत्मा तो ज्ञान और आनन्द पर्याय को उत्पन्न करे - ऐसा है। जो पर्याय स्व 
को विषय बनाये, स्व मे लीन हो, वही अपनी हो सकती है। ज्ञानी तो उसी का 
कर्त्ता-भोक्ता हो सकता है। रागादि विकारी पर्यायों को अपना कहना तो स्वयं 
को विकारी बनाना है, अज्ञानी बनाना है; क्योंकि विकार का कर्त्ता-भोक्ता 
विकारी ही हा सकता है। य तो अज्ञानमय भाव है, इनका कर्त्ता-भोक्ता -स्वामी 
तो अज्ञानी ही हो सकता है। भले ही ये अपने में पैदा हुए हों, पर ये अपने नहीं 
हो सकते। - इसप्रकार विकार से हटाने के लिए निर्मलपर्याय से अभेद 
स्थापित किया। 

निर्मलपर्याय से भी अभेद स्थापित करना मूल प्रयोजन नहीं है, मूल 
प्रयोजन तो त्रिकाली द्रव्यस्वभाव तक ले जाना है, उसमें ही अहंबुद्धि स्थापित 
करना है; पर भाई ! एक साथ यह सब कैसे हो सकता है? अतः धीरेधीरे बात 
कही जाती है। 'तू तो निर्मलपर्याय का धनी है, कर्त्ता है, भोक्ता है; विकारी 
पर्याय का नहीं -यह एकदेशशुद्धनेश्ववनय का कथन एक पडाव है, 
गन्तव्य नहीं। यह आत्मा एक बार राग को तो अपना मानना छोडे, फिर 


९६] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


निर्मलपर्याय से भी आगे ले जायेंगे। राग तो निषेध करने योग्य है न? यदि राग 
निषेध करने योग्य है, तो वह अपना कैसे हो सकता है? जो निषेध्य है, वह मैं 
नही हो सकता, मैं तो प्रतिपाद्य हूँ। राग निषेध्य है, अतः व्यवहार है। 
निर्मलपर्याय करने योग्य है, प्राप्त करने योग्य है, इसलिए निश्चय है। 
निर्मलपर्यायरूप निश्चय विकाररूप व्यवहार का निषेध करता हुआ, उसका 
अभाव करता हुआ उदय को प्राप्त होता है। 

इसप्रकार एकदेशशुद्धनिश्चयनय का प्रयोजन निर्मलपर्याय से त्रिकाली 
धव की एकता स्थापित कर, विकारीपर्याय से पृथकृता स्थापित करना है। 

विकारीपर्याय से पृथकृता स्थापित हो जाने पर अब कहते है कि 
एकदेशशुद्धनिश्वयनय ने विकारीपर्याय से पृथकृता बताने के लिए जिस 
निर्मलपर्याय के साथ अभेद स्थापित किया था, वह भी अपूर्ण होने से आत्मा 
के स्वभाव की सीमा में कैसे आ सकती है? आत्मा का स्वभाव तो परिपूर्ण है, 
उसके आश्रय से तो पर्याय मे भी पूर्णता प्रगट होना चाहिए। यदि परिपूर्ण 
स्वभाव का परिपूर्ण आश्रय हो तो फिर अपूर्ण पर्याय क्यों प्रगटे? पर्याय की यह 
अपूर्णता परिपूर्ण स्वभाव के अनुरूप नही है, अनुकूल भी नहीं है। अत इसे 
भी उसमे कैसे मिलाया जा सकता है, कैसे मिलाये रखा जा सकता है? 
एकदेशशुद्धनिश्चयनयरूप साधकदशा तो प्रस्थान है, पहँचना नही, पथ है, 
गन्तव्य नही; साधन है, साध्य नही। तथा मैं तो परिपूर्ण केवलज्ञानस्वभावी 
हैं, मै तो अनन्त अतीन्द्रिय-आनन्द का कत्ता-भोक्ता हूँ, मैं तो 
अनन्तचतष्टयलक्ष्मी का स्वामी हूँ, आखिर इस क्षयोपशमभाव से मुझे क्‍या 
लेना-देना ” और इसका भरोसा ही क्या? आज का क्षयोपशमसम्यर्दृष्टी कल 
मिथ्यादृष्टी बन सकता है। आज का अच्छश - भला विद्वान कल स्मृति-भंग होने 
से अल्पन्ञ रह सकता है। आज का क्षयोपशमसंयमी कल असयमी हो सकता 
है। 

निर्मल हुई तो क्‍या, इस अपूर्ण एवं क्षणध्वंशी पर्याय से मुझे क्या? यह 
तो आनी-जानी है। मेरे जैसे स्थायीतत्त्व का एकत्व, स्वामित्व, कर्तृत्व एव 
भोकतृत्व तो क्षायिकभावरूप चिरस्थायी अनन्तचतृष्टयादि से ही हो सकता 
है। 

इसप्रकार जब निर्मलपर्याय से भी पृथकृता स्थापित कर पूर्णशुद्ध 
क्षायिकपर्याय से युक्त द्रव्यग्राही शुद्धनिश्चयनय प्रगट होता है, तब 


एकदेशशुद्धपर्याय निषिद्ध हो जाती है; निषिद्ध हो जाने से व्यवहार हो जाती 
है। 


निश्चयनय कछे प्रश्नोत्तर | [९७ 


इसप्रकार अपने प्रयोजन की सिद्धि करता हुआ एकदेशशुद्धनिश्चयनय 
भी निषिद्ध होकर व्यवहारपने को प्राप्त हो जाता है, और 
साक्षात्शुद्धनेश्चयनय प्रगट होता है। 

यद्यपि क्षायिकभाव स्थायी है, अनन्त है, तथापि अनादि का तो नही। मै 
तो अनादि-अनन्त तत्त्व हूँ। इस क्षायिकपर्याय से भी क्या महिमा है मेरी ? मै तो 
ऐसा महिमावन्त पदार्थ हूँ कि जिसमे केवलज्ञान जैसी अनन्तपर्याये निकल 
जावे तो भी मझमे कोई खट (कमी) आनेवाली नही। मै तो अखूट-अट्ट पदार्थ 
हूँ। केवलज्ञानादि क्षायिकभाव भी सनन्‍्तति की अपेक्षा भले ही अनन्तकाल तक 
रहनेवाले हो, पर वस्तुत तो पर्याय होने से एकसमय मात्र के है। मै 
क्षायिकभाव जितना तो नही, ये तो मुझमे उठनेवाली तरगे मात्र है। सागर 
तरगमात्र तो नही हो सकता। यद्यपि तरगे सागर मे ही उठती है, तथापि 
तरगो को सागर नहीं कहा जा सकता। सागर की गभीरता, सागर की 
विशालता इन लहरो मे कहाँ? सागर सागर है और लहरे लहरे है। सागर 
लहरे नही और लहरे सागर नहीं। खरा सत्य तो यही है, परमार्थ तो यही है 
इसप्रकार परमभावग्राहीशुद्धीश्चवनय. शुद्धनेश्ववनय_ या 
साक्षात्शुद्धनिश्वयवनय का भी निषेध करता हुआ उदित होता है और 
साक्षात्शद्धनेश्चयनय भी व्यवहार बनकर रह जाता है। 

इसप्रकार निश्चयनय के ये भेद-प्रभेद परम श॒द्धनिश्चयनय के विषय भत 
त्रिकाली ध्रवतत्त्व तक ले जाते है। सभीप्रकार के निश्चयनयो का वास्तविक 
प्रयोजन तो यही है। इसी ध्येय के पूरक और भी अनेक प्रयोजन होते है, हो 
सकते है: पर मल प्रयोजन तो यही है। 

'न॒ तथा शब्द से सबका निषेध करनेवाला परमशुद्धनिश्वयनय कभी 
भी किसी भी नय द्वारा निषिद्ध नही होता, अत वह कभी भी व्यवहारपने को 
प्राप्त नही होता, किन्तु वह सबका निषेध करके स्वय निवृत्त हो जाता है और 
निर्विकल्प आत्मानभूति का उदय होता है। वास्तव मे यह आत्मानभूति की 
प्राप्ति ही इस सपूर्ण प्रक्रिया का फल है। 

(१०) प्रश्न:-यदि निश्चयनय के इन भेदो को स्वीकार न करे तो? 

उत्तर:-निश्चयनय के इन भेद-प्रभेदों को यदि आप कर्थचित॒ 
अस्वीकार करना चाहते हो तो कोई आपत्ति नहीं, हमें भी इष्ट है। उनका 
कर्थोचत्‌ निषेध तो हम भी करते आए है, क्योंकि पूर्व के निषेध बिना आगे का 
नय बनता ही नहीं है। पर यदि आप उनका सर्वथा निषेध करना चाहते हैं तो 
अनेक आपत्तियाँ खड़ी हो जावेंगी। 


९८] पिरमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


अशुद्धनिश्चयनय के सर्वथा निषेध से आत्मा में रागादिभाव रहेंगे ही 
नहीं। ऐसा होने पर आस्रव, बंध, पुण्य और पापतत्त्व का अभाव हो जाने से 
संसार का ही अभाव हो जावेगा। ससार का अभाव होने से मोक्ष का भी अभाव 
हो जायेगा, क्‍योंकि मोक्ष संसारपूर्वक ही तो होता है। 

दूसरे रागादिभाव भी आत्मा से वैसे ही भिन्‍न सिद्ध होंगे, जैसे कि अन्य 
परद्रव्य, जो कि प्रत्यक्ष से विरुद्ध है। मृत्यु के बाद देहादि परपदार्थ यहाँ रह 
जाते हैं, पर राग-द्वेष साथ जाते है। 

एकदेशशुद्धनिश्चयनय नहीं मानने से साधकदशा का ही अभाव 
मानना होगा। साधकदशा का नाम ही तो मोक्षमार्ग है, अत मोक्षमार्ग ही न 
रहेगा। मोक्षमार्ग नहीं होगा तो मोक्ष कहाँ से होगा? मोक्ष और मोक्षमार्ग के 
अभाव मे सवर, निर्जरा और मोक्षतत्त्व की भी सिद्धि नही हो सकेगी। 

*  इसीप्रकार शुद्धनिश्चयनय नही मानने पर क्षायिकभाव के अभाव होने 
से मोक्ष और मोक्षमार्ग का अभाव सिद्ध होगा, क्योंकि फिर तो एक मात्र 
परमभावग्राही शुद्धनय रहेगा और उसकी दृष्टि से तो बध-मोक्ष है ही नहीं। 

दूसरी बात यह है कि परमशुद्धनय के विषयभूत त्रिकाली शुद्धात्मा के 
स्वरूप का निश्चय भी शुद्धनय के विषयभूत क्षायिकभावरूप प्रकट पर्यायो के 
आधार पर होता है। सिद्ध समान सदा पद मेरो मेआत्मा के त्रिकाली स्वभाव 
को सिद्धपर्याय के समान परिपूर्ण ही तो बताया गया है। अत यदि क्षायिकभाव 
को विषय बनानेवाले शुद्धनय को स्वीकार न करेगे, तो फिर परमशुद्धनय के 
विषयभूत त्रिकाली द्रव्य का निर्णय कैसे होगा? 

अत यदि सर्वलोप की इस महान आपत्ति से बचना चाहते हो तो ऐसे 
एकान्त का हठ मत करो। 

(११) प्रश्न:-यदि ऐसी बात है तो आप कर्थंचित्‌ निषेध भी क्यों करते 
हो? 


उत्तर:-यदि कर्थाचत्‌ भी निषेध न करे तो अनादि का छिपा हुआ 
त्रिकाली परमतत्त्व छिपा ही रहेगा। वह हमारी दृष्टि का विषय नही बन 
पायेगा। जब वह दृष्टि का विषय नहीं बनेगा तो मोक्षमार्ग का आरंभ ही न 
होगा और जब मोक्षमार्ग का आरभ नहीं होगा तो मोक्ष कैसे होगा? 

इसप्रकार हम देखते है कि कथित निषेध नहीं करने से भी वे ही 
आपत्तियाँ खडी हो जाती है, जो सर्वथा निषेध करने से होती थीं। 

(१२) प्रश्न:-कर्थंचित्‌ भी निषेध न करने से त्रिकालीतत्त्व दृष्टि का 
विषय क्यो नहीं बन पावेगा और सर्वथा निषेध से होनेवाली आपत्तियाँ कैसे 


निश्चयनय क्छ्ठ प्रश्नोत्तर | [९९ 


खडी हो जावेगी? 

उत्तर:- भाई ! यह बात तो नौवें प्रश्न के उत्तर में विस्तार से स्पष्ट की 
जा चकी है कि एकदेशशुद्धनिश्वयनय अशुद्धनेश्ववनय का तथा 
शुद्धनिश्चयनय एकदेशशुद्धनिश्चयनय का निषेध करता हुआ उदित होता 
है। इसीप्रकार परमशुद्धनिश्वयनय भी शुद्धनिश्चयनय का अभाव करता 
हुआ उदय को प्राप्त होता है और अन्त में स्वयं निवृत हो जाता है, तब 
आत्मसाक्षात्कार होता है, आत्मानुभूति प्रगट होती है। 

अतः यदि हम उन्हें कर्थाचित्‌ भी निषेध्य स्वीकार न करें तो फिर 
आत्मानुभूति कैसे प्रगट होगी? आत्मानुभूति प्रगट होने की प्रक्रिया तो 
उत्तरोत्तर निषेध की प्रक्रिया ही है। 

दृष्टि का विषय त्रिकाली शुद्धात्मतत्त्व तो आत्मान भृति में ही प्रगट होता 
है; अत जब उत्तरोत्तर निषेध की प्रक्रिया से प्रगट होनेवाली आत्मानभूति ही 
नही होगी तो फिर वह त्रिकालीपरमतत्त्व तो छिपा ही रहेगा। 

तथा जब आत्मानुभूति ही प्रगट नहीं होगी तो मोक्षमार्ग भी नहीं बनेगा, 
क्योकि मोक्षमार्ग का आरंभ तो आत्मानुभूति की दशा मे ही होता है। जब 
मोक्षमार्ग ही नही बनेगा तो मोक्ष कहाँ से होगा? 

इसप्रकार यह निश्चित है कि कर्थंचित्‌ भी निषेध नहीं करने से वे सभी 
आर्पत्तियाँ खडी हो जावेगी, जो सर्वथा निषेध करने से होती थीं। 

निश्चयनय के उक्त भेद न तो सर्वथा निषेध्य है और न सर्वथा 
अनिषेध्य। प्रत्येक नय अपने-अपने प्रयोजन की सिद्धि करनेवाला होने से 
स्वस्थान मे निषेध करने योग्य नहीं है। प्रयोजन की सिद्धि हो जाने पर उसकी 
उपयोगिता समाप्त हो जाती है, अत. उसका निषेध करना अनिवाय हो जाता 
है। यदि उसका निषेध न करे तो उत्तरोत्तर विकास की प्रक्रिया अवरुद्ध हो 
जाती है। अत. तत्सबंधी प्रयोजन की सिद्धि हो जाने पर, आगे बढ़ने के 
लिए- आगे के प्रयोजन की सिद्धि के लिए पूर्वकंधित नय का निषेध एवं आगे 
के नय का प्रतिपादन इष्ट हो जाता है। 

इसप्रकार स्याद्वाद ही शरण है, अन्य कोई रास्ता नहीं है. अधिक 
विकल्पों से कोई लाभ नही होगा। वस्तु बडी अदभुत है, इसलिए उसकी बात 
भी अद्भुत है। अत विकल्पों का शमन करके निर्विकल्प होने मे ही सार है। 
वस्तनिरविकल्प है: अत उसकी प्राप्ति भी निर्विकल्प दशा में ही होती है। 

यदि आप निश्चयनय के भेद-प्रभेदों के सबध मे उक्त स्याद्भाद की 
शरण न लेंगे तो सात तत्त्वो की भी सिद्धि सम्भव न होगी। 


१००] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


(१३) प्रश्न -निश्वयनय के भद-प्रभदों के सम्बन्ध में उक्त स्याह्गाद 
को स्वीकार न करने पर सप्ततत्त्व की सिद्धि मे क्या बाधा आवेगी? क्या सात 
तच्त्यों के निर्धारण मे निश्चयनय के उक्त भेद-प्रभेदो का कोई हाथ है? यदि 
हाँ, तो क्या और कैसे? कृपया स्पष्ट करे। 

उत्तर:-प्रत्येक द्रव्य परद्रव्यो एव उनके गण-पर्यायो से भिन्‍न तथा 
अपने गुण-पर्यायो से अभिन्‍न है -सामान्यत यह कथन निश्चयनय का है। 
किसी द्रव्य को अन्यद्रव्य और उनके भावों से अभिन्न कहना या अन्यद्रव्य के 
भावों का कर्त्ता-हर्ता कहना व्यवहारनसय का वचन है। 

निश्चयकथन भतार्थ है और व्यवहारकथन प्रयोजनवश किया गया 
उपचरितकथन है। व्यवहारकथन प्रयोजनपुरत ही भृतार्थ है, वस्तुत तो वह 
अभतार्थ ही है। इसप्रकार दो द्रव्यो के बीच अत्यन्ताभाव की मोटी दीवार है, 
कीई किसी का कर्त्ता-हत्ता-धर्त्ता नहीं है। सभी द्रव्य अपनी-अपनी 
अच्छी-बरी परिणति के उत्तरदायी स्वय है। 

-सब द्रव्यो के सम्बन्ध मे यह महासत्य त्रिकाल अबाधित है, द्रव्यों की 
अनन्त स्वतन्त्रता का उदघोषक है। 

समयसार, गाथा ३ की टीका मे आचार्य अमृतचन्द्र ने इस महासत्य की 
घोषणा इसप्रकार की है - 

 समयशब्वेनात सामान्येन सर्व एवार्थोर्धभधीयते। समयत 
एकीभायेन स्वगुणपर्यायान्‌ गच्छतीति निरुकक्‍्ते तत: सर्वत्रापि 
धर्माधर्माकाशकालपुद्गलजीयद्रव्यात्मनि लोके ये यावंत: केचनां 5प्यर्थास्ते 
सर्व एवं स्वकीयद्रव्यांतर्मग्नानन्तस्वधर्मचक्रच॒म्बिनोअीप परस्परम- 
चम्बतो <त्यंतप्रत्यासत्तावषि नित्यमेव स्वरूपादपतंत: पररूपेजापरिणमना- 
बविनष्टानंतव्यक्तित्याट्टंकोत्कीर्ण इच तिथ्ठंत: समस्तविरुद्धाविरुद्धकार्य - 
हेतुतवा शश्ववेब विश्वमनुगृहणंतोी नियतमेकत्थनिश्चयगतत्वेनेव 
सौंदर्यमापथ्चन्ते, प्रकारान्तरेण सर्वसंकरादिवोधापत्ते:। 

यहाँ, समय' शब्द से सामान्यतया सभी पदार्थ कहे जाते है, क्योकि 
व्यूत्पत्ति के अनुसार 'समयते' अर्थात्‌ एकीभाव से (एकत्वपूर्वक) अपने 
गुण-पर्यायो को प्राप्त होकर जो परिणमन करता है, सो समय है। इसीलिए 
धर्म-अधर्म-आकाश-काल-पुद्गल-जीवद्रव्यस्वरूप लोक में सर्वत्र जो कछ 
जितने पदार्थ है, वे सभी निश्चय से (वास्तव मे) एकत्वनिश्चय को प्राप्त होने 
से ही सुन्दरता को पाते है; क्योंकि अन्य प्रकार से उनमें सर्वसकरादि दोष आ 
जायेगे। वे सब पदार्थ अपने द्रव्य मे अन्तमंग्न रहने वाले अपने अनन्तधर्मों के 


निशभचयनय कछ प्रश्नोत्तर ] [१०१ 


चक्र को (समूह को) चुम्बन करते है-स्पर्श करते हैं, तथापि वे परस्पर एक 
दूसरे को स्पर्श नहीं करते। अत्यन्त निकट एकक्षेत्रावगाहरूप से तिष्ठ रहे हैं, 
तथापि वे सदाकाल अपने स्वरूप से च्यूत नही होते। पररूप परिणमन न 
करने से अनन्त-व्यक्षिता नष्ट नहीं होती, इसलिए वे टकीत्कीर्ण की भाँति 
(शाश्वत) स्थित रहते हैं और समस्त विरुद्ध कार्य तथा अविरुद्ध कार्य दोनो 
की हेतुता से वे सदा विश्व का उपकार करते है-टिकाये रखते हैं। ' 

आगम के इस महासत्य की ठोस दीवार को आधार बनाकर परमागम 
अर्थात्‌ अध्यात्म, आत्मा की अनुभूति है लक्षण जिसका ऐसे मोक्षमार्ग की 
प्राप्ति के प्रयोजन से निश्चयनय की उक्त परिधि को भी भेदकर द्रव्यस्वभाव 
की सीमा से पर्याय को पृथक कर, गुणभेद से भी भिन्‍न अभेद अखण्ड त्रिकाली 
आत्मतत्त्व को जीव कहता है, क्योकि वही दृष्टि का विषय है, वही ध्यान का 
ध्येय है और वही परमशुद्धनिश्चवयनय का विषय है। 

यद्यपि अशुद्धनिश्चयनय से रागादिभाव आत्मा की ही विकारी पयये 
है, तथापि शुद्धनिश्वयनय उन्हे स्वीकार नहीं करता। उन्हे पदगलकर्म के 
उदय से उत्पन्न हुए होने के कारण निमित्त की अपेक्षा से पदगल कह दिया 
जाता है। किन्तु एक तो वे पदगल मे होते देखे नही जाते है, दूसरे यदि उन्हें 
पृदगल का माना जाएगा तो एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को छुता नही, एक द्रव्य दूसरे 
भावा का कत्ता-हत्ता नहीं -इस महासिदान्त का लाप हान वा प्रसंग उर्पास्थत 
होगा। अत न उन्हे जीवतत्त्व मे ही सम्मिलित माना जा सकता है और न 
पृदगलरूण अजीवतत्त्व में ही। यही कारण है कि उन्हे आम्रवादितत्त्व के रूप 
मे दोनो से पृथक ही रखा गया है। इसप्रकार जिनवाणी मे रागादिभाव आस्रव, 
बन्ध, पण्य व पापरूप स्वतन्त्रतत्त्व के रूप में उल्लिखित हए हैं। 

इसीप्रकार अपूर्णशुद्धपर्यायें सवर व निर्जग तथा पर्णशुद्धपर्याय मोक्ष 
स्व॒तन्त्रतत्त्व के रूप मे उल्लिखित हुई है, क्योंकि पर्याय होने से इन्हे भी दृष्टि 
के विषय मे शामिल नहीं किया जा सकता है। 

द्रव्यास्रवांदि और द्रव्यसंवरादि के सम्बन्ध मे भी इसीप्रकार जानना 
चाहिए, क्योकि यद्यपि वे वस्तुत. तो पुदगल की ही पर्याये है तर्थापि उनमे 
जीव के रागादि विभाव और वीतरागादि स्वभावभाव निर्मित्त होते है। 

इसप्रकार भावास्रवादि व भावसवरादिरूप जीव की पर्यायो एवं 
द्रव्याश्रवादि व द्रव्यमवरादिर्प अजीव की पर्यायो को सॉम्मलित कर 
पर्यायरूप आम्रवादि व सवरादि तत्त्वों को पृथक्‌ रखना ही उचित है, क्योकि 
न तो उन्हे परमशुद्धनिश्चयनय के विषयभृत जीवद्रव्य मे ही शामिल किया 


१०२] पिरमभाव- प्रकाशक नयचक्र 


जा सकता है और न उन्हें सर्वथा पुदूगल ही माना जा सकता है। 

परजीबों, पुद्गलादि अजीवो तथा आख्रवादि पर्यायतत्त्वों से भी भिन्‍न 
निजशुद्धात्मतत्त्व ही वास्तविक निश्चय अर्थात्‌ परमशुद्धनश्चयनय का 
विषय है। 

नवतत्त्वों मे छपी हुई, परन्तु नवतत्वों से पृथक्‌ आत्मज्योति ही 
शुद्धात्मतत्त्व है'। इस शुद्धात्मतत्त्व को दृष्टि, ज्ञान और ध्यान का विषय 
बनाना ही सम्यर्दर्शन-ज्ञान-चारित्र है, मोक्षमार्ग है। इस प्रयोजन की सिद्धि 
# लिए ही अध्यात्मरूप परमागम निश्चयनय के उक्त भेद-प्रभेद करता है 
और फिर उन भेद-प्रभेदो मे एक परमशुद्धनेश्ववनय को ही 
परमार्थ - निश्चय स्वीकार कर निश्चयनय के अन्य भेदो को व्यवहार 
कहकर अभूतार्थ कह देता है अर्थात्‌ उनका निषेध कर देता है। 

आत्मा के अनुभवरूप प्रयोजन की सिद्धि परमागम की उक्त प्रक्रिया से 
ही सभव है। 

आगम मे छह द्रव्यो की मुख्यता से और अध्यात्मरूप परमागम मे 
आत्मद्रव्य की मुख्यता से कथन होता है। 

(१४) प्रश्न:-आपने अभी-अभी अध्यात्म को परमागम कहा है, 
इसका उल्लेख कही आगम में भी है क्‍या? 

उत्तर:-हाँ, है। आचार्य जयसेन प्रवचनसार, गाथा २३२ की टीका मे 
'णिच्छिती आगमदो' पद की व्याख्या करते हुए लिखते है - 

जिश्छिती आगमदो, सा च॑ पदार्थनिश्चित्तिरागमतो भवति। 
तथाहि :- लगना न केबल- 


मसागमाश्यासात्त ( शेका- 
दध्यात्मात्िधानात्परमागमाच्च पदार्थपरिच्छित्ति भवाति। 

'णिच्छित्ती आगमदो' अर्थात्‌ पदार्थों का निश्चय आगम से होता है। 
इसी बात का विस्तार करते हैं कि जीवभेद और कर्मभेद के प्रतिपादक आगम 
के अभ्यास से पदार्थों का निश्चय होता है, परन्तु न केवल आगम के अभ्यास 
से, बल्कि समस्त आगम के सारभूत चिदानन्द एक परमात्मतत्त्व के प्रकाशक 
अध्यात्म नाम के परमागम से भी पदार्थों का ज्ञान होता है।' 

(१५) प्रश्नः-आपने कहा कि इसीप्रकार द्रव्याश्रवादि को भी समझना 
चाहिए; तो कया जिसप्रकार भावाम्रवादिरूप राग-द्वेधादिभावो को पुदगल 


53 सेबतस्थगतत्व ४प यदकल्च ने मज्याते “>समयसार कलश ७ 


निश्चयनय कछ प्रश्नोत्तर ] [१०३ 


कहा जाता है, उसीप्रकार द्रव्यास्रवादि को जीव भी कहा जा सकता है? यदि 
हाँ, तो क्या कहीं आगम में भी ऐसा उल्लेख है? और यदि नहीं है तो क्यों नहीं 
है? 

उत्तर:-जब पुदगलकर्म के उदय के निमित्त से होनेवाले जीव के 
विकारी भावों को पुदुगल कहा जा सकता है तो फिर जीव के विकारी भावों के 
निमित्त से होनेवाले द्रव्यास्रवादि को जीव कहने में क्या आपत्ति हो सकती है? 

यद्यपि दोंनों पक्षों में समान अपेक्षा है; तथापि परमागम में रागादिरूप 
भावास्रवादि को पुद्गल तो कहा गया है, किन्तु द्रव्याय्रवादिरूप से परिणमित 
कार्मणवर्गणाओं को आगम में जीव नहीं कहा गया है। 

इसका कारण यह है कि आचार्यों की दृष्टि आत्महित की रही है। अतः 
आत्महित की दृष्टि से अध्यात्म नामक आगम के भेद परमाग़म में रागादि को 
पुद्गल तो कहा गया है; परन्तु पुदगल के हित और अहित की कोई समस्या न 
होने से अधि+आत्म-अध्यात्म के समान कोई अधिपुद्गल नामक भेद आगम 
में नहीं है, जिसमे द्रव्यास्रवांदि को जीव कहा जाता। यही कारण है कि 
द्रव्याम्रवांदि को जीव कहनेवाले कथन उपलब्ध नहीं होते। इसप्रकार के 
कथनों का कोई प्रयोजन भी नहीं है और आवश्यकता भी नहीं है। 

परमागम आगम का ही अंश है, जिसे अध्यात्म भी कहते हैं। अध्यात्म 
में रंग, राग और भेद से भी भिन्‍न परमशुद्धनिश्चयनय व दृष्टि के विषयरूप 
एव ध्यान के ध्येयरूप, परमपारिणामिकभावस्वरूप त्रैकालिक व अभेदस्वरूप 
निजशुद्धात्मा को ही जीव कहा जाता है। इसके अतिरिक्त सभी भावों को 
अनात्मा, अजीव, पुद्गल आदि नामों से कह दिया जाता है। इसका एकमात्र 
प्रयोजन दृष्टि को पर, पर्याय व भेद से भी हटाकर निजशुद्धात्मतत्त्व पर लाना 
है, क्योंकि सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र की उत्पत्ति, स्थिति, वृद्धि और पूर्णता 
निजशुद्धात्मतत्त्व के आश्रय से ही होती है। अध्यात्मरूप परमागम का 
समस्त कथन इसी दृष्टि को लक्ष्य में रखकर होता है। 

इस सन्दर्भ में समयसार, गाथा ३२० पर आचार्य जयसेन की टीका के 
पश्चात्‌ का निम्नलिखित अंश द्रष्टव्य है'- 

"औपशमिकादिपंच भावानां मध्ये केश भावेन मोक्षो भवतीति' 
विचार्यते। तत्रीपशमिकक्षायोपशमिकक्षायिकौैदयिकभावचत्ष्टयं पर्याय- 


१ हस टीका पर हुए पृज्य श्री कानजी स्वामी के प्रबथन ज्ञानचक्मु' नामक पुस्तक के रूप में गुजराती में 
प्रकाशित हो चुके हैं 


१०४] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


रूप॑ भवति शुद्धपारिणामिकस्तु व्रव्यरूप इति। तच्य परस्परसापेक्षं 
द्रव्यपर्यायद्रयमात्मा पदार्थों भण्यते। तत्र तावज्जीवत्वभव्यत्वा भव्यत्यत्रिविध - 
पारिणामिकभावमध्ये शुद्धजीवत्व॑ शक्तिलक्षणं। यत्पारिणामिकत्य॑ 
तच्छुद्वद्रव्यार्थिकनयाश्ितत्यान्निरावरणं 'शुद्धपारिणामिक भावसंश 
ज्ञातव्यं तत्त बंधमोक्षपययिपरिणतिरहितं। यत्पुनर्दशप्राणरूपं जीवत्य॑ 
भव्या भव्यत्वहय तत्पर्यायार्थिकनयात्रितत्वादशुद्धपारिणामिक भाव - 
संज्ञमिति। 

कथमश॒द्धमिति चेत्‌? 

संसारिणां 'शुद्धनयेन सिद्धानां तु सर्ववैव 
दशप्राणरूपजीवत्व भव्या भव्यत्वदया भावादिति। तस्थ त्रयस्थ मध्ये 
भव्यत्वलक्षणपारिणामिकस्य तु यथासंभव च सम्पक्त्वादिजीवगुणधातकं 
देशधातिसर्वधातिसंज्ञ मोहादिकर्मसामान्यं पर्याधार्थिकनयेन प्रच्छादकं 
भवाति इति विज्ञेयं+ तत्र च यदा कालाविलब्धिवशेन 
भव्यत्वशकक्‍्तेय्यक्तिर्भधवीति तवा्य॑ जीव'._ सहजशुद्धपारिणामिक 
भावलक्षणनिजपरमात्मद्रव्यसम्यकृश्रद्धानज्ञानानचरणपर्यायरूपेण परिण- 
मति। तच्च परिणमनमागम भाषयोष शमिकक्षायोपशमिकक्षायिकं भावत्रयं 
भण्यते। अध्यात्मभाषया पुन शुद्धात्माभिमुखपरिणाम. शुद्धोपयोग 
इत्यादि पर्यायसंज्ां लभते। 

सच पर्याय शुद्धपारिणामिकभावलक्षणश॒द्धात्मद्रव्यात्कथंचिद्‌- 
भिन्न । कस्मात्‌? भावनारूपत्वात। शुद्धपारिणामिकस्तु भावनारूपो न 
भवति। य्ेेकांतेनाशुद्धपारिणामिकादभिननों भवाति, तदास्य भावनारूपस्य 
मोक्षकारणभूतस्यथ मोक्षप्रस्तावा विनाशे जाते. सति 
शूद्धपारिणामिकभावस्यापपि विनाश: प्राप्नोति, न च तथा। 

ततः स्थित - शुद्धपारिणामिकभावविषये या भावना तद्गपं 
यवौपशमिकादि भावत्रय॑तत्समस्तरागादिरहितत्वेन शुद्धोपादानकारण- 
त्वान्मोक्षकारणं भवति, न च शुद्धपारिणामिक.। यस्त्‌ शक्तिरूयो मोक्ष: स 
च शुद्धपारिणामिके पूर्वमेब तिष्ठात। अय॑ त्‌ व्यक्तिरूप भोक्षविचारों 
बतते। तथा चोकल सिद्धान्ले -'निष्क्रिय. शुद्धपरिणामिक: है 

निष्क्रिय इति को<र्थ? 
._ वधकारणभूता या क्रिया रागादिपरिणति:, तब्रपो न भवाति। 
मोक्षकारणभूता च क्रिया शुद्धभावनापरिणतिस्तवपश्च न भवति। 

ततो ज्ञायते शुद्धपारिणामिकभावो ध्येयरुपो भ्रवाति ध्यानरूपो न 


निश्चयनय कछ्ठ प्रश्नोक्तर | [१०४ 


भवति। 

कस्मात्‌? 

ध्यानस्य विनश्वरत्वात्‌। तथा योगीन्द्रवेबैरप्युक्ती .- 

ण वयि उप्पज्जह ण वि मरहइ, बंध ण मोक्‍्ख करेह । 
जिउ परमत्थे जोहया, जिणवरू एउ भणेइ।।१।। 

कि थे विवक्षितिकदेशशुद्धनयाश्रितेयं भावना निर्विकारस्वसंवेदन- 
लक्षणक्षायोपशमिकज्ञानत्वेन यद्यप्येकदेशव्यक्तिरूपा भवात, तथापि 
ध्याता पुरुष: यदेव सकलनिरावरणमखंडैकप्रत्यक्षप्रति भासमयमदिन श्वरं 
'शुद्धपारिणामसिकपरम भावलक्षणं निजपरमात्मब्रव्यं तदेवाहमीति, न च 
खंडज्ञानरूपमिति भावार्थ:। 

इदं तु व्याख्यानं परस्परसापेक्षागमा ध्यात्मनयद्वयातिप्रायस्थाविरो धे - 
नैव कथित सिद्धयतीति शातव्यं विवेकिधभि:। 

औपशमिकादि पाँच भावों में से किस भाव के द्वारा मोक्ष होता है-यह 
विचार करते है। 

इन पाँच भावो मे औपर्शामक, क्षायोपशमिक, क्षायिक व औदयिकभाव 
तो पर्यायरूप है, एक शुद्धपारिणामिकभाव ही द्रव्यरूप है। पदार्थ 
परस्परसापेक्षद्रव्य-पर्यायमय है। वहाँ जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व - इन 
तीन पारिणामिक्भावो मे शुद्धजीवत्वर्शाक्तलक्षणवाला पारिणामिकभाव 
शुद्धद्रव्याथिकनय के आश्रित होने से निरावरण है तथा शुद्धपारिणामिकभाव 
के नाम॑ से जाना जाता है, वह बधमोक्षरूपपर्याय से रहित है। तथा 
पर्यायारथिकनय के आश्रित होने से दशप्राणरूप जीवत्व, भव्यत्व और 
अभव्यत्व अशुद्धपारिणाकिभाव है। 

प्रश्न:--ये तीनो भाव अशुद्ध क्यो है? 

उत्तर -ससारी जीवो के शुद्धनय से व सिद्ध जीबो के सर्वथा ही 
दशप्राणरूप जीवत्व, भव्यत्व और अभव्यत्व - इन तीनों मे पर्यायाथिकनय 
से भव्यत्वलक्षण पारिणामिकभाव के प्रच्छादक व यथासभव सम्यक्त्वादि 
जीवगणो के घातक देशघाति और सर्वधाति नाम के मोहादि कर्मसामान्य होते 
हैं। और जब कालादिल॒ब्धि के वश से भव्यत्वशक्ति की व्यक्ति अर्थात्‌ 
प्रगटता होती है तब यह जीव सहजशुद्धपारिणामिकभावलक्षणवाले 
निजपरमात्मद्रव्य के सम्यकृश्रद्धान-ज्ञान-आचरणरूप पर्याय से परिणमित 
होता है। उसी परिणमन को आगमभाषा में औपशमिक, क्षायोपशमिक या 
क्षायिकभाव और अध्यात्मभाषा में शुद्धात्माभिमुब परिणाम, शुद्धोपयोग 


१०६] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


आदि नामान्तरों से अभिहित किया जाता है। 

यह  शुद्धोपयोगरूप पर्याय... शुद्धपारिणामिकभावलक्षणवाले 
श॒द्धात्मद्रव्य से क्थंचित्‌ भिन्‍न है, क्योंकि वह भावनारूप होती है और 
शुद्धपारिणामिकभाव भावनारूप नहीं होता। यदि उसे एकान्त से 
अशुद्धपारिणामिकभाव से अभिन्‍न मानेंगे तो भावनारूप एक मोक्षकारण भूत 
अशुद्धपारिणामिकभाव का मोक्ष-अवस्था में विनाश होने पर 
शुद्धपारिणामिकभाव के भी विनाश का प्रसग प्राप्त होगा, परन्तु ऐसा कभी 
होता नहीं है। 

इससे यह सिद्ध हुआ कि शुद्धपारिणामिकभावविषयक भावना अर्थात्‌ 
जिस भावना या भाव का विषय शुद्धपारिणामिकभावरूप शुद्धात्मा है, वह 
भावना औपशमिकादि तीनो भावोंरूप होती है, वहीं भावना समस्त 
रागादिभावो से रहित शुद्ध-उपादानरूप होने से मोक्ष का कारण होती है, 
शुद्धपारिणामिकभाव मोक्ष का कारण नहीं होता और जो शक्तिरूप मोक्ष है, 
बह तो शुद्धपारिणामिकभाव में पहले से ही विद्यमान है। यहाँ तो व्यक्तिरूप 
अर्थात्‌ पर्यायरूप मोक्ष का विचार किया जा रहा है। सिद्धान्त मे भी ऐसा कहा 
है'-'निष्क्रिय: शुद्धपारिणामिक:' अर्थात्‌ शुद्धपारिणामिकभाव निष्क्रिय है। 

'निष्क्रिय' शब्द से तात्पर्य है कि श॒द्धपारिणामिकभाव बध वी 
कारणभूत रागादि परिणतिरूप क्रिया ब मोक्ष की कारणभूत 
शुद्भभावनापरिणतिरूप क्रिया से तद्रप या तन्‍्मय नहीं होता। 

इससे यह प्रतीत होता है कि शुद्धपारिणामिकभाव ध्येयरूप होता है, 
ध्यानरूप नहीं होता; क्योंकि ध्यान विनश्वर होता है। 

योगीन्द्रदेव ने भी कहा है - 

है योगी ! परमार्थदृष्टि से तो यह जीव न उत्पन्न होता है, न मरता है 
और न बन्धमोक्ष को करता है-ऐसा जिनेन्द्रदेव कहते हैं। 

दूसरी बात यह है कि विवक्षित-एकदेशशुद्धनिश्चयनय के आश्रित यह 
भावना निर्विकारस्वसवेदनलक्षणवाले क्षायोपशमिकज्ञानरूप होने से यद्यपि 
एकदेशब्यक्तिरूप होती है, तथापि ध्यातापुरुष यही भावना करता है कि 'मैं 
तो सकलनिरावरण, अखण्ड, एक प्रत्यक्षप्रतिभासमय, अविनश्वर, 
शुद्धपारिणामिक, परमभावलक्षणवाला निजपरमात्मद्रव्य ही हैँ, 
खण्डज्ञानरूप नही हूं।' 

उपयुक्त सभी व्याख्यान आगम और अध्यात्म (परमागम)- दोनो 
प्रकार के नया के परस्पर-सापेक्ष अभिप्राय के अविरोध से सिद्ध होता है-ऐसा 


निश्चयनय कछ्ठ प्रश्नोत्तर | [१०७ 


विवेकियों को समझना चाहिए।' 

(१६) प्रश्नः-जब भावना एकदेशव्यक्तिरूप है तो ध्यातापुरुष ऐसी 
भावना क्‍यों करता है कि मैं सकलनिरावरण, अखण्ड, एक, 
प्रत्यक्षप्रतिभासमय, अविनश्वर, शुद्धपारिणामिक, परमभावलक्षणवाला 
निजपरमात्मद्रव्य हूँ, खण्डज्ञानरूप नहीं हूँ ऐसी भावना तो सत्य नहीं है? 

उतस्तर:-इसमें क्या असत्य है? क्‍योंकि ध्यातापुरुष ने अपना अह 
(एकत्व) परमशुद्धनिश्चयनय के विषयभूत शुद्धात्मद्रव्य मे ही स्थापित 
किया है। यह श॒द्धात्मद्रव्य खण्डज्ञानरूप न होकर अखण्ड है, अविनश्वर है, 
शुद्ध है, सकलनिरावरण, प्रत्यक्षप्रतिभासमय. और 
परमपारिणामिकभावलक्षणवाला है। अतः ध्यातापुरुष की उक्त भावना 
सर्वप्रकार से उचित है, सत्य है। 

रही एकदेशव्यक्तिता की बात, सो वह एकदेशब्यक्तिता तो पर्याय मे है, 
स्वभाव तो सदा परिपूर्ण ही है। स्वभाव मे तो अपूर्णता की कल्पना भी नही की 
जा सकती है। 

ध्यातापुरुष के ध्यान का ध्येय, श्रद्धान का श्रद्धेय (दृष्टि का विषय) और 
परमशुद्धनिश्वयनयरूप ज्ञान का ज्ञेय तो पर और पर्यायों से भिन्‍न 
निजशुद्धात्मद्रव्य ही है, उसके आश्रय से ही निश्चय 
सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूप पर्याय उत्पन्न होती है। 

इसप्रकार ध्येय, श्रद्धेय व परमज्ञेयरूप निजशद्धात्मद्रव्य ही उक्त 
भावना का भाव्य है और निश्चयसम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र ही उक्त भाव्य के 
आश्रय से उत्पन्न होनेवाली भावना है। 

यहाँ 'भावना' शब्द का अर्थ कोरी भावना नही है, अपितु आत्माभिमुख 
स्वसवेदनरूप परिणमन है। निर्विकार स्वसवेदनरूप होने से इस भावना का 
ही दूसरा नाम निश्चयसम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र है। 

यद्यपि यह भावना भी पवित्र है, तथापि ध्यातापुरुष इसमें एकत्व 
स्थापित नहीं करता; क्योंकि यह पवित्र तो है, पर पूर्णपव्रित्र नहीं, एकदेश 
पवित्र है। अपूर्णता के लक्ष्य से पर्याय में पूर्णता की प्राप्ति नहीं होती। आत्मा 
तो परिपूर्ण पदार्थ है, पवित्र पदार्थ है, परिपूर्ण पवित्र पदार्थ है; तो वह अपूर्णता 
में, अपूर्ण पवित्रता में अहं कैसे स्थापित कर सकता है? 

यही कारण है कि यद्यपि भावना एकदेशनिर्मलपर्यायरूप है, तथापि 
ध्यातापुरुष उसमें एकत्व स्थापित नहीं करता। ध्याता का एकत्ब तो उस 
त्रिकाली ध्रव के साथ होता है, जिसके आश्रय से भावनारूप उक्त पर्याय की 


१८८] [ परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


उत्पत्ति होती है। 

(१७) प्रश्न:-एकदेशशुद्धनिश्वयनय की विषय होने से उक्त भावना 
एकदेशर्व्यक्तिरूप है और एकदेशनिर्मल अर्थात्‌ अपूर्ण पवित्र होने के कारण 
ही यदि ध्यातापरुष इसमें अहं स्थापित नहीं करता है तो फिर उसे 
शर्द्धनश्चयनय के विषयरूप क्षायिक पर्याय में अह स्थापित करना चाहिये : 
क्योंकि वह तो पूर्ण है, पवित्र है और पूर्ण पवित्र है? 

उत्तर:-ध्यातापुरुष उसमे भी एकत्व स्थापित नही करता, क्योंकि वह 
भी पर्याय है। यद्यपि वह पूर्ण पवित्र है, तथापि परम पवित्र नही है। वह पूर्ण 
पावन है, पर पतित-पावन नहीं है। वह स्वय तो पूर्ण पवित्र है, पर उसके 
आश्रय से पवित्रता उत्पन्न नही होती। वह पूर्ण पवित्र हुई है, है नही। स्वभाव 
पवित्र है, हुआ नहीं है। जो पवित्र होता है, उसके आश्रय से पवित्नता प्रगट 
नहीं होती। जो स्वय स्वभाव से पवित्र है, जिसे पवित्र होने की आवश्यकता 
नही, जो सदा से ही पवित्र है, उसके आश्रय से ही पविन्नता प्रगट होती है। वही 
परमपवित्र होता है, वही पतित-पावन होता है, जिसके आश्रय मे पवित्रता 
प्रगट होती है, पतितपना नष्ट होता है। 

त्रिकाली धरवतत्व पवित्र हआ नही है, वह अनादि से पवित्र ही है, उसके 
आश्रय से ही पर्याय मे पवित्रता, पूर्ण पवित्रता प्रगट होती है। वह परमपदार्थ 
ही परमशड्धनिश्वयनय का विषय है। 

पवित्र पर्याय सोना है, पारस नहीं है। परमशुद्धनिश्वयनय का विषय 
जिकाली ध्रुव पारस है जो सोना बनाता है, जिसके छने मात्र से लोहा सोना 
बन जाता है। सोने को छने से लोहा सोता नहीं बनता, पर पारस के छने से वह 
सोना बन जाता है। पवित्र पर्याय के पर्ण पवित्र पर्याय के आश्रय से भी पर्याय 
मे शुद्धता प्रगट नहीं होती। पर्याय में पवित्रता त्रिकाली शुद्धदवव्य के आश्रय से 
प्रगट होती है। अत ध्यातापुरुष भावना भाता है कि मै तो वह एरमपदार्थ हूँ. 
जिसके आश्रय से पर्षाय मे पविचता प्रगट होती है। मै प्रगट होनेवाली पवित्रता 
नहीं, अपित्‌ नित्य प्रकट परमर्पावत्र पदार्थ हैँ। मै सम्यग्दर्शन नही, मै तो वह 
हैँ, जिसके दर्शन का ताम सम्यरदर्शन है। मै सम्पस्ज्ञान भी नही, मै तो वह हूँ, 
जिसके ज्ञान का नाम रम्यस्थान है। मै चारित्र भी नहीं, मै तो वह हूँ, जिसमे 
रमने का नाम सम्यक्चारित्र है। 

ध्यावाप्रूष अपना अह ध्येय में स्थापित करता है, साधन में नही, साध्य 
में भी नहीं 


(१८) प्रश्न.-साधन, साध्य और ध्येय मे क्या अन्तर है? 


निश्चयतय कछ प्रश्नोत्तर | [१०९ 


उत्तर:-परमशुद्धनेश्ववनय का विषयभूत आत्मद्रव्य- त्रिकाली 
ध्रुवतत्व ध्येय है, और उसके आश्रय से उत्पन्न होनेवाली 
सम्यर्दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूप एकदेशनिर्मलपर्याय मोक्षमार्ग अर्थात्‌ साधन है 
तथा उसी ध्व के परिपूर्ण आश्रय से पूर्णशुद्धपर्याय का उत्पन्न होना मोक्ष है; 
यह मोक्ष ही साध्य है। 

त्रिकालीद्रव्य अर्थात्‌ निजशुद्धात्मतत्त्व परमशुद्धनिश्चयनय का विषय 
है। परमशुद्धनिश्चयनय के विषयभूत निजशद्धात्मद्रब्य के आश्रय से उत्पन्न 
होनेवाली सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूप एकदेशनिर्मलपर्याय का उदय होना 
एकदेशशुद्धनिश्चयनय का उदय होना है अर्थात्‌ एकदेशनिर्मलपर्याय से युक्त 
द्रव्य एकदेशशुद्धनिश्चयनय का विषय है। तथा उसी निजशाद्धात्मद्रव्य के 
परिपूर्ण आश्रय से क्षायिकभावरूप मोक्षपर्याय का उत्पन्न होना 
शुद्धनिश्चयनय या साक्षातृशुद्धनेश्ववनय का उदय है अर्थात्‌ मोक्षरूप 
क्षायिकभाव से युक्त आत्मद्रव्य शुद्धनेश्वयनय का विषय है। 

इसी बात को सक्षेप मे इसप्रकार कहा जा सकता है कि 
एकदेशशुद्धनिश्वयनय का विषय मोक्षमार्गरूप पर्याय से परिणत आत्मा है, 
शुद्धनेश्ववनय का विषय मोक्षरूप से परिणत आत्मा है तथा 
परमशुद्धनेश्ववनय का विषय बध-मोक्ष से रहित शाद्धात्मा है। 
एकदेशशुद्धनेश्ववनय का विषय मोक्षमार्गस्वरूप होने से साधन, 
शुद्धनिश्चयनय का विषय मोक्षरूप होने से साध्य और परमशुद्धनिश्चयनय 
का विषय बध और मोक्ष पर्याय से भी रहित होने से ध्येय है। 

ध्यातापुरुष का अह इसी ध्येय मे होता है, मोक्षमार्गरूप साधन या 
मोक्षरूप साध्य में नही। 

(१९) प्रश्न:-जब ध्यातापुरुष परमशुद्धनेश्वयनय के विषय भूत 
ध्येय में ही अह स्थापित करता है तो क्‍या एकमात्र वही उपादेय है? 

उत्तर:-हाँ, आश्रय करने की अपेक्षा से तो एकमात्र 
परमशुद्धनिश्चयनय का विषयभूत शुद्धात्मा ही उपादेय है, पर प्रगट करने 
की अपेक्षा शुद्धनिश्चयनय का विषय मोक्ष और एकदेशशुद्धनिश्चयनय का 
विषय मोक्षमार्ग भी उपादेय है। अशुद्धनिश्चयनय के विषय मोहरागद्वेषादि 
हेय हैं। 

(२०) प्रश्न:-सक्षेप मे उक्त ऊहापोह का सार क्‍या है? 

उत्तर:-उक्त सम्पूर्ण ऊहापोह का सार मात्र इतना है कि यदि यह 
भव्यजीव परमशुद्धनिश्वयनय के विषयभूत निजशुद्धात्मद्रव्य को जानकर, 


११०] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


पहिचानकर उसी में जम जावे, रम जावे तो अशुद्धनिश्चयनय के विषयभूत 
मोहादि विकारी भावों का अभाव होकर एकदेशशुद्धनिश्चयनय के विषय भूत 
सम्यग्दर्शनादिरूप एकदेश पवित्रता प्रगट हो; तथा उसी में जमा रहे, रमा रहे 
तो कालान्तर मे शुद्धनिश्वयनय की विषयभूत पूर्णपवित्र मोक्षपर्याय प्रगट हो 
जावे और स्वभाव से त्रिकालपरमात्मस्वरूप यह आत्मा प्रगट पर्याय मे भी 
परमात्मा बन जावे तथा अनन्तकाल तक अनन्त अतीन्द्रिय आनन्द का 
उपभोग करता रहे। 

यह दिन हम सबको अतिशीघ्र प्राप्त हो-इस पवित्र भावना के साथ 
निश्चयनयकं भेद-प्रभेदों के प्रपच (विस्तार) से विराम लेता हूँ। 

जन 


“>> उपदेश ग्रहण करने को पद्धति >> 


९ 

४ “शास्त्रों में कही निश्चयपोषक उपदेश है, कही | 

£ व्यवहारपोषक उपदेश है । वहाँ अपने को व्यवहार का 
आधिक्य हो तो निश्चयपोषक उपदेश का ग्रहरा करके 
यथावत्‌ प्रवर्ते और अपने को निश्चय का आधिक्य 
हो तो व्यवहारपोषक उपदेश का ग्रहण करके । 
यथावत्‌ प्रवत्तें । 

। तथा पहले ता व्यवहार श्रद्धान के कारण ग्रात्म- 

ज्ञान से भ्रष्ट हो रहा था, पश्चात्‌ व्यवहार उपदेश 
ही को मुख्यता करके आात्मज्ञान का उद्यम न करे; 
अथवा पहले तो निश्चय श्रद्धान के कारण वैराग्य से 

* अब्ट होकर स्वच्छन्दी हो रहा था, पश्चात्‌ निश्चय 

उपदेश की ही मुख्यता करके विषय-कषाय का पोषण 
करता है । 

रे छ 


इस प्रकार विपरीत उपदेश ग्रहरा करने से बुरा 
ही होता है । 


- मोक्षमार्ग प्रकाशक, पृष्ठ २६८ 


व्यवहारनय : मेद-प्रमेद 


निश्चय-व्यवहार का स्वरूप स्पष्ट करते समय यह बात स्पष्ट की जा 
चुकी है कि व्यवहारनय का कार्य एक अखण्ड वस्तु में भेद करके तथा दो 
भिन्‍न वस्तुओं मे अभेद करके बस्तुस्वरूप को स्पष्ट करना है। 

व्यवहारनय की इसी विशेषता को लक्ष्य में रखकर उसके दो भेद किये 
जाते हैं:- 

१ सद्भूतव्यवहारनय और २. असद्भूतव्यवहारनय। 

इस संदर्भ में 'आलाप-पद्धति' का निम्नकथन द्रष्टव्य है- 


“व्यवहारो. द्विविध: सद्भूतव्यवहारो<सद्भूतव्यवहारश्य। 
तत्रैकवस्तुविषय: सद्भूतव्यवहार:, भिन्‍नवस्तुविषयो5सद्भूतव्यवहार: ।" 


व्यवहारनय के दो भेद है -सदभूतव्यवहार और असद्भूतव्यवहार। 
उनमे से एक ही वस्तु में भेदव्यवहार करनेवाला सदभूतव्यवहारनय है और 
भिन्‍न वस्तुओ में अभेदव्यवहार करनेवाला असद्भृतव्यवहारनय है। 


सदभूतव्यवहारनय अनन्तधर्मात्मक एक अखण्डवस्तु मे गणो, कर्मों, 
स्वभावो व पर्यायो के आधार पर भेद करता है अर्थात्‌ भेद करके वस्तुस्वरूप 
को स्पष्ट करता है। वे गण-धर्म आदि सद॒भत है अर्थात्‌ उस वस्तु में विद्यमान 
है. उस वस्तुके ही गण-धर्म है,जिसमे कि यह नय बता रहा है-इसकारण तो 
इसे 'सद्भूत' कहा जाता है; अखण्डवस्तु मे गण, धर्माद के आधार पर भेद 
उत्पन्न करता है-इसकारण व्यवहार कहा जाता है; और भेदा भेदरूप वस्त्‌ 
के भेदाश को ग्रहण करनेवाला होने से नय' कहा जाता है। 

इसप्रकार इसकी सदभूतव्यवहारनय' सज्ञा सार्थक है। 

असद्भूतव्यवहारनय भिन्न द्रव्यों में सयोग-सम्बन्ध आदि के आधार 
पर अभेद बताकर वस्तस्वरूप को स्पष्ट करता है, जबकि वस्तृत. भिन्न द्रव्यो 
में अभेद बस्तुगत नहीं है, इसकारण इस नय को असद्भृतव्यवहारनय कहते 


है। 


१ आलापपद्वति, पृष्ठ २२८ 


भाव-प्रकाशक नयचक्र 
११२] [परमभाव-प्रकाश 


आलापपद्धति मे कहा है - 
"अन्यत्र प्रसिस्य धर्मस्यान्यत्र समारोपषणमसद्भूतव्यवहार:।' 
अन्यत्र (अन्य द्रव्य मे) प्रसिद्ध धर्म का अन्यत्र (अन्य द्रव्य मे) आरोप 
करने को असद्भृतव्यवहारनय कहते हैं। 
इसे असत्य आरोप करने के कारण 'असदभृत , भिन्न द्रव्यो मे सम्बन्ध 
जोडने के कारण 'व्यवहार' और सयोग का ज्ञान करानेवाले सम्यक्‌-श्रृतज्ञान 
का अश होने से 'नय' कहा जाता है। 
इसप्रकार इसका नाम 'असदभूतव्यवहारनय' सार्थक है। 
इस सन्दर्भ मे क्षुल्लक श्री जैनेन्द्रवर्णी के विचार द्रष्टव्य है - 
"व्यवहारनय के दो प्रमुख लक्षणों पर से यह बात स्वत स्पष्ट हो जाती 
है कि व्यवहारनय दो प्रकार का है। एक तो अखण्डवस्तु मे भेद डालकर एक 
को अनेक भेदोरूप देखनेवाला और दुसग अनेक वस्तुओं में परस्पर एकत्व 
दखनेवाला। पहले प्रकार का व्यवहार सदभूत कहलाता है, क्योकि वस्तु के 
गण-पर्याय सचम्‌च ही उस वस्तु के अगर हैं। दसरे प्रकार का व्यवहार 
असदभूत कहलाता है, क्योंकि अनेक वस्तुओं की एकता सिद्धान्तविरुद्ध व 
असत्य है। 
सद॒भूत और असदभृतव्यवहारनय की विषयवस्तु स्पष्ट करते हए 
आलापपद्धतिकार लिखते हैं - 


“गुणगणिनो: पर्यायपर्यायिणो' स्वभावस्वभाविनो: कारककारकिणो 
भेद: सदभूतव्यवहारस्यार्थ:। व्रय्ये ब्रव्योपचार:, पर्याये पर्यायोपचार:, गणे 
गुणोपचार:, व्रव्ये गणोपचार., द्रव्ये पर्यायोपचार:, गणे व्रथ्योपचार:, गणे 
पर्यायोपचार', पययि ब्रव्योपयार,, पययि गुणोपचारः, इति 
नवविधो$सद्भूतव्ययहारस्यार्थो व्रष्ट्य:।* 


गण-गणी मे, पर्याय-पर्यायी मे, स्वभाव-स्वभाववान मे और 
कारक-कारकवान में भेद करना अर्थात्‌ वस्तत. जो अभिन्‍न हैं, उनमे 
भेदव्यवहार करना सदभूतव्यवहारनय का अर्थ (विषय) है। एक द्रव्य में दूसरे 
द्रव्य का उपचार, एक पर्याय मे दूसरी पर्याय का उपचार, एक गण मे दसरे 
गुण का उपचार , द्रव्य में गुण का उपचार, द्रव्य मे पर्याय का उपचार: गण मे 





१ आलाप्ञति पृष्ठ २२७ 
२ नयदर्पण, पृष्ठ ६६५ 
३ आलापद्धति, पृष्ठ २२७ 


व्यवहारतय भेद-प्रभेद | | 


द्रव्य का उपचार, गण में पर्याय का उपचार; पर्याय में द्रव्य का उपचार और 
पर्याय में गुण का उपचार - इसप्रकार नौ प्रकार का असद्भूतव्यवहारनय का 
अर्थ जानना चाहिए।' 

सदभूत और असदभूत-दोनो ही व्यवहारनय अनुपचरित और 
उपचरित के भेद से दो-दो प्रकार के होते हैं। इसप्रकार व्यवहारनय चार 
प्रकार का माना गया है। वे चार प्रकार निम्नानुसार हैं - 

१. अनुपचरितसद्भूतव्यवहारनय, 

२ उपचरितसद्भृतव्यवहारनय, 

३ अनुपचरित-असदभूतव्यवहारनय, 

४ उपचरित-असदभूतव्यवहारनय। 

अनुपचरितसद्भूतव्यवहारनय को शुद्धसद्भूतव्यवहारनय तथा 
उप्चारितसदभूतव्यवहारनय को अशद्धसदभूतव्यवहारनय भी कहा 
जाता है। 

उक्त सम्पूर्ण स्थिति को हम निम्नलिखित चार्ट द्वारा अच्छी तरह समझ 
सकते है - 


व्यवहारनय 
2. हु कल 5 रत सतर्क 
सदभतव्यवहारनय असदभूतव्यवहारनय 
कर उपचरितसद्भूतव्यवहारनय 
या या 
श॒द्धसदभूतव्यवहारनय अशुद्धसदभूतव्यवहारनय 





अनुपचरित-असद्भूतव्यवहारनय उपचरित-असद्भूतव्यवहारनय 


अब यहाँ व्यवहारनय के उक्त चारों भेदों के स्वरूप एवं उनकी 
विषयवस्त के सम्बन्ध में जिनागम के आलोक मे विस्तृत विचार अपेक्षित है। 

(क) निरुपाधि गृण-गणी मे भेद को विषय करनेवाले 
अनपचरितसद्भूतव्यवहारनय के स्वरूप व विषयवस्तु को स्पष्ट करनेवाले 
कतिपय शास्त्रीय उद्धरण इसप्रकार हैं- 


११४] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


(१) 'पनरुपीधिगणगजिनो भेदविषयो ८नपचरितसद्भूतव्यवहा रो 
यथा:- जीवस्य केवलज्ञानादयो गणा:। 

निरुषाधि गण-गणी मे भेद को विषय करनेवाला 
अनपचरितसदभतव्यवहारनय है। जैसे - जीव के केवलज्ञानादिगण हैं। 

(२) "शुद्धसदृभूतव्यवहारो यथा.- शुद्धणुण शुद्धनुणिनो: शुद्धपर्याय 
शद्धपर्यायिणो भेदकथनम्‌।' 

शद्धगण व शद्धगणी मे अथवा श॒द्धपर्याय व शुद्धपर्यायी मे भेद का 
कथन करना शुद्धसदृभूतव्यवहारनय है। 

(३) 'शुद्धसद्भूतव्यवहारेण. केवलज्ञानादिशुद्धनुणानामाधार - 
भूतत्वात्‌ कार्यशुद्धजीव:। * 

शद्धसदभतव्यवहारनय से केवलज्ञानादि शुद्धगुणो का आधार होने के 
कारण कार्यशुद्धजीव है। 

(४) “परमाजपर्पायः पुद्गलस्य शुद्धपर्याय: परमपारिणामसिकभाव - 
लक्षण: वस्तुगतघट्प्रकारहानिवाद्धरूप: अतिसृक्ष्म: अर्थपर्यायात्मक: 
सादिसनिधनो«पि परव्रव्यनिरपेक्षत्याच्छुद्धसद भूतव्यवहारनयात्मक:। * 

परमाणपर्याय पदगल की शुद्धपर्याय है, जो कि परमपारिणामिक 
भावस्वरूप है. वस्त्‌ में होनेवाली पट्गणी हानि-वद्धिरूप है 
अतिसक्ष्म है, अर्थपर्यायात्मक है और सादि-सान्त होने पर भी परद्रव्य से 
निरपेक्ष होने के कारण शुद्धसदभतव्यवहारनयात्मक है।'' 

(५)  केवलज्ञानदर्शनं प्रीत शुद्धसद्भूतशब्दवाच्यो«नुपचारितसद- 
भूतव्यवहार:। * 

यहाँ जीव का लक्षण कहते समय केवलज्ञान व केवलदर्शन के प्रति 
शुद्धसदरभूत शब्द से वाच्य अनुपचरितसदभूतव्यवहारनय है।'' 

(६) शुद्धसद्भूतव्यवहारनयेन शुद्धस्पर्शरसगंधवर्णानामा धार भूत - 
पुद्गलपरमाणवत्‌ केवलज्ञानादि शुद्धणणानामाधार भतम। 


शुद्धसद्भूतव्यवहारनय से शुद्धस्पर्श-रस-गंध-वर्णों के आधारभूत 


आलापपद्धति, पृष्ठ २२८ 

बही, पृष्ठ २१७ 

नियमसार, गाथा ९ की 'तात्परयबृत्ति' टीका 

नियमसार, गाथा २८ की 'तात्पयंबृत्ति' टीका 

बृहदद्व्यसग्रह, गाया ६ की सस्कृत॑ व्याख्या 

प्रबबचनसार की जयसेनाचार्यकृत 'तात्पर्यब॒त्ति' टीका का परिशिष्ट 


#ौ का णू ५४ 0 ०9 


व्यवह्ञारनय भेद-प्रभेद ] [११५ 


पुद्गलपरमाणु के समान केवलज्ञानादि शुद्धनुणों का आधारभूत आत्मा है। 

(ख) सोपाधि गुण-गणी में भेद को विषय करनेवाले उपचरित। 
सद्भूतव्यवहारनय के स्वरूप और विषयवस्तु को स्पष्ट करनेवाले कतिपय 
शास्त्रीय उद्धरण इसप्रकार हैं:-- 

(१) 'सोपाधिगुणगुणिनो भेदविषय उपचरितसद्भूतव्यवहारों यथा :- 
जीवस्य मतिज्ञानादयों गणा:। ' 

उपाधिसहित गुण व गणी में भेद को विषय करनेवाला 
उपचरितसद्भूतव्यवहारनय है। जैसे - जीव के मतिज्ञानादि गुण हैं। ' 

(२) 'अशुद्धसद्भूतव्यवहारों यथा-अशुद्धनुणाशुद्धगुणिनोर शुद्ध - 
पर्याया शुद्धपर्यायिणो भेवक थनम्‌। 

अशुद्धगुण व अशुद्धगुणी मे अथवा अशुद्धपर्याय व अशुद्धपर्यायी में भेद 
का कथन करना अशुद्धसदभूतव्यवहारनय है। 

(३) 'अशुद्धसद्भूतव्यवहारेण._ मतिशानादिविभावग्णानामाधार- 

भूतत्वाद शुद्धजीव :। * 

अशुद्धसदभूतव्यवहारनय से मतिज्ञानादिविभावगुणों का आधार होने 
के कारण अशुद्धजीव है। ' 

(४) 'छम्नस्थज्ञानदर्शनापरिपृणपिक्षया पुनरशुद्धससद्भुतशब्दवाच्य 
उपचरिसद्भूतव्यवहार:। * 

छद्मस्थ जीव के अपरिपूर्ण ज्ञान-दर्शन की अपेक्षा से अशुद्धसद्भत' 
शब्द से बाच्य उपचरितसद्भूतव्यवहारनय है।' 

(५) “तवेवाशुद्धसद्भूतव्यवहारनयेनाशुद्धस्पर्शरसगन्धवर्णाधार - 
भूतदयगणकादिस्कन्धवन्भतिजशञानादिविभावगुणानामा धार भूतम्‌। * 

अशुद्धभूतव्यवहारनय से अशुद्धस्पर्श-रस-गंध-वर्णों के आधारभूत 
द्वि-अणुकादि स्कन्‍्ध के समान मतिज्ञानादि विभावगुणो का आधारभूत 
आत्मा है। 

(ग) भिन्‍नवस्तुओ के सश्लेषसहित सम्बन्ध को विषय करनेवाले 
अनपचरित-असदभतव्यवहारनय के स्वरूप व विषयबस्तु को स्पष्ट 


आलापपद्धति, पृष्ठ २२८ 

वही, पृष्ठ २१७ 

नियमसार, गाथा ९ की 'तात्पर्यवत्ति' टीका 

बहदृद्रव्यसग्रह, गाथा ६ की सस्कृत व्याब्या 

प्रबबनसार की जयसेनाचार्यकृत तात्पर्यवृत्ति' टीका का परिशिष्ट 


कीच ४, 0 40 0 


११६] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


करनेवाले कतिपय शास्त्रीय उद्धरण इसप्रकार हैं:- 

(१) "संश्लेबसहितवस्तुसम्बन्धविषयो 5नुपच्रितासदूभूतव्यवहारो 
यथा:- जीवस्थ शरीरमिति।' 

सश्लेषसहित वस्तओ के सम्बन्ध को विषय करनेवाला 
अनपचरितअसद्भतव्यवहारनय है। जैसे - जीव का शरीर है। 

(२) "आसन्लगतानुपचरितासद्भूतव्यवहारनयाद्‌ द्रव्यकर्मणां कर्सा 
तत्फलरूपाणां सुखद:खानां भोक्ता च.......। 

कि अनुपचरितासद्भूतव्यवहारेण नोकर्मणां कर्ता।' 

आत्मा निकटवर्ती अनपचरितअसद्भृतव्यवहारनय से द्रव्यकर्मों का 
कर्त्ता और उसके फलस्वरूप सुख-द'ख़ का भीक्ता है.. . 

अनुपचरितअसद्भूतव्यवहारनय से नोकर्म अर्थात्‌ शरीर का भी 

कर्ता है। 

(३) "अनुप्चचारितासव्भूतव्यवहारान्मूर्तों। * 

अनृपचरितअसद्भूतव्यवहारनय से यह जीव मूर्त्त है। 

(४) 'अनपचरितासव्भूतव्यवहारनयेन वेहादभिन्‍नम्‌। 

अनुपचरितअसदभूतव्यवहारनय से यह आत्मा देह से अभिन्‍न है। 

(५) 'अनपचारितासव्भूतव्यवहारेण द्रव्यप्राजेश्य यथासंभव 
जीवति जीविष्यति जीवितपूर्वश्येति जीवो।* 

अनुपचरित-असद्भूतव्यवहारनय से जीव यथासभव द्रव्यप्राणो के द्वारा 
जीता है, जीवेगा और पहले से जीता था।'' 

(६) जीवस्योदयिकादि भावथतुष्टयमन्पचारितासद्भूतव्यवहारेण 
द्र्यकर्मकृतमिति। * 

जीव के औदायिक आदि चार भाव अनपचरितअसदभतव्यवहारनय से 
द्रव्यकर्मों द्वारा किए गए है। 

(७) 'अनुपचरितासद्भूतव्यवहारनयेन दृध्रणकादिस्क न्धेष 











आलापपद्धति, पृष्ठ २२८ 

नियमसार गाथा १८ की 'तात्पर्यबृत्ि' टीका 
बहद॒द्वव्यसग्रह, गाथा ७ की सस्कृत व्याख्या 
परमाट्यप्रकाश अध्याय १ गाथा १४ की सस्कृत टीका 
प्रचास्तिकाय सग्रह गाया २७ की 'तात्पर्यवत्ति हीका 
पत्तास्तिकाय भग्रह, गाथा ५८ की 'तात्पर्यवत्ति' टीका 


जी का ७. 9 0 -० 


व्यवह्नरनय भेंद-प्रभेद ] [११७ 


संश्लेधान्धस्थितपुदूगलपरभाणवत्परमौकरिकशरीरे वीतशगसर्वज्ञवद्वा 
विवक्षितेक्वेहस्थितम्‌। 

अनुपचरितअसद्भूतव्यवहारनय से यह आत्मा द्वि-अणुक आदि स्कन्धों 
में संश्लेषबन्ध से स्थित पुदुगलपरमाणुओ की भाँति अथवा औदारिक आदि 
शरीरो में से विवक्षित किसी एक देह में स्थित वीतराग-सर्वज्ञ के समान है। '' 

(थ) भिन्‍नवस्तुओं के सश्लेषरहित सम्बन्ध को विषय करनेवाले 
उपचरितअसद्भूतव्यवहारनय के स्वरूप व विषयवस्तु को स्पष्ट करनेवाले 
कतिपय शास्त्रीय उद्धरण इसप्रकार हैं- 

(१) 'संश्लेषरहितवस्त्संबंधविषय उपचरितासद्भूतव्यवहारो, 
यथा:- देवदत्तस्य धनमिति। * 

सश्लेषरहित वस्तुओ के सम्बन्ध को विषय करनेवाला 
उपचरित -असदूभूतव्यवहारनय है। जैसे - देवदत्त का धन है। 

(२) 'असद्भूतव्यवहार: एबोपचार:, उपचारादप्यूपचारं यः: करोति 
स उपचयरितासद्भूतव्यवहार:। * 

असदभूतव्यवहार ही उपचार है और उपचार मे भी जो उपचार करता 
है, वह उपचरित-असदभूतव्यवहारनय है। 

(३) 'उपचरितासबदूभूतव्यवहारेण घटपटशकटावीनां कर्ता। * 

उपचरितअसद्भूतव्यवहारनय से आत्मा घट, पट और रथ आदि का 
कर्त्ता है। 

(४) 'उपचरितासद्भूतव्यवहारनयेन काष्ठसनादुपविष्टदेवदसवत्‌ 
समवशरणस्थितवीतरागसर्यज्ञवद्ा विवक्षितिकग्रामगहादिस्थितम्‌। * 

उपचरित-असदभतव्यवहारनय मे यह आत्मा, काष्ठासन आदि पर बैठे 
हुए देवदत्त की भाँति, अथवा समवशरण में स्थित वीतराग-सर्वज्ञ की भाँति 
विवक्षित किसी एक ग्राम या घर में स्थित है। 

(५) “उपचरितासद्भूतव्यवहारेणेष्टानिष्टपंचेन्द्रियविषयजनित - 
सुख-द[खं भुड़कते। * 


प्रवचनसार, जमसेताचार्यकृत 'तात्पर्यवुत्ति' टीका के पर्रिशिष्ट 
आलापपद्धति पृष्ठ २२८ 

बड़ी, पृष्ठ २२७ 

नियमसार, गाथा १८ की 'तात्पर्यवृत्ति' टीका 

प्रवबनसार की जयसेनाचार्यक्त तात्पर्यब॒लि' टीका कला परिकश्िष्ट 
बहदद्रव्यसग्रह, गाथा ९ की सम्कुत व्याल्या 


अशी का क 2 40 ०७ 


११८] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


उपचरितअसदूभूतव्यवहारनय से यह जीव पंचेन्द्रियों के इष्टानिष्ट 
विषयों से उत्पन्न सुख-द:ख़ को भोगता है। 

(६) "योब्साौ बहिर्विषये. पंचेन्द्रियविषयादिपरित्यागः से 
उपचरितासद्भुतव्यवहारेज। 

बाह्यविषयों में पंचेन्द्रिय के विषयो का परित्याग भी 
उपचरितअसद्भूतव्यवहारनय से है। 

व्यवहारनय के उक्त भेद-प्रभेदों के स्वरूप और विषयवस्तु के विशेष 
स्पष्टीकरण के लिए, विशेष विस्तार और गहराई में जाने के पूर्व, नयप्रयोगो 
में प्रवीणता प्राप्त करने एवं उनके मर्म को समझने के इच्छुक आत्मार्थिजनों 
से अनुरोध है कि उक्त नयों के स्वरूप व विषयवस्तु को स्पष्ट करनेवाले 
उल्लिखित शास्त्रीय उद्धरणो का गहराई से अध्ययन कर लें। 

उक्त उद्धरणो मे प्रतिपादित विषयवस्तु के हृदयंगम कर लेने के बाद 
तत्सबधी गभीर और विस्तृत चर्चा सहज बोधगम्य होगी। 

यह दावा करना तो सभव नहीं है कि उक्त उद्धरणों के रूप मे जिनवाणी 
मे समागत सभी प्रयोगों को प्रस्तुत कर दिया गया है, पर यह बात अवश्य है 
कि यहाँ पंचाध्यायी के वर्णित व्यवहारनयों के स्वरूप और विषयवस्तु को 
छोडकर अधिकाश प्रयोगों को समेटने का प्रयास अवश्य किया गया है। 

पंचाध्यायी मे समागत प्रयोग उक्त धारा से कुछ हटकर है, अत' उन पर 
यथास्थान अलग से विचार किया जायगा। प्रश्नोत्तरो के माध्यम से 
तुलनात्मक अध्ययन भी प्रस्तुत किया जायगा। 

व्यवहारनय के पूर्वोक्त भेद-प्रभेदो के स्वरूप और विषयवस्तु को हम 
निम्नलिखित उदाहरण से अच्छी तरह समझ सकते हैं। 

जिसप्रकार सर्वप्रभुतासम्पन्न अनेक देशो के समुदायरूप यह लौकिक 
विश्व है। पूर्ण स्वतन्त्रता को प्राप्त अनेक देश इसकी इकाइयाँ हैं। प्रत्येक 
इकाई अपने मे परिपूर्ण है, अखण्ड है, पूर्ण स्वतन्त्र है। 

उसीप्रकार सर्वप्रभुतासम्पन्न, अछण्ड, अनन्तानन्त द्रव्यो के 
समुदायरूप यह अलौकिक विश्व है। अनन्तानन्त द्रव्य इसकी इकाइयाँ हैं। 
के इकाई अर्थात प्रत्येक द्रव्य अपने मे परिपूर्ण है, अखण्ड हैं, पूर्ण स्वतन्त्र 

। 
जिसप्रकार देश के भीतर अनेक प्रदेश होने पर भी वह खण्डित नहीं 





॥. यूहदद्वव्यमग्रह गाथा ४५ की सम्कृत व्याख्या 


व्यवहारनतय भेद-प्रभेद] [११९ 


होता; उसीफप्रकार द्रव्यरूपी देश के भीतर भी अनेक प्रदेश हो सकते हैं, होते 
हैं, पर उनसे वह खण्डित नहीं होता। 

जिसप्रकार प्रत्येक देश की अपनी शक्तियाँ और अपनी व्यवस्थायें होती 
हैं, पर उन शक्तियों और व्यवस्थाओं के कारण देश की अखण्डता खण्डित 
नही होती, प्रभुसम्पन्नता प्रभावित नहीं होती। उसीप्रकार प्रत्येक द्रव्य में 
अनन्त शक्तियाँ होती हैं और उनकी अनन्तानन्त अवस्थाये भी होती हैं, पर 
उन शक्तियों और अवस्थाओं के कारण द्रव्य की अखण्डता खण्डित नहीं 
होती, प्रभुसम्पन्नता प्रभावित नहीं होती। 

किसी देश की अखण्डता या प्रभुसम्पन्नता तब प्रभावित होती है, जब 
कोई दूसरा देश उसकी सीमा का उललघन करता है, उसकी निजी 
व्यवस्थाओ मे हस्तक्षेप करता है। उसीप्रकार प्रत्येक द्रव्य की अखण्डता और 
प्रभुसम्पन्नता तभी प्रभावित होती है कि जब कोई अन्य द्रव्य उसकी सीमा में 
प्रवेश करे या उसकी अवस्थाओ में हस्तक्षेप करे। 

जिसप्रकार देश अपनी अखण्डता और एकता कायम रखकर शासन, 
प्रशासन और व्यवस्थाओं की दृष्टि से अनेक प्रदेशों, जिलो, नगरो, ग्रामो 
आदि मे तथा भागों-विभागों मे भेदा जाता है; उसीप्रकार प्रत्येक द्रव्य भी 
अपनी अखण्डता और एकता कायम रखकर समझने -समझाने आदि की दृष्टि 
से गण-गणी, प्रदेश-प्रदेशवान, पर्याय-पर्यायवान आदि से भेदा जाता है। 

यद्यपि एक देश की मर्यादा मे किए जानेवाले ये प्रदेशों के भेद वैसे नही 
होते, जैसे कि दो देशो के बीच होते है; तथापि ये भेद सर्वथा काल्पनिक भी 
नही होते। उसीप्रकार एक द्रव्य की मर्यादा के भीतर किये गये गुण भेदादि भेद 
दो द्रव्यों के बीच होनेवाले भेद के समान अभावरूप न होकर अतद्भावरूप 
होते हैं। 

दो देशो के बीच जो विभाजन रेखा होती है, वह अत्यन्ताभावस्वरूप 
होती है। उन दोनो के सुख-द:ख, लाभ-हानि सम्मिलित नही होते। प्रत्येक के 
अपने सुख-द:ख़, लाभ-हानि, अपनी समृद्धि, अपनी सुरक्षा-व्यवस्था, अपने 
हिताहित पृथक्‌-पृथक्‌ होते हैं। किन्तु एक देश के विभिन्‍न प्रदेशों, जिलो, 
नगरों, ग्रामों, विभागों के सुख-द:ख, समृद्धि, सुरक्षा, हिताहित, लाभहानि 
सम्मिलित होते हैं:यही कारण है कि ये भेद वास्तविक नहीं, व्यवस्था के लिए 
किए गए काल्पनिक भेद हैं; पर हैं अवश्य, इनसे सर्वथा इन्कार करना भी 
वास्तविक नहीं है। 

उसीप्रकार दो द्रव्यों के बीच जो विभाजन रेखा होती है, वह 


-प्रका: 
१२०] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


अत्यन्ताभावस्वरूप होती है; क्योंकि उन दोनो के सुख-दु ख, लाभ-हानि 
सम्मिलित नहीं होते। प्रत्येक के अपने सुख-दु ख, लाभ-हानि, अपनी समृद्धि, 
अपनी सरक्षा-व्यवस्था, अपने हिताहित पृथक-पृथक होते है। किन्तु एक द्रव्य 
के प्रदेशों, गणो और पर्यायों के सुख-द्‌ ख, सर्मुद्धि, स्रक्षा और हिताहित 
सम्मिलित होते हैं. यही कारण है कि द्रव्य की मर्यादा के भीतर 
समझने-समझाने की दृष्टि से किये गये भेद वास्तविक नहीं है पर है अवश्य, 
इनसे सर्वथा इन्कार करना भी वास्तविक न होगा। 


इसप्रकार के भेद को शास्त्रीय भाषा मे अतद्भावरूप भेद कहते है। 

यद्यपि प्रत्येक देश अपनी स्वतन्‍्त्र प्रभुसम्पन्न सत्ता का स्वामी है, किसी 
देश का हस्तक्षेप उसे स्वीकार नही है; तथापि विश्व के अनेक देशो के बीच 
किसी भी प्रकार का कोई सम्बन्ध सर्वथा न हो- ऐसी बात भी नहीं है, एक 
दसरे के बीच क॒छ व्यावहारिक सम्बन्ध पाये ही जाते है। उसीप्रकार प्रत्येक 
द्रव्य अपनी स्वतन्त्र प्रभुसम्पन्न सत्ता का स्वामी है, किसी अन्य द्रव्य का 
हस्तक्षेप उसे स्वीकार नही है, तथापि अनेक द्रव्यों के बीच किसीप्रकार का 
कोई सम्बन्ध सर्वथा ही न हो - ऐसी बात भी नही है, एक दूसरे के बीच कछ 
व्यावहारिक सम्बन्ध पाये ही जाते हैं। 

देश की आन्तरिक व्यवस्था मे जितना बल राष्ट्रीयता पर दिया जाता है, 
उतना प्रान्तीयता पर नही। राष्ट्रीय भावना उदात्त मानी जाती है और प्रान्तीय 
भावना या प्रान्तीयता को हेयर्दाष्ट से देखा जाता है, क्योकि राष्ट्रीयता देश की 
एकता को मजबूत करती है और अखण्डता की पोषक होती है, जबकि 
प्रान्तीयता अखण्डता की विरोधी होने से देश की एकता को कमजोर करती 
है। 

उसीफ्रकार द्रव्य की आन्तरिक व्यवस्था मे जितना बल अभेद पर दिया 
जाता है, उतना बल भेद पर नही। अभेदग्राही निश्चयनय को भूतार्थ और 
सत्यार्थ कहकर उपादेय बताया जाता है और भेदग्राही व्यवहारनय को 
अभूतार्थ और असत्यार्थ कहकर हेय कहा जाता है; क्योंकि अभेदग्राही 
निश्चयनय द्रव्य की अखण्डता का पोषक होने से एकता को मजबूत करता है, 
अनेकता के विकल्पों का शमन करता है और आत्मानुभूति की प्राप्ति का 
08008 बनता है, जबकि भेदग्राही व्यवहारनय विकल्पों में ही उलझाये 
रखता है। 

प्रत्येक देश की सर्वोच्चसत्ता का मूलकार्य देश की आन्तरिक अखण्डता 
कायम रखकर, अन्य देशो से अपने देश की सीमा को सुरक्षित रखना होता 


व्यवहारनय भेद-प्रभेद ] (१२१ 


है। देश की सुरक्षा का अर्थ ही यह होता है कि अन्य देशो का हस्तक्षेप अपने 
देश में नहीं होने देना तथा अपने देश की अखछखण्डता कायम रखना। 
सर्वोच्चसत्ता धारी, चाहे वह प्रधानमंत्री हो या राष्ट्रपति, उनका यह कर्त्तव्य है 
कि वे इस मर्यादा की सुरक्षा करें। 

प्रत्येक द्रव्य की सर्वोच्चसत्ता भी वही है, जो द्रव्य की आन्तरिक 
अखण्डता कायम रखकर अन्य द्रव्यो से उसकी पृथकृता स्थापित रखे। 
निज द्रव्य मे अन्य द्रव्यों के हस्तक्षेप का निषेध एब अपनी आन्तरिक 
अखण्डता (गुणभेदादि का निषेध) ही जिसका कार्य है, वह निश्चयनय ही 
वस्तुत. नयाधिराज है। यह नयाधिराज ही द्रव्य को सच्ची सुरक्षा और 
स्वतन्त्रता प्रदान करता है। 

प्रत्येक देश की परदेश से भिन्‍नता और अपने से अभिन्‍नता, अभेदता, 
अखछण्डता ही सच्ची सुरक्षा है। उसीप्रकार प्रत्येक द्रव्य की पर से भिन्‍नता 
और अपने से अभिन्‍नता, अखण्डता, अभेदता ही सच्ची सुरक्षा है, शुद्धता है। 

जिसप्रकार किसी देश की उक्त सुरक्षा को कायम रखते हुए भी अभेद, 
अखण्ड देश की सुव्यवस्थित-व्यवस्था बनाये रखने की दृष्टि से अनेक खण्डो 
मे विभाजित करना पडता है तथा अन्य देशो से भी आवश्यक सम्बन्ध बनाने 
पडते है। तदर्थ सर्वोच्चसत्ता प्रशासन चलाने के लिए प्रशासनिक विभाग 
बनाती है। जैसे:-गृहविभाग और विदेशविभाग आदि। गृहविभाग 
आन्तरिक अभेद में भेद डालकर अपनी व्यवस्था बनाता है और 
विदेशविभाग जिनसे देश का कोई आन्तरिक सम्बन्ध नही, उन देशो से भी 
व्यवहारिक सम्बन्ध स्थापित करता है। 

उसीप्रकार मूलस्वरूप अर्थात्‌ पर से भिन्‍नता और अपने से 
अभिन्‍नता - अखण्डता को कायम रखकर विश्वव्यवस्था को 
समझने-समझाने के लिए अभेद एकद्रव्य की आन्तरिक सरचना के 
स्पष्टीकरण के लिए अभेद मे भेद किये जाते है और विभिन्‍न द्रव्यो के बीच 
पारमार्थिक सम्बन्ध न होने पर भी वे सब इस विश्व में एक साथ किसप्रकार 
रहते हैं, उनमें मात्र एकक्षेत्र मे रहने मात्र का ही सम्बन्ध है या अन्यप्रकार से 
भी वे किसीप्रकार सम्बन्धित हैं, मात्र संयोग है या सश्लेष भी है--आदि प्रश्नों 
का समाधान करता है व्यवहारनय। 

जिसप्रकार एक अखण्ड देश की आन्तरिक व्यवस्था को 
स्वराष्ट्रमंत्री - गृहमत्री सँभालता है और दूसरे देशों के सम्बन्धित कार्य को 
परराष्ट्रमंत्री - विदेशमंत्री देखता है; उसीप्रकार अखण्ड एक द्रव्य मे भेद 


परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 
१२२॥ [ 


डालकर समझने-समझाने का कार्य करता है सदरभूतव्यवहारनय और दो 
भिन्‍न द्रव्यो के बीच सम्बन्ध बताने का कार्य असदुभूतव्यवहारनय का 
है। 

अखण्डद्रव्य में गण-गुणी आदि के आधार पर जो भेद बताया जाता है, 
उसमे भी इसप्रकार का भेद किया जाता है कि यह भेद शुद्धगण-गणी आदि मे है 
या अशुद्धयणगणी आदि मे। यदि शुद्धशण-गुणी आदि मे हुआ तो उसे विषय 
बनानेवाला नय शुद्धसद्भूतव्यवहारनय कहा जाएगा और यदि अशुद्ध 
गुण-गणी आदि मे हुआ तो उसे अशुद्धसद्भृतव्यवहारनय कहा जाएगा। 
.. इसप्रकार सद्भूतव्यवहारनय भी शुद्धसद्भूतव्यवहारनय और 
अशुद्धसद्भूतव्यवहारनय के भेद से दो प्रकार का हो जाता है, जिन्हें 
अनुपचरितसद्भूतव्यवहारनय और उपचरितसद्भूतव्यवहारनय के नाम से 
भी अभिहित किया जाता है। 

इसीप्रकार दो द्रव्यो के बीच जो सम्बन्ध बताया जा रहा है, वह 
सश्लषसहित है या सश्लेषरहित है? यदि वह सश्लेषसहित हुआ तो 
अनुपर्चारत -असदभूतव्यवहारनय का विषय होगा और याद सश्लेषर्रहत 
हुआ तो उपचरित-असदभृतव्यवहारनय की विषय-सीमा मे आयेगा। 

इसप्रकार अनुपचरित और उपचरित के भेद से असदरभूतव्यवहारनय 
भी दो प्रकार का हो जाता है। 

इसप्रकार हम देखते हैं कि अलौकिक विश्व की संरचना एव स्वचालित 
पूर्णव्यवम्थित-व्यवस्था समझाने के लिये व्यवहारनय और उसके उक्त 
भेद-प्रभेद सार्थक ही नही, आवश्यक भी हैं। 

इन नयो की सत्यता-असत्यता वस्त्स्वरूप मे विद्यमान व्यवस्था के 
अनुपात मे है और उपयोगिता उक्त वस्त॒स्वरूप को समझने-समझाने मे है। 
जितना भेदाभेद वस्तुस्वरूप मे है अर्थात्‌ जिस भेदाभेद का वस्तुस्वरूप में 
जितना वजन है, उतनी ही सत्यता उसे विषय बनानेवाले नय में है। प्रत्येक 
नयकथन के वजन का अनुपात अर्थात्‌ उसकी विवक्षा जबतक हमारी समझ 
में स्पष्ट नहीं होगी, तबतक वस्तुस्वरूप भी हमारी समझ से परे ही रहेगा। 

उक्त सम्पूर्ण कथन भेद-अभेद की दृष्टि से किया गया है। इसीप्रकार 
कर्त्ता-कर्म आदि की दृष्टि से भी घटित कर लेना चाहिए। 

बजन या बल की बात को हम इसप्रकार समझ सकते हैं:- 

जैसे:- किसी भी सस्थान में कार्यरत सभी कर्मचारी यद्यपि कर्मचारी ही 
हैं, तथापि उनमें चार श्रेणियाँ पायी जाती हैं। उनमें उच्च-अधिकारी प्रथम 


व्यवहारनय : भेद-प्रभेद ] [१२३ 


श्रेणी में, सामान्य-अधिकारी द्वितीय श्रेणी में, लिपिकवर्ग तृतीय श्रेणी में तथा 
भृत्यवर्ग चतर्थ श्रेणी में आते हैं। 

यद्यपि वे सभी कर्मचारी एक ही कार्यालय में काम करते हैं, तथापि वे 
अपनी-अपनी अधिकार-सीमा मे ही अपना-अपना कार्य करते रहते है। 
अपने-अपने अधिकार की सीमा मे सभी की बात में वजन होता है, तो भी सभी 
की बात एक-सी वजनदार नहीं होती। प्रत्येक की बात का वजन उसके 
अधिकार के वजन के अनुपात मे होता है। 

भुत्य की बात में भी वजन होता है, पर लिपिक की बात के बराबर 
नहीं। भृत्य की बात का निषेध लिपिक कर सकता है, पर लिपिक की बात का 
निषेध भृत्य नहीं कर सकता है। इसीप्रकार लिपिक की बात को 
सामान्य-अधिकारी काट सकता है, पर अधिकारी की बात को लिपिक नहीं 
काट सकता। सामान्य-अधिकारी के आदेश को भी उच्च-अधिकारी निरस्त 
कर सकता है, पर उच्चाधिकारी के आदेश को निरस्त करने का अधिकार 
उसके अन्तर्गत कार्य करनेवाले किसी भी कर्मचारी को नही है; पर मालिक या 
सर्वोच्च अधिकारी उसकी भी बात को निरस्त कर सकता है। वह सभी की 
बात को निरस्त कर सकता है, किन्तु उसकी बात को कोई भी व्यक्ति निरस्त 
नहीं कर सकता। 'उसकी बात को कोई निरस्त नहीं कर सकता है! - इसका 
अर्थ यह नही समझना चाहिए, उसकी बात निरस्त नहीं हो सकती। उसकी 
बात भी निरस्त हो सकती है, पर अपने आप, किसी अन्य के द्वारा नहीं। 

यही स्थिति उक्त चार व्यवहारनयों व उनका निषेध करनेवाले 
निश्चयनय के बारे में भी है। व्यवहारनयो के संदर्भ में उक्त उदाहरण को 
वजन की विभिन्‍नता तक ही सीमित रखना चाहिए, निषेध की सीमा तक नहीं 
ले जाना चाहिए। निषेध की बात निश्चयनय की सीमा में आती है। यहाँ तो 
निषेध की बात मात्र वजन का अनुपात समझाने के लिए दी है। 

चारों ही व्यवहारनय अपनी-अपनी सीमा मे अभेद-अखण्ड वस्तु में भेद 
करते है या भिन्‍न वस्तुओ मे अभेद का उपचार करते हैं। प्रत्येक की बात में 
वजन भी है, पर सभी की बात एक-सी वजनदार नहीं होती। आशय यह है 
कि प्रत्येक का कथन अपने-अपने प्रयोजनो की सिद्धि की अपेक्षा सत्यार्थ होता 
है, तो भी सभी का कथन एक-सा सत्यार्थ नहीं होता। प्रत्येक नयकथन की 
सत्यार्थता उसके द्वारा प्रतिपादित विषय की सत्यार्थता के अनुपात में ही होती 
है। 

उपर्चारत-असदभूतव्यवहारनय की बात मे भी सत्यार्थता है, वजन है. 


१२४] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


असत्यार्थ मानकर उसे ऐसे ही नहीं उडाया जा सकता है। 

"यह मकान देवदत्त का है। कम्हार ने घड़ा बनाया है। तीथंकर 
भगवान समवशरण में विराजमान हैं। अज्ञानी पंचेन्द्रियों के विषयों को 
भोगता है और ज्ञानी मनिराज उनका त्याग करते हैं। 

उपचरित-असदभूतव्यवहारनय के उक्त कथनों का भी आधार है। ये 
सभी कथन सर्वथा असत्य नहीं हैं। लौकिकदृष्टि से देवदत्त मकान का मालिक 
है ही और कम्हार का योग और उपयोग घडा बनने में निमित्त हुआ ही है। 
भगवान के समवशरण में विराजमान होने की बात को तो धार्मिक जगत में 
भी असत्य नहीं माना जाता, क्योंकि उनकी वहाँ उपस्थिति होती ही है। 
इसीप्रकार पंचेन्द्रिय के विषयों के ग्रहण-त्याग की चर्चा आध्यात्मिक गोष्ठियों 
में ही हल्के-फल्के रूप मे नहीं, बल्कि बडी गम्भीरता से होती है। 

ये बाते भी वजनदार है, पर उतनी वजनदार नहीं, जितनी 
अनुपचरित-असद्भूतव्यवहारनय की'बात होती है। देवदत्त का मकान और 
देवदत्त का शरीर -इन दो कंथनों में वजन का अन्तर स्पष्ट दिखाई देता है। 
मकान और शरीर-दोनो को ही देवदत्त का बताया जा रहा है; पर देवदत्त 
कहीं जाता है तो मकान साथ नही जावेगा, किन्तु शरीर जावेगा। मकान के 
गिर जाने पर देवदत्त का गिरना अनिवार्य नहीं है, पर शरीर गिरा तो देवदत्त 
भी गिरा ही समझिये। इस जगत को भी देवदत्त और मकान की भिन्‍नता जैसी 
स्पष्ट प्रतिभासित होती है, वैसी देह और देवदत्त मे दिखाई नही देती। देवदत्त 
देहमय और देह देवदत्तमय दिखाई देती है। 

यद्यपि देवदत्त से देह और मकान दोनो ही भिन्न हैं, पर देवदत्त की जैसी 
भिन्‍नता मकान से है, वैसी देह से नही। देह संश्लेषसहित संयोग है और 
मकान संश्लेषरहित सयोग। 

इसी अन्तर के आधार पर ही जगत कहता है'- 'मकान गया तो जाने 
दो, देह है तो मकान तो अनेक हो जायेंगे। 'जान बची तो लाखो पाये' वाली 
कहावत में जान' माने 'देह' ही होता है। 'जान बची' माने देह का संयोग बना 
रहा तो सब-कछ हो जावेगा। 

इसीलिए 'देहवाला जीव, दश प्राणो से जीवे सो जीव, मूर्तिक जीव, 
द्रव्यकर्मों व शरीरादि नोकर्मों का कर्ता जीब'-ये सभी कथन 
अनुपचरित- असद्भूतव्यवहारनय के हैं। 

इन दोनों असदभूतनयो से भी वजनदार बात होती है 
उपचरितसद्भूतव्यवहारनय की, क्योंकि उसमें एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में 


व्यवहारनय भेद-प्रभेद ] [१२५ 


सम्बन्धादि व एक द्रव्य का कर्त्ता-हर्त्ता-धर्त्ता दूसरे द्रब्यो को न बताकर एक 
द्रव्य में ही भेद किया जाता है। जैसे .-मतिज्ञानादि व रागादि को आत्मा का 
कहना। 

मतिज्ञान और रागादि आत्मा की ही अल्पविकसित और विकारी पर्याये 
है। ये आत्मा में हैं अर्थात्‌ सदभूत हैं। सदभूत होने पर भी अविकसित हैं, 
विकारी है, अशुद्ध हैं-इसकारण उपचरित कही गई हैं। 

इनकी सत्ता स्वद्रव्य की मर्यादा के भीतर ही है। अतः इनका वजन 
असद्भूत के दोनों भेदों से अधिक है, पर ये अनृपचरितसद्भूत से कम 
वजनदार हैं, क्योंकि अनुपचरितसद्भूत मे पूर्ण निर्विकारी पर्याय या गण लिये 
जाते है। जैसे - केवलज्ञान आत्मा की शुद्ध पर्याय है या ज्ञान आत्मा का 
गुण है। 

इसप्रकार हम देखते हैं कि व्यवहार की बात में भी वजन है और 
नयकथनो के उक्त क्रम मे उत्तरोत्तर अधिक वजन है। इसी का उल्टा प्रयोग 
करे तो यह भी कहा जा सकता है कि उत्तरोत्तर वजन कम है। 

उक्त चारों व्यवहारों से भी अधिक वजन निश्चयनय में होता है। यही 
कारण है कि उसके सामने इनका वजन काम नहीं करता है और वह इनका 
निषेध कर देता है। 

जैसाकि ऊपर लिखा जा चुका है कि एक देश मे प्रदेश और विभागों के 
भेद तो व्यवस्था के लिए किये गये हैं तथा दो देशों के बीच सम्बन्ध भी 
प्रयोजनवश स्थापित किये गये हैं। बस उनकी मर्यादा इतनी ही है। यदि उन 
पर अधिक बल दे दिया गया तो देश की एकता व स्वतन्त्रता ख़तरे मे पड 
सकती है। 

उसीप्रकार एक द्रव्य में गुणभेदादि भेद जिस प्रयोजन से किये गये हैं, 
उसी मर्यादा में उनकी सार्थकता है, बजन है। यदि उन पर आवश्यकता से 
अधिक बल दिया गया तो द्रव्य की एकता व स्वतन्त्रता खतरे में पड़ सकती 
है। 

अत. यह सावधानी अपेक्षित है कि उन पर आवश्यकता से अधिक बल 
न पड़े। 

इस बात को अधिक स्पष्टता से इसप्रकार समझ सकते हैं:- 

भारत एक सर्वप्रभुता सम्पन्न स्वतन्त्र देश है। प्रशासनिक दृष्टि से 
अथवा क्षेत्र की दृष्टि से उसका विभाजन उत्तरप्रदेश, गुजरात आदि प्रदेशों में 
किया गया है तथा कार्यों की दृष्टि से उसे गृहविभाग, सुरक्षाविभाग, 


१२६] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


खाद्यविभाग, यातायातविभाग आदि विभागों में भी बाँठा गया है। इसीप्रकार 
हमारा आत्मा सर्वप्रभतासम्पन्न स्वतन्त्र द्रव्य है। क्षेत्र की दृष्टि से वह 
असंख्यातप्रदेशी है तथा गणधर्मों या शक्तियों की दृष्टि से वह ज्ञानादि अनन्त 
गणोवाला अर्थात्‌ अनन्त शक्तियों से सम्पन्न है। 

उक्त विभाजनों से न तो देश विभक्त होता है और न द्रव्य, क्योंकि 
विशेष दृष्टिकोण से किया गया उक्त विभाजन एकत्व का विरोधी नहीं होता। 

यद्यपि यह बात सत्य है कि राजस्थान गुजरात नही है और गुजरात 
राजस्थान नहीं है, तथापि दोनों भारत अवश्य हैं। भारत सरकार के 
गृहविभाग, यातायातविभाग, खाद्यविभाग आदि विभागों का कार्यक्षेत्र 
राजस्थान, गूजरात आदि प्रदेशों सहित सम्पूर्ण भारत है। वे भारत के सभी 
प्रदेशों में निर्बाधरूप से कार्य कर सकते हैं। इसीप्रकार यद्यपि सभी विभाग 
स्वतन्त्ररूप से अपना कार्य करते हैं, पर वह स्वतन्त्रता विभाजक नही बनती। 
यह नही हो सकता है कि रेलविभाग अनाज न ढोवे और कोई प्रदेश भारतीय 
रेलो को अपने में प्रवेश ही न करने दें, क्योंकि स्वतन्त्र होते हुए भी वे 
एक-दूसरे से सयक्त रहते हैं। इसीप्रकार आत्मद्रव्य के ज्ञानादि अनन्तगुण 
असंख्यप्रदेशो में सदा सर्वत्र विद्यमान रहते है तथा एक गुण का रूप दूसरे गुण 
में पाया जाता है। 

यद्यपि देश का उक्त विभाजन देश के कर्णधारो के द्वारा ही किया जाता 
है, तथापि जब प्रान्तीयता सिर उठाने लगती है या कोई विभाग निरंकश होने 
लगता है, तो वे ही कर्णधार निर्दयता से उसका निषेध करने लगते हैं। वे 
पुकार-पुकार कर कहते हैं कि भाई ! आप गुजराती या महाराष्ट्री नहीं, आप 
तो भारतीय हैं भारतीय। यह प्रान्त का भेद व्यवस्था के लिए है; अव्यवस्था के 
लिए नही, लडने के लिए नहीं। इस भेद की अपेक्षा तो तबतक ही है, जबतक 
यह व्यवस्था मे सहयोगी हो तथा सीमा के बाहर होने से पूर्व ही इसका निषेध 
भी आवश्यक है। 

इसीप्रकार द्रव्य मे प्रदेशभेद या गणभेद, मक्तिपथ के कर्णधार 
तीर्थंकरों, आचार्यों के द्वारा ही द्रव्य की आन्तरिक संरचना समझाने के लिए 
किए जाते हैं। और जब वह भेद-विवरण अपना काम कर चकता है, तब वे 
ही तीथैकर या आचार्य उसका निर्दयता से निषेध करने लगते हैं। उनके इन 
निषेधवचनो या विकल्पों का नाम ही निश्चयनय है। सब विकल्पों का निषेध 
करनेवाला सर्वाधिक वजनदार यह नयाधिराज निश्चयनय ही है, जो समस्त 
भेद-विकल्पो का निषेध कर, स्वय निषिद्ध हो जाता है निरस्त हो जाता है। 


व्यवहारनय भेद-प्रभद ] [१२७ 


निश्चयनय के भेद-प्रभेदों और उनके निषेध की प्रक्रिया तथा 
नयाधिराज की चर्चा निश्चयनय के प्रकरण में पहले की ही जा चुकी है, अत: 
वहाँ से जानना चाहिए। 

उक्त सम्पूर्ण प्रक्रिया मे प्रत्येक नयवचन का वजन जानना सर्वाधिक 
महत्त्वपूर्ण तथ्य है। इसे जाने बिना नयकथनों का मर्म समझ पाना संभव नहीं 
है। 


्ज्न रजत 


| । ! देख !! देख !!! 


यदि तुझे अतीन्द्रिय आनन्द एवं अन्तर की सच्ची 
शान्ति चाहिए तो मेरी ओर क्‍या देखता है? अपनी ओर 
देख ! तू स्वय अनन्त ज्ञान एव अनन्त आनन्द का पिण्ड 
परमात्मा है। आज तक तने ज्ञान और आनन्द की खोज 
पर में ही की है, पर की खोज मे इतना व्यस्त रहा है कि 
मैं कौन ह? मैं क्या हँ?-जानने का अवसर ही प्राप्त 
नही हआ। मेरी ओर आँखे फाड-फाडकर क्या देख रहा 
है? अपनी ओर देखा जानने लायक, देखने लायक 
एकमात्र आत्मा ही है, अपना आत्मा ही है। 
यह आत्मा शब्दों से नहीं समझाया जा सकता, इसे 
वाणी से नहीं बताया जा सकता। यह शब्दजाल और 
वागृविलास से परे है, यह मात्र जानने की वस्तु है, 
अनुभवगम्य है। यह अनुभवगम्य आत्मवस्तु ज्ञान का 
घनपिण्ड और आनन्द का कन्द है। अत' समस्त पर 
पदार्थों, उनके भावों एव अपनी आत्मा में उठने वाले 
विकारी-अविकारी भावों से भी दृष्टि हटाकर एक बार 
अन्तर में झांक। अन्तर में ही देख ! देख !! देख !!! 
-तीर्थ॑ंकर महाचीर और उनका सर्दोदय तीर्थ, पृष्ठ ७५-७६ 








व्यवहारनय : कुछ प्रदनोत्तर 


व्यवहारनय और उसके भेद-प्रभेदो की विस्तृत चर्चा के उपरान्त भी 
कछ सहज जिज्ञासाएँ शेष रह जाती हैं, जिन्हें यहाँ प्रश्नोत्तरो के माध्यम से 
स्पष्ट कर देना समीचीन होगा। 

(१) प्रश्न:-''एक द्रव्य की मर्यादा के भीतर किये गये गुणभेदादि भेद 
दो द्रव्यों के बीच होने वाले भेद के समान अभावरूप न होकर अतदभावरूप 
होते हैं। 

-उक्त कथन मे समागत अतदभावरूप अभाव की चर्चा कही आगम मे 
भी आती है क्‍या? 

उस्तर:-हाँ, हा, आती है। प्रवचनसार मे इस विषय को विस्तार से 
स्पष्ट किया गया है। वहाँ अभाव को स्पष्टरूप से दो प्रकार का बताया गया 
है - पृथक्त्वलक्षण और अन्यत्वलक्षण | 

इन दोनो प्रकार के अभावो के स्वरूप को स्पष्ट करनेवाली गाथा 
इसप्रकार है'- 

''पविभलपदेससं पृधत्तमिदि सासणं हि वीरस्स । 
अण्णजसमतब्भावों ण तब्भव॑ होदि कधमेगं।।' 
विभत्तप्रदेशत्व पृथकत्व है और अतद्भाव अन्यत्व है, क्योंकि जो उस 
रूप न हो, वह एक कैसे हो सकता है?-ऐसा भगवान महावीर का उपदेश 
है। 

इस गाथा की सस्कृत टीका मे इस बात को बहुत अच्छी तरह स्पष्ट 
किया गया है। तथा आगे-पीछे की गाथाओ मे भी इससे सम्बन्धित चर्चाएँ हैं, 
जो मूलत पठनीय हैं। सबको यहाँ देना सम्भव नही है। जिज्ञास्‌ पाठकों से 
अनुरोध है कि वे उक्त विषय का अध्ययन मूल ग्रंथ मे से अवश्य करे। 

विषय की स्पष्टता की दृष्टि से सामान्य पाठको की जानकारी के लिए 
उक्त गाथा का भावार्थ यहाँ दे देना उचित प्रतीत होता है। 

“भिन्‍्नप्रदेशत्व वह पृथकत्व का लक्षण है और अतद्भाव वह अन्यत्व 


१ प्रव्चनसार गाथा १०६ 


व्यवहारनय कछ प्रश्नोक्तर [१२९ 


का लक्षण है। द्रव्य मे और गण मे पृथकत्व नहीं है, फिर भी अन्यत्व है। 

प्रश्न-- जो अपृथक होते है, उनमें अन्यत्व कैसे हो सकता है? 

उत्तर--उनमें वस्त्र और शश्नता (सफेदी) की भाँति अन्यत्व हो सकता 
है। वस्त्र के और उसकी शुभ्नता के प्रदेश भिन्‍न-भिन्‍न नहीं है, इसलिए उनमें 
पृथक्त्व नही है। ऐसा होने पर भी शुभ्नता तो मात्र आँखों से ही दिखाई देती है; 
जीभ, नाक आदि शेष चार इन्द्रियों से ज्ञात नही होती और वस्त्र पाँचों इन्द्रियों 
से ज्ञात होता है। इसलिए (कर्थंचित्‌) वस्त्र वह शुश्रता नहीं है और शुभ्रता वह 
वस्त्र नही है। यदि ऐसा नही हो तो वस्त्र की भाँति शूभ्रता भी जीभ, नाक 
इत्यादि सर्ब इन्द्रियो से ज्ञात होना चाहिए; किन्तु ऐसा नही होता। इसलिए 
वस्त्र और श॒भ्रता मे अपथक्त्व होने पर भी अन्यत्व है। 

इसीप्रकार द्रव्य मे और सत्ता आदि गणो मे अपृथक्त्व होने पर भी 
अन्यत्व है, क्योकि द्रव्य के और गण के प्रदेश अभिन्‍न होने पर भी द्रव्य मे 
और गण मे सज्ञा-सख्या-लक्षणादि भेद होने से (कर्थंचित्‌) द्रव्य गुणरूप नहीं 
है और गण द्रव्यरूप नहीं है। 

'अतदभाव सर्वथा अभावरूप नहीं होता -इस बात को प्रवचनसार, 
गाथा १०८ मे स्पष्ट किया गया है, जो इसप्रकार है.- 

"जं दव्वं तंज गणो जो वि गणो सो ण तख्वमत्थादो । 
एसो हि अतब्भावों णेव अभावों ति णिद्विट्खों।। 

स्वरूप-अपेक्षा से जो द्रव्य है वह गुण नही है और जो गुण है वह द्रव्य 
नही है-- यह अतदभाव है। सर्वथा अभाव वह अतदभाव नहीं है - ऐसा वीर 
भगवान द्वारा कहा गया है। 

इसप्रकार हम देखते है कि एक द्रव्य के भीतर किये गये गुण-गुणी आदि 
भेद दो द्रव्यों के बीच होनेवाले भेद के समान अभावरूप न होकर 
अतदभावरूप होते है-यह कथन आगमान्‌सार ही है। 

दो द्रव्यों के बीच जो अभाव है, उसे भिन्‍्नत्व या पृथक्त्व कहते हैं तथा 
एक द्रव्य की मर्यादा के भीतर गुण का गणी मे अभाव या गुणी का गण मे 
अभाव अथवा एक गण का दूसरे गण में अभाव, इत्यादिरूप जो अभाव होता 
है, उसे अन्यत्व कहते हैं। 

अन्य-अन्य होना अन्यत्व है और पृथक्‌-प्रथक्‌ होना पृथक्त्व है। 
अन्यत्व का विलोम अनन्यत्व है और पृथक्त्व का विलोम अपृथक्त्व है। 


॥ प्रवचनसार गाया १८६ का भाबाथ 


१३० | [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


दो द्रव्य परस्पर पृथक्‌-पृथक्‌ होते हैं, पर एक द्रव्य के दो गुण या 
गण-गृणी आदि अन्य-अन्य होते हैं, पृथक्‌-पृथक्‌ नहीं, क्योकि एकद्रव्यरूप 
होने से वे हैं तो अपथक ही। 

दो द्रव्य कभी भी अपथक्‌ नही हो सकते। सयोगादि देखकर उनके बीच 
जो अपृथकता (एकता) बताई जाती है, वह आरोपित होती है। अत' उसे 
विषय बनानेवाले नय भी असद्भूत कहलाते हैं। 

इसप्रकार हम देखते हैं कि प्रत्येक द्रव्य की पर से पृथकृता (भिन्‍नता) 
और अपने से अपृथक्‌ता (अभिन्‍नता, एकता) ही वास्तविक है, वस्तुस्वरूप के 
अधिक निकट है। 

यही कारण है कि आचार्य कन्दकन्द समयसार के आरम्भ में ही 
एकत्ब-विभक्त आत्मा की दुर्लभता बताते हुए अपने सम्पूर्ण वैभव से उसे ही 
दिखाने ही प्रतिज्ञा करते हैं .- 

"तं एयसबविहत्त दाएहँ अप्यणो सविहवेण। 

मै उस एकत्व-विभक्त आत्मा को अपने निजवैभव से दिखाता हूँ। ' 

पर से विभक्त और निज में एकत्व को प्राप्त आत्मा ही परमपदार्थ है, 
परमार्थ है। आत्मा का पर से एकत्व असद्भूतव्यवहारनय का विषय है, 
अपने मे ही अन्यत्व सदभूतव्यवहारनय की सीमा में आता है। अत' निज से 
एकत्व और पर से विभक्त आत्मा निश्चयनय का विषय है। 

सदभूत और असदभत दोनो ही व्यवहारनय हेय है, क्योकि 
सदभूतव्यवहारनय अतदभाव के आधार पर द्रव्य की एकता को खण्डित 
करता प्रतीत होता है और असद्भूतव्यवहारनय उपचार के सहारे विभक्तता 
को भंजित करता दिखाई देता है। 

यही कारण है कि आचार्य कन्दकन्द समयसार की पाँचवी गाथा मे 
एकत्व-विभक्त आत्मा का स्वरूप बताने की प्रतिज्ञा करने के तत्काल बाद ही 
छठवी और सातबी गाथा मे चारो ही प्रकार के व्यवहार का निषेध करते 
दिखाई देते हैं। 

(२) प्रश्न:- पर से विभक्त और निज में एकत्व को प्राप्त आत्मा ही 
परमपदार्थ हे, परमार्थ है. वही निश्चयनय का विषय भी है। उसे ही बताने 
की प्रतिज्ञा सर्वश्रेष्ठ दिग्म्बर आचार्य कन्दक॒न्द समयसार के आरम्भ मे करते 
हैं। वह ही एक सार है और सब असार है। 





4 समयमसार गाथा ५ 


व्यवहारनय॒ क्ठठ प्रशनोक्तर ] [१३१ 


इस एक आत्मा के ही अवलोकन का नाम सम्यग्दर्शन है, इसे ही जानने 
का नाम सम्यग्ज्ञान है और इसी मे जम जाने, रम जाने का नाम सम्यकचारित्र 
है। ' 

-एक ओर तो आप ऐसा कहते हैं और दूसरी ओर यह बावदूक 
व्यवहारनय आत्मा के इसी एकत्व-विभक्त स्वरूप के विरुद्ध बात करता है, 
फिर भी उसे इतना विस्तार क्यो दिया जा रहा है? उसे बताया ही क्‍यों जा रहा 
है? जिस रास्ते जाना नही, उसे जानने से भी क्‍या लाभ है? 

उत्तर:-भाई ! जिस रास्ते जाना नहीं है, उस रास्ते को भी जानना 
आवश्यक है; क्योंकि उस रास्ते पर जाने से आनेवाली विपत्तियो के 
सम्यरज्ञान बिना उधर को भटक जाने की सभावना से इन्कार नहीं किया जा 
सकता। उस खतरनाक रास्ते पर कही हम चले न जावे - इसके लिए उसके 
सम्यक्‌ स्वरूप को जानना अति आवश्यक है। 

सम्यक्‌ स्थिति जान लेने के बाद एक तो हम उधर जावेंगे ही नही; 
कदाचित्‌ प्रयोजनवशात्‌ जाना भी पडा, तो भटकेंगे नही। यह दुनियाँ व्यवहार 
में कही भटक न जाय, व्यवहार मे ही उलझकर न रह जाय - इसके लिए 
व्यवहारनय का वास्तविक स्वरूप जान लेना आवश्यक ही नहीं, अनिवारय भी 
है। 

दूसरे व्यवहारनय का विषय भी सर्वथा अभावरूप नही है। वह है तो 
अवश्य, पर बात मात्र इतनी ही है कि वह जमने लायक नही है, रमने लायक 
नही। व्यवहार का विषय श्रद्धेय नही है, ध्येय नहीं है, पर ज्ञेय तो है ही। तुम 
उसे जानने से ही क्‍यों इन्कार करना चाहते हो? जाना तो गुणों और 
दोषो - दोनो को ही जाता है। 

क्योकि- 

''बिन जाने तें दोष-गणनि कौ कैसे तजिये गहिये।" 

यद्यपि व्यवहारतय की स्थिति पर अबतक युक्ति, आगम और 
उदाहरणों के माध्यम से पर्याप्त प्रकाश डाला जा चुका है, तथापि उक्त प्रश्न 
के सन्दर्भ में व्यवहारनय के भेद-प्रभेदो के कथन की उपयोगिता पर कछ भी 
न कहना ठीक न होगा। 

निश्चयनय के विषयभूत जिस अभेद अछण्ड आत्मा में आप रमना 
चाहते हैं; जबतक उसका आन्तरिक वैभव आपकी समझ में नहीं आएगा, 
तबतक आप उसके प्रति महिमावत भी कैसे होंगे, उसके प्रति सर्वस्व समर्पण 
के लिए कमर कस के तैयार भी कैसे होंगे? 


१३२] [परमभाव- प्रकाशक नयचक्र 


एक आत्मा...आत्मा कहते रहने से तो किसी की समझ में कुछ आ 
नहीं पाता। अतः उसकी प्रभुता का परिचय विस्तार से दिया जाना आवश्यक 
ही नहीं, अनिवार्य भी है। 

"आत्मा अनन्त साम्थ्य का धनी है, अनन्तान्त गणों का गोदाम है, 
अनन्तसामर्थ्यवाली अनन्त-अनन्त शक्तियो का सग्रहालय है, शान्ति का 
सागर है, आनन्द का कन्द है, ज्ञान का घनपिण्ड है, प्रभु है, परमात्मा है, 
एकसमय में लोकालोक को देखे-जाने -ऐसी सामर्थ्य का धनी है अर्थात्‌ 
सर्वदर्शी और सर्वज्ञस्वभावी है। 

-इसप्रकार शुद्धसदभूतव्यवहारनय आत्मा मे अनुपचरितरूप से 
विद्यमान शक्तियो और पूर्णपावन व्यक्तियो का ही तो परिचय कराता है। 
आत्मा मे ज्ञान-दर्शनादि गुण और केवलज्ञानादि पाये कोई उपचरित नही 
है, वास्तविक है, शुद्ध है। बस बात इतनी सी ही तो है कि कथन मे जिसप्रकार 
का भेद प्रदर्शित होता है, वे उसप्रकार भिन्‍न-भिन्‍न नहीं है, अपित 
अभेद-अखण्डरूप से विद्यमान है। उनमे परस्पर भेद का सर्वथा अभाव 
हो -ऐसी भी बात नही है। अतद्भावरूप भेद तो उनमे भी है ही, परन्तु उनमे 
बैसा भेद नही है, जैसा कि दो द्रव्यों के बीच पाया जाता है। 

हाँ, यह बात अवश्य है कि इन भेदों मे ही उलझे रहने से अभेद अखण्ड 
आत्मा का अनुभव नही होता, अत इनका निषेध भी आवश्यक है; इसलिए 
प्रयोजन सिद्ध हो जाने पर उसका निषेध भी निर्दयता से कर दिया जाता है। 

लोक मे भी तो हम जबतक किसी वस्तु की वास्तविक विशेषताओं को 
नही जान लेते, तबतक उसके प्रति आकर्षित नहीं होते। हमारी रुचि का 
ढलान आत्मा की ओर हो-इसके लिए आवश्यक है कि हम उसकी 
वास्तविक विशेषताओ से परिचित हो। परिचय की प्राप्ति के लिए प्रतिपादन 
आवश्यक है और प्रतिपादन करना व्यवहारनय का कार्य है। 

इसीप्रकार अशुद्धसद्भूतवव्यवहारनय आत्मा की अपर्ण और विकत 
पर्यायो का ज्ञान कराता है। आत्मा की वर्तमान अवस्था मे रागादि विकार 
और मतिज्ञानादिरूप ज्ञान की अपूर्ण - अल्पविकसित दशा भी है ही, उसे 
जानना भी आवश्यक है। यदि उसे जानेगे नहीं तो उसका अभाव करने का 
यत्न ही क्यो करेगे? 

इसप्रकार शुद्धसद्भूत और अशुद्धसद्भूत -इन दोनो ही व्यवहारनयों 
का प्रयोजन स्वभाव की सामर्थ्य और वर्तमान पर्याय की पामरता का ज्ञान 

कराकर, दृष्टि को पर और पर्याय से हटाकर स्वभाव की ओर ले जाना है। 


व्यवह्ारनय कछ प्रश्नोत्तर ] [१३३ 


(३) प्रश्न:-शुद्धसद्भूत और अशुद्धसद्भूत व्यवहारनयों की बात तो 
ठीक है, क्योंकि वे तो आत्मा के अतरंग वैभव का ही परिचय कराते हैं, आत्मा 
के ही गीत गा-गाकर आत्मा की ओर आकर्षित करते हैं, आत्मा की रुचि 
उत्पन्न कराते हैं। स्वभाव एवं स्वभाव के आश्रय से उत्पन्न होनेवाली 
स्वभावपय्यायों की सामर्थ्य से परिचित कराकर, जहाँ एक ओर 
शुद्धसद्भूतव्यवहारनय हीन-भावना से मुक्ति दिलाकर आत्मगौरव उत्पन्न 
कराता है, वहीं दूसरी ओर अशुद्धसदभूतव्यवहारनय अपनी वर्तमान 
पर्यायगत कमजोरी का ज्ञान कराके उससे मृक्त होने की प्रेरणा देता है। 

अत उनकी चर्चा तो ठीक है; परन्त्‌ शरीर, मकानादि जैसे परपदार्थों से 
भी आत्मा को अभेद बताने वाले असद्भूतव्यवहारनय व उसके भेद-प्रभेदों में 
उलझने से क्‍या लाभ है? 

उत्तर:-उलझना तो किसी भी व्यवहार मे नहीं है। बात उलझने की 
नहीं, समझने की है। उलझने के नाम पर समझने से भी इन्कार करना तो 
उचित प्रतीत नहीं होता। 

विश्व मे जो अनन्तानन्त पदार्थ है, उनमें से एकमात्र निज को छोडकर 
सभी जड और चेतन पदार्थ पर ही हैं। उन सभी परपदार्थों में ज्ञानी आत्मा का 
व्यवहार और अज्ञानी आत्मा का अह और ममत्व एक-सा देखने में नहीं 
आता। विभिन्‍न परपदार्थों के साथ यह आत्मा विभिन्‍न प्रकार के सबध 
स्थापित करता दिखाई देता है। 

उक्त संबंधो की निकटता और दूरी के आधार पर अनपचरित और 
उपचरित के रूप मे असद्भूतव्यवहारनय का वर्गीकरण किया जाता है। 

सयोगी परपदार्थों मे जो अत्यन्त समीप हैं अर्थात्‌ जिनका आत्मा के 
साथ एवक्षेत्रावगगाहसंबध है, ऐसे शरीरादि का संयोग अनुपचरित- 
असद्भूतव्यवहारनय का विषय बनता है; तथा शरीरादि की 
अपेक्षा जो द्रवर्ती हैं, ऐसे मकानादि के संयोगों को विषय बनाना उपचरित- 
असद्भूतव्यवहारनय का काम है। 

यदि ज्ञेय-ज्ञायकसंबध को भी ले तो लोकालोक को जानना भी 
अनुपचरित असद्भूतव्यवहारनय का विषय बन जायगा। 

इसप्रकार ये नय भी सर्वथा अनपयोगी नही हैं, इनसे भी कछ न कछ 
बस्तुस्थिति स्पष्ट होती ही है। ये नय आत्मा का परपदार्थों के साथ किसप्रकार 
का संबंध है, इस सत्य का उद्घाटन करते हैं। 

इन नयों से सर्वथा इन्कार करने पर भी अनेक आपत्तियाँ खडी हो 


- नयचक्र 
१३४] [परमभाव-प्रकाशक न 


जावेंगी। जैसे .- 
१ अनपचरित-असदभतव्यवहारनय के विषयभूत देही (शरीरस्थ 


आत्मा) को जीव नहीं मानने से त्रस-स्थावर जीवो को भी भस्म के समान 
मसल देने पर भी हिंसा नहीं होगी। ऐसा होने पर त्रस-स्थावर जीवों की हिसा 
के त्यागरूप अहिसाणब्रत और अहिसामहाब्रत भी काल्पनिक ठहरेगे। 
इसीप्रकार तीर्थंकर भगवान की सर्वज्ञता भी सकट में पड़ जावेगी 
क्योंकि केवली भगवान पर को अनुपचरित-असदभूतव्यवहारनय से ही जानते 


हैं। 

२ उपचरित-असद्भूतव्यवहारनय से इन्कार करने पर जिन-मन्दिर 
और शिव-मन्दिर का भेद सभव नहीं हो सकेगा तथा माँ-बाप, स्त्री-प॒त्रादि, 
मकानादि एवं नगर व देशादि को अपना कहने का व्यवहार भी सभव न 
होगा। ऐसी स्थिति मे स्वस्त्री-परस्त्री, स्वगृह-परगृह एवं स्वदेश-परदेश के 
विभाग के बिना लौकिक मर्यादाये कैसे निर्भेंगी? 

३ उपचरित और अनृपचरित-दोनों ही प्रकार के असद्भूत- 
व्यवहारनयो से इन्कार करने पर समस्त जिनवाणी के व्याघात का प्रसंग 
उपस्थित होगा, क्योंकि जिनवाणी मे तो उनका कथन सम्यकश्रुतज्ञान के 
अश के रूप मे आया है। 

अत इनकी सत्ता, उपयोगिता और सम्यकृपने से इन्कार किया जाना 
सभव नही है। 

(४) प्रश्न--असद्भूतव्यवहारनय के सम्यकपने से सर्वथा इन्कार 
करने पर समस्त जिनवाणी के व्याधात का प्रसंग उपस्थित होगा, 
अणक्रत-महाव्रत काल्पनिक ठहरेगे और सदाचार सम्बन्धी समस्त लौकिक 
मर्यादाएँ संकट मे पड जायेंगी-यह बात जरा विस्तार से समझाइये। 

उत्तर:-स्त्री-पत्र, मकान-जायदाद, रुपया-पैसा, कटम्ब-परिवार 
जाति व समाज तथा ग्राम, नगर व देश को अपना कहनेवाला 
उपचरित-असद्भूत व्यवहारनय सदाचार की सिद्धि करनेवाला नय है और 
शरीरधारी प्राणियों को ही जीव कहनेवाला अनपचरित-असदभत 
व्यवहारनय अहिसात्मक आचरण की सिद्धि करनेवाला नय है। 

उक्त दोनो ही नय भेदविज्ञान की सिद्धि का मार्ग भी प्रशस्त करते हैं। 

क्यों और कैसे? 

इस लोक मे अनन्तानन्त पदार्थ हैं। उक्त अनन्तानन्त पदार्थों में से जो 
परपदार्थ हमारे पृण्य-पापरूप कर्मोदय के निमित्त से हमें संयोगरूप से प्राप्त 


व्यवहारनथ कह्ठ प्रश्नोत्तर | [१३५ 


होते हैं, उन्हें नोकर्म कहा जाता है। उक्त नोकर्मों मे से कछ पदार्थ अपने 
आत्मा से एकक्षेत्रावगाह रूप से सश्लिष्ट होते है -जैसे शरीर; और कछ 
अपने आत्मा से असंश्लिष्ट होते है.-जैसे स्त्री-पत्र, मकान-जायदाद, 
रुपया-पैसा, देश व समाज आदि। 

असंश्लिष्ट पदार्थों को अपना कहनेवाला नय उपचरित-असदभूत 
व्यवहारनय है और सश्लिष्ट पदार्थों को अपना कहनेवाला नय 
अनपचरित-असद्भूतव्यवहारनय है। 

इसप्रकार यह असद्भूतव्यवहारनय लोक के अनन्तानन्त पदार्थों मे से 
मात्र उन्हीं परपदार्थों को अपना कहता है, जो नोकर्म रूप से जीव से संबंधित 
होते हैं, शेष पदार्थों को स्पष्ट रूप से पर घोषित करता है। शेष पदार्थों से 
आत्मा को भिन्‍न बतानेवाला होने से यह नय भेदविज्ञान की सिद्धि करनेवाला 
है, क्योकि अनन्तानन्त समस्त पदार्थों मे से अपने आत्मा को खोज निकालने 
के कार्य मे इसने इतना तो बता ही दिया है कि जो आत्मा से नोकर्म रूप से भी 
सबंधित नहीं है, उन परपदार्थों मे आत्मा को खोजने की आवश्यकता नही है; 
अत आत्मा के शोधार्थी को उन पर से तो दृष्टि हटा ही लेनी चाहिए। 

नोकर्म मे भी देह को ही अपना कहनेवाला अनुपचरित-असद्भूत 
व्यवहारनय तो आत्मा की खोज को देह तक ही सीमित कर देनेवाला होने से 
आत्मार्थियो के, आत्मशोधार्थियो के काम की और भी अधिक सुगम कर देता 
है, क्योंकि अब तो उसे आत्मा की खोज के लिए दुनिया में अन्यत्र कहीं भी न 
भटकना होगा। बस, अब तो देहदेवल मे विराजमान निज भगवान आत्मा की 
खोज के लिए देह के भीतर ही झाँकना है। 

किसी के यह पूछने पर कि हीरा कहाँ उपलब्ध होगा, यदि उत्तर दिया 
जाय कि पृथ्वी के भीतर, तो उत्तर सही होने पर भी हीरे की प्राप्ति असंभव है, 
क्योंकि हीरे की प्राप्ति के लिए समस्त पृथ्वी का खोदना तो संभव नहीं है; पर 
यदि पृथ्वी के उस भाग का संकेत कर दिया जाय, जहाँ हीरा विद्यमान हो तो 
काम बहत क॒छ सरल हो जाता है; उसीप्रकार आत्मा कहाँ उपलब्ध होगा? 
इसके उत्तर मे यह कहा जाय कि लोक में, तो उत्तर सही होने पर भी आत्मा 
की प्राप्ति संभव नहीं है, पर जब यह असद्भूतव्यवहारनय यह बता देता है 
कि नोकर्म में या देह में ही भगवान आत्मा विद्यमान है, तो काम बहुत कछ 
सरल हो जाता है, सहज हो जाता है। 

इसप्रकार नोकर्म या देह में आत्मा की सत्ता बतानेबाला यह नय 
भेदविज्ञान का साधक ही है, बाधक नहीं; आत्मखोजियों के लिए उपयोगी ही 


१३६] [परमभाव- प्रकाशक नयचक्र 


है, निरर्थक नही। 

लोक में अपने आत्मा से भिन्‍न जितने भी परपदार्थ है, उनमे अपने और 
पराये का भेद डालनेवाले इन नयो के आधार पर ही स्वस्त्री-परस्त्री, 
स्वधन-परधन, स्वगृह-परगृह, स्वजाति-परजाति, स्वदेश-परदेश एवं 
स्वदेह-परदेह आदि के भेद पडते हैं। यदि इन नयो की सत्यता से सर्वथा 
इन्कार किया जायगा तो फिर परपदार्थों मे इसप्रकार के भेद डालना सभव 
नही होगा। 

इसप्रकार के भेद डाले बिना सदाचार-दुराचार एब द्रव्यहिसा को 
परिभाषित करना सभव न होगा, क्योकि परस्त्री की लपटता ही व्यभिचार है, 
बिना अनुमति के परधन का ग्रहण ही चोरी है तथा देहरूप प्राणों का घात ही 
द्रव्यहिसा है। जब परपदार्थों मे स्व-पर का विभाग ही नहीं होगा, ऐसी स्थिति 
मे गृहस्थधर्म और अणुब्रतो की व्यवस्था कैसे बनेगी? क्‍योंकि अणुब्रतों के 
पालन में गृहस्थ धर्मानकूल-विवाहित स्वस्त्री को छोडकर अन्य समस्त 
पर्ास्त्रियों के सेवन का त्यागी होता है, न्यायोपात्त धन को परिमाणप्‌र्वक 
रखकर शेष धन का त्यागी होता है एवं त्रस जीवो की हिसा का भी त्यागी 
होता है। 

इसीप्रकार ईर्यासमिति आदि समितियों मे भी जीवो के प्राणो की रक्षा ही 
विवक्षित होती है। शरीरधारी प्राणियो के शरीरादि के घात को जीवहिसा 
कहनेवाले अनपर्चारत-असंद्भूतव्यवहारनय को कथचित्‌ भी सत्यार्थ 
स्वीकार नहीं किया जाएगा तो फिर मुनिधर्म के सन्दर्भ में प्रतिपादित ईर्यादि 
समितियो की चर्चा भी असगत हो जावेगी। 

अणुव्रतादि रूप गृहस्थधर्म एवं महाव्रतादिरूप मुनिधर्म के प्रतिपादक 
चरणानुयोग का मूल आधार एकप्रकार से यह असद्भूत व्यवहारनय ही है। 

यद्यपि परमार्थ तो यही कहता है कि स्त्री-पुत्रादि, मकान-जायदाद, 
नगर और देश अपने नही है, शरीर भी अपना नही है। गहराई से विचार 
करने पर यह बात पूर्णत सत्य भी प्रतीत होती है, तथापि प्रथमानुयोग के 
शास्त्रों मे तीर्थंकरो के भी स्त्री-पुत्रादि, मकान-जायदाद एवं नगर-देशादि 
बताये गये हैं। चक्रवर्तियों को छहखण्ड की विभूति का स्वामी जिनागम मे 
बताया गया है। 

प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव को अयोध्यापति राजा नाभिराय एवं मरुदेवी 
का पुत्र, नन्दा-सुनन्दा का पति, भरत-चक्रवर्ती और बाहबली आदि का पिता 
तथा अयोध्या का अधिपति कहना उपचरित-असद्भूतव्यवहारनय का ही 


प्यवह्ारनय कछ्ठ प्रश्नाक्षर | [१३७ 


प्रतिपादन है। 

इसीतरह उन्हें पाँच सौ धनष की कचनवर्णी कायावाला 
वज़वष भनाराचसहनन एव. समचतरख्रसस्थानवाला कहना 
अनुपचरित-असदभूतव्यवहारनय का कथन है। 

इन दोनों ही प्रकार के असद्भूतव्यवहारनयों को सर्वथा अस्वीकार 
करने पर प्रथमानयोग के सभी कथनो पर पानी फिर जायगा: एकप्रकार से 
हमारा पौराणिक इतिहास ही समाप्त हो जायगा। 

इसीप्रकार सयोग और सयोगीभावों (मोह-राग-द्वेत) का कथन 
करनेवाले करणानुयोग के सन्दर्भ में भी समझना चाहिए; क्योंकि संयोग और 
सयोगीभावो का कर्त्ता-धर्त्ता-हर्त्ता यह भगवान आत्मा व्यवहारनय से ही 
कहा जाता है। असदभतव्यवहारनय से सयोगो का और उपचरित 
सदभूतव्यवहारनय से सयोगीभावो का कर्त्ता-हर्त्ता-धर्त्ता कहा गया है। 

इसप्रकार इन नयो को सर्वथा अस्वीकार करने से समस्त जिनागम के 
व्याघात का प्रसंग उपस्थित होगा, अणुब्रत-महाब्रत काल्पनिक ठहरेंगे और 
समस्त लौकिक मर्यादायें सकट मे पड जावेगी। 

(५) प्रश्न:-जिनागम के व्याघात की बात एवं अणुब्रत-महात्रत. 
काल्पनिक ठहरने की बात तो ठीक, पर लौकिक मर्यादाये किसप्रकार सकट में 
पडेगी? 

उत्तर:-जब स्वस्त्री और परस्त्री का भेद नही रहेगा तब या तो हम 
सभी से स्वस्त्री के समान व्यवहार करेगे या फिर परस्त्री के समान। दोनो ही 
स्थितियों मे व्यावहारिक मर्यादाये सभव न रह पावेगी: क्योंकि सभी स्त्रियों में 
स्वस्त्रीवत्‌ व्यवहार करने पर हमारी स्थिति पशुवत्‌ हो जावेगी, माँ, बहिन, 
पुत्री और पत्नी का भेद ही समाप्त हो जावेगा - ऐसी स्थिति मे कौन किसकी 
सतान है - यह निश्चय न हो पाने के कारण पिता-पृत्र का व्यवहार असभव 
हो जावेगा। इसप्रकार कल, गोत्र, जाति आदि सभी व्यावहारिक मर्यादाएँ 
लुप्त हो जावेगी, जो शायद लोक मे किसी को भी इष्ट न होगा। 

इससे बचने के लिए यदि आप यह कहे कि हम सब से स्वस्त्रीवत्‌ 
व्यवहार न करके, सभी से परस्त्रीवत्‌ ही व्यवहार करेगे, क्योंकि वे पर ही तो 
हैं। पर इससे भी समस्या का समाधान नहीं होगा, फिर तो सभी को पूर्ण 
ब्रत्मचारी ही हो जाना होगा, क्‍योंकि स्वस्त्री तो कोई होगी नहीं और 
परस्त्री-सेवत आगमसमत नही, नैतिक भी नहीं है। यदि आप कहे कि इसमे 
क्या आपत्ति है? सभी ब्रह्मचारी हो जावें-इसमे क्या दिक्कत है? 


१३८] [परमभाव- प्रकाशक नयचतक्र 


दिक्कत तो कछ नहीं, पर असभव अवश्य है। दूसरी बात यह भी तो है 
कि फिर तीर्थंकरो का भी जन्म कैसे होगा? इसमे तो लौकिक मर्यादाये ही 
नहीं, लोक का क्रम सकटग्रस्त हो जावेगा। 

इसीप्रकार स्वधन-परधन के विभाग के अस्त हो जाने पर सभ्यता का 
विकासक्रम ही समाप्त हो जावेगा; क्योंकि जब कोई मकान-जायदाद हमारी 
होगी ही नहीं तो हम उसका निर्माण ही क्यों करेगे? पशुओ के समान ही 
छीनाझपटी आरभ हो जावेगी। स्वगृह के समान ही सभी घरो मे नि शक 
प्रवेश करने पर, स्वजेब के समान ही परजेब मे निःशक हाथ डालने पर 
हमारी जो दशा होगी, उसकी कल्पना भी आसानी से की जा सकती है। 

स्वधर और परघर, स्वस्त्री और परस्त्री का भेद मात्र लौकिक ही नही 
है; अपितु इसका धार्मिक आधार भी है, नैतिक आधार भी है। अत. धार्मिक 
और नैतिक जीवन के लिए परपदार्थों में भी अपने-पराये का भेद डालनेवाले 
इन नयो को स्वीकार करना न्‍्यायसगत है, आगमसमत है। 

बिना नैतिक और धार्मिक जीवन के आध्यात्मिक साधना सभव नही है, 
यही कारण है कि आध्यात्मिक नयो मे असदभूतव्यवहारनय को भी स्थान 
प्राप्त है। 

समयसार मे भी शिष्य ने इसीप्रकार का प्रश्न उठाया है, जिसका उत्तर 
आचार्यदेव ने यही दिया है कि तुम नयविभाग को भी नहीं जानते, इसीलिए 
इसप्रकार का प्रश्न करते हो। 

"यह आत्मा कबतक अज्ञानी रहेगा -इसप्रकार के प्रश्न उपस्थित होने 
पर आचार्यदेव ने कहा कि जबतक यह आत्मा कर्म और नोकर्म को अपना 
मानता रहेगा, तबतक अज्ञानी रहेगा।। 

नोकर्म का अर्थ स्पष्ट किया ही जा चुका है कि कर्म के उदय मे प्राप्त 
होनेवाले देहादि व स्त्री-पुत्रादि सयोगो को नोकर्म कहते हैं। इसप्रकार यह 
सिद्ध हुआ कि जबतक यह आत्मा देहादि व स्त्री-पृत्रादि को अपना मानता 
रहेगा, तबतक अज्ञानी रहेगा। 

ऐसी स्थिति मे शिष्य प्रश्न करता है कि यदि देह को आत्मा नही मानेंगे 
तो तीर्थंकरो की देहादि की विशेषता को आधार बनाकर ज्ञानी धर्मात्माओ 
द्वारा जो स्तृति की जाती है, वह सभी मिथ्या सिद्ध होगी; अत: यही मानना 
उचित है कि देह ही आत्मा है। इसी का उत्तर देते हुए आचार्यदेव कहते हैं कि 


तक 553७७ ०>+ल जल रन-.१७०+५»-+०- कक नम 3०८००५०->२-००-०न>>कक>प>े>< 3०3८-२० >> 3८००-०० 2८०० 
॥ समयसार गाथा १३ से ३७ एवं इनकी आत्मस्याति टीका। 


व्यवहारनय कछ्ड प्रश्नोत्तर | [१३९% 


तुम नयविभाग को नही जानते हो, इसलिए ऐसी बात करते हो। तात्पर्य यह है 
कि व्यवहारनय से देह और आत्मा के सयोग को जीव कहा जाता है, उसी के 
आधार पर तीर्थंकरो की स्तुति देहादिक गुणों को आधार बनाकर की जाती है, 
अत बह स्तृति सर्वथा मिथ्या नही है; जिस व्यवहारनय से देह और आत्मा 
एक हैं, उसी से वह स्तुति भी सत्य है, उचित है। 

तीथथंकरो की देह के गुणों को आधार बनाकर की गई स्तृति 
अनुपर्चारतअसद्भृतव्यवहारनय से एवं उनकी बाह्य समवशरणादि विभूति 
के आधार पर की गई स्तृति उपर्चारत-असदभृतव्यवहारनय से की गई स्त॒ति 
है। इसप्रकार की स्तुतियों से जिनागम भरा पडा है। भगवान की स्तति में जो 
अष्ट प्रतिहारयों का वर्णन होता है, वह सभी उपर्चारतअसदभतव्यवहारनय 
का ही विषय है। 

अत यदि इन नयों को कथ्थंचित॒ भी सत्यार्थ स्वीकार नही करेगे तो फिर 
समनन्‍्तभद्रादि एव मानतगादि आचार्यों द्वारा रचित स्तति-साहित्य पर भी 
प्रश्नचिहन लग जावेगा। 

अत यह ठीक है कि इन उपर्चारत और अनपचरित 
असद्भूत-व्यवहारनयो की सत्ता और सम्यकृपने से इन्कार किया जाना सभव 
नही है, उचित भी नहीं है, पर इनमे ही उलझे रहना भी ठीक नही है, 
इसीलिए इनका स्थान-स्थान पर निषेध भी किया गया है। 

(६) प्रश्न:-यदि ये नय भी सम्यक्‌ है तो फिर इनमे उलझना भी क्यो 
नही? 

उत्तर:-उलझना तो कही भी अच्छा नही होता, न मिथ्या मे, न सम्यक्‌ 
मे। जिसप्रकार लोक मे यह कहावत है कि सनना सबकी, करना मनकी ', 
उसीप्रकार अध्यात्म का मार्ग है कि समझना सब, जमना स्वभाव में । अत 
व्यवहारनय और उसका विषय जानने के लिए प्रयोजनवान है; जमने के लिए 
नहीं, रमने के लिए भी नहीं। 

सम्यक्‌ तो निज और पर सभी हो सकते है, पर सभी ध्येय तो नही हो 
सकते, श्रद्धेय तो नही हो सकते। श्रद्धेय और ध्येय तो निजस्वभाव ही होगा। 
उसे छोडकर सम्पूर्ण जगत ज्ञेय है, मात्र ज्ञेय; ध्येय नही, श्रद्येय नही। आत्मा 
ज्ञेय भी है, ध्येय भी है, श्रद्धेय भी है। अत मात्र बही निश्चय है, निश्चयनय 
का विषय है, उपादेय है। शेष सब व्यवहार हैं, व्यवहारनय के विषय हैं; अत 
ज्ञेय हैं, पर उपादेय नही। 

उक्त सम्पूर्ण कथन का निष्कर्ष मात्र इतना ही है कि व्यवहारनय और 


४ [ परमभाव- प्रकाशक नयचक्र 
)४० | 


उसका विषय जैसा है, वैसा मात्र जान लेना चाहिए; क्योंकि उसकी भी जगत 
मे सत्ता है, उससे इन्कार करना उचित नहीं है, सत्य भी नहीं है। 

इससे महत्त्वपर्ण बात यह है कि व्यवहारनयों ने भी आत्मा का ही 
विशेष विस्तार से कथन किया है, आत्मा के ही विशेषो का कथन किया है, 
किसी अन्य का नहीं। 

यद्यपि रत्नत्रयरूप धर्म की प्राप्ति सामान्य के आश्रय से ही होती है, 
विशेष के आश्रय से नहीं, तथापि- 

"सामान्यशास्त्रतो नूनं विशेषों बलवान्‌ भवेत्‌। 

सामान्य प्रतिपादन से विशेष प्रतिपादन बलवान होता है। 

पर यह सब जानने के लिए ही है। व्यवहार द्वारा प्रतिपादित विशेषो को 
जानकर, पश्चात उन्हे गौणकर निश्चयनय के विषयभत सामान्य मे अह 
स्थापित करना, स्थिर होना इष्ट है, परम इष्ट है। यही मार्ग है, शेष सब 
उन्मार्ग है। 

(७) प्रश्न -शद्धसदभत और अशद्धसद भत व्यवहारनयो के प्रयोग भी 
विभिन्‍नता के लिए होते है क्या” 

उत्तर- हाँ, हाँ, क्यो नहीं” कभी गण-गुणी के भेद को लेकर, कभी 
पर्याय-पर्यायी के भेद को लेकर आदि अनेक प्रकार के प्रयोग आगम मे पाये 
जाते है, इन सबका बारीकी से अध्ययन किया जाना आवश्यक है अन्यथा 
कछ समझ में नहीं आवेगा। 

अधिक स्पष्टता के लिए नयदर्पण का निम्नलिखित अश द्रष्टव्य है - 

'सामान्यद्रव्य मे अथवा शुद्धद्रव्य में गूण-गणी व पर्याय-पर्यायी का 
भेदकथन करनेवाला शद्धसद्भूतव्यवहारनय है। वहाँ गण तो 
त्रिकालीसामान्य भाव होने के कारण शद्भधता व अशुद्धता से निरपेक्ष शुद्ध ही 
होता है, जैसे ज्ञानगणसामान्य। परन्तु पर्याय शुद्ध व अश॒ुद्ध - दोनो प्रकार की 
होती है। इन दोनो में से यहाँ शुद्धसद्भूतव्यवहार के द्वारा केवल शुद्धपर्याय 
का ही ग्रहण किया जाता है। अशुद्धपर्यांय का ग्रहण करना 
अशुद्धसदभृतव्यवहार का काम है। 

शद्धपर्याय भी दो प्रकार की है - सामान्य व विशेष। प्रतिक्षणवर्ती 
घट्गणी हानि-वद्धिरूप स॒क्ष्म-अर्थप्यांय तो सामान्यशुद्धपर्याथ है और 
क्षायिकभाव विशेषशद्धपर्याय है, जैसे केंवलज्ञान। 

सामान्यद्रव्य मे तो सामान्यगुण व गणी का अथवा सामान्यशद्भपर्याय व 
पयायी का अथवा विशेषशुद्धपर्याय व प्यांयी का-ये तीनो ही भेद देखे जाने 


व्यवज्ञारनय फड़ प्र+/नोक्तर | [१४१ 


सभव हैं। परन्तु शुद्धद्रव्य मे अर्थात्‌ शुद्धद्रव्यपर्याय मे केवल 
विशेषशुद्धपर्याय व पर्यायी का ही भेद देखा जा सकता है, क्योंकि 
शुद्धद्रव्यपर्याय मे त्रिकालीसामान्यद्रव्य के अथवा सामान्यपर्याय के दर्शन 
असभव है। 

जीव ज्ञानवान है या षट्गणी हानिवृद्धित्षप स्वाभाविक 
सामान्यपर्यायवाला है-ऐसा कहना द्रव्यसामान्य मे गण-गणी व 
पर्याय-पर्यायी का भेदकथन है। 

जीव केवलज्ञानदर्शनवाला है या वीतरागतावाला है-यह द्रव्यसामान्य 
मे शुद्धगण-श॒द्धगुणी व शुद्धपर्याय-शुद्धपर्यायी का भेदकथन है। 

सिद्धभगवान केवलज्ञान व केवलदर्शनवाले है या वीतरागतावाले है यह 
श॒द्धद्रव्य या शुद्धद्रव्यपर्यायी मे शुद्धनण-शुद्धगुणी ब शुद्धपर्याय - शुद्धपर्यायी 
का भेदकथन है। 

ये सभी शुद्धसदभूतव्यवहारनय के उदाहरण है। इसे अनुपचरित- 
सदभृतव्यवहारनय भी कहते है, क्योंकि गुणसामान्य तों परसयोग से रहित 
होने के कारण तथा क्षायिकभाव सयोग के अभावपर्वक होने के कारण अथवा 
स्वभाव के अनरूप होने के कारण अनपर्चारत कहे जाने य॒क्‍त है। ' 

शद्धसद भतव्यवहारनयवव॒ ही अशदसद भतव्यवहारनय भी समझना। 
अन्तर केवल इतना है कि यहाँ सामान्यगण व पर्यायरूप स्वभावो की अपेक्षा भद 
डाला जाना सभव नहीं है, क्योंकि वे अशद्ध नही होते। 

: द्रव्यसामान्य मे अथवा अशुद्धद्रव्यपर्यायरूप अशुद्धद्रव्य मे अशुद्धग॒णो 

व अशुद्धपर्यायो के आधार पर भेदोपचार द्वारा गण-गणी, पर्याय-पर्यायी 
लक्षण-लक्ष्य आदिरूप द्वैत उत्पन्न करना अशुद्धसदभृतव्यवहारनय है। 

अशुद्धगण व पयये औदयिक भावरूप होते है। जैसे -ज्ञानगण की 
मतिज्ञानादि पर्याये, चारित्रगण की राग-द्वेषाद पर्याये तथा वेदनगुण की 
विषयजनित सुख-दख आदि पयाये। 

“जीवसामान्य मतिज्ञानवाला है या राग-द्रघादिवाला ह। -य द्रव्यसामान्य 
की अपेक्षा अशुद्धसदभूतव्यवहार के उदाहरण है। 

'ससारी जीव मतिज्ञानवाला है या राग-द्वेषादिवाला है। -ये द्रव्यपर्याय 
की अपेक्षा अशुद्धसदभुतव्यवहार के उदाहरण है। 

इसे उपर्चासरतसदभूत भी कहते है, क्योंकि परसयोगी वैभाविक 


प्‌ अप तक ४१० 5 २० 


१४२] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


औददगिक अशद्धभावों का द्रव्य के साथ स्थायी सबध नहीं है, न उसके स्वभाव 
से उनका मेल खाता है; अत वे उपचरितभाव कहे जाने योग्य हैं।' 

इसप्रकार हम देखते है कि शुद्धसद्भूत और अशुद्धसद्भूत व्यवहारनयों 
के विविध प्रयोग जिनवाणी में मिलते है। पचा ध्यायी में समागत प्रयोगों की तो 
अभी चर्चा ही नहीं की गई है। 

(८) प्रश्नः-सदभृतव्यवहारनय के समान असद्भ्तव्यवहारनय के 
प्रयोगो मे भी विभिन्‍नता पाई जाती होगी? 

उत्तरः-असदभृतव्यवहारनय के प्रयोगो मे तो और भी अधिक 
विविधता और विचित्रता पायी जाती है। इस विषय को दृष्टि मे रखकर 
जिनागम का जितनी गहराई से अध्ययन करो, नयचक्र की गभीरता उतनी ही 
अधिक भासित होती है। जितना ज्ञान मे आता है, उतना कहने मे नहीं आता 
और जितना कहने मे आता है, लिखने मे उतना भी नही आता। कही विषय 
की जाटलता और कही विस्तार का भय लेखनी को अवरुद्ध करता है। 

नयप्रयोगो की विविधता और विचित्रता की सर्वागीण जानकारी के लिए 
तो आपको परमागमरूपी सागर का ही मथन करना होगा, तथापि यहाँ 
असदुभुतव्यवहारनय के सन्दर्भ में कुछ भी न कहना सगत न होगा। 

असदभतव्यवहारनय का क्षेत्र बहुत बडा है, क्योकि उसका विषय 
विभिन्न द्रव्यो के बीच विभिन्‍न सम्बन्धो के आधार पर एकत्व का उपचार 
करना है। एक तो द्रब्य ही अनन्तानन्त है, और उनमे जिन सम्बन्धों के 
आधार पर एकत्व या कर्तृत्वादि का उपचार किया जाता है, वे सम्बन्ध भी 
अनेक प्रकार के होते है। यही कारण है कि इसका विषय असीमित है। 

जब विश्व के अनन्तानन्त द्रव्यों मे से किन्‍्ही दो या दो से भी अधिक 
द्रव्यों के बीच होनेवाले सम्बन्धों के बारे मे विचार करते है, तो अनेक प्रश्न 
खडे हो जाते है। जैसे कि वे द्रव्य एक ही जाति के है या भिन्‍नभिन्‍्न जाति के ? 
तथा जो सम्बन्ध स्थापित किया जाता है, वह निकट्वर्ती (सश्लेषसहित) है या 
दरवर्ती (सश्लेषरहित) ? ज्ञाताज्ञेय है या स्वस्वामी ? आदि अनेक विकल्प खडे 
हो जाते है। 

इन सभी बातो को ध्यान मे रखकर इन उपचारो को पहले तो नौ भागों 
में विभाजित किया गया है, जिनका उल्लेख पहले किया जा चुका है। वे नौ 
विभाग द्रव्य, गुण और पर्याय के आधार पर किये गये है। 


१ नयदर्षण, पृष्ठ ६७२-६७३ 


व्यवहारनय : कछ प्रश्नोत्तर ] [१४२ 


सजाति, विजाति और उभय के भेद से द्रव्यों का वर्गीकरण भी तीन 
प्रकार से किया जाता है। इन सजाति, विजाति और उभय द्रव्यों में विभिन्‍न 
सम्बन्धों के आधार पर उक्त नौ प्रकार का उपचार करना ही 
असद्भूतव्यवहारनय का विषय है। 

यद्यपि उपचार' शब्द का प्रयोग सदभूतव्यवहारनय के साथ भी है। 
जैसे:-एक द्रव्य मे भेदोपचार करना सदभूतव्यवहारनय का कार्य है और 
भिन्न-भिन्न द्रव्यो में अभेदोपचार करना असद्भूतव्यवहारनय का कार्य है। 
इसी के आधार पर सद्भूतव्यवहारनय के उपचरितसद्भूतव्यवहारनय और 
अनुपचरितसद्भूतव्यवहारनय - ऐसे भेद भी किये जाते हैं, तथापि वास्तविक 
उपचार तो असद्भूतव्यवहारनय में ही होता है, क्योंकि द्रव्य में गुणभेदादि 
भेद उपचरित नहीं, वास्तविक हैं। 

सदभूतव्यवहारनय के अनुपचरित और उपचरित भेदों के स्थान पर जो 
शुद्ध और अशुद्ध नाम प्राप्त होते हैं, उनसे सदभूतव्यवहारनय को उपचरित 
कहने में सभावित सकोच स्पष्ट हो जाता है। 

अत: मुख्यरूप से भेदव्यवहार को सद्भूतव्यवहार और 
उपचरितव्यवहार को असद्भूतव्यवहार करना ही श्रेयस्कर है। जैसा कि कहा 
भी गया है'- 

"असवृभूतव्यवहार: एबोपचार:, उपचारावप्यूपचारं यः करोति स 
उपचरितासद्भूतव्यवहार:। 

असद्भूतव्यवहार ही उपचार है, और उपचार का भी जो उपचार 
करता है, वह उपचरितअसद्भूतव्यवहार है। 

इसका वास्तविक अर्थ यह हुआ कि अनुपचरितअसद्भूतव्यवहारनय 
भी वस्तृतः उपचरित ही है। उसके नाम के साथ जो 'अनपचरित' शब्द का 
प्रयोग है, वह तो उपचार में भी उपचार के निषेध के लिए है, उपचार के 
निषेध के लिए नहीं। 

इसप्रकार यह निश्चित हुआ कि जिसमें मात्र उपचार हो, वह 
अनूपचरितअसद्भूतव्यवहारनय है और जिसमें उपचार में भी उपचार हो, 
वह उपचरितअसद्भूतव्यवहारनय है। 

“उपनयोपजनितो व्यवहार:। प्रमाणनयनिक्षेपात्मक: भेदोपचाराध्यां 
बस्तु व्यवहरतीति व्यवहार:। 





१ आलापपद्धति, पृष्ठ २२७ 


१४४ ] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


कथम्‌पनयस्तस्य जनक इति चेत्‌। 

सदभूतो.. भेदोत्पादकत्वात॒ असव्भूतस्तृषचारोत्पादकत्वात्‌ 
उपचरितासद्भ्तस्तृपचारादप्युपचारोत्पादकत्वात्‌ । 

व्यवहार उपनय से उपजनित होता है। प्रमाणनयनिक्षेपात्मक भेद और 
उपचार के द्वारा जो वस्तु का प्रतिपादन करता है, वह व्यवहारनय है। 

प्रश्न:-व्यवहार का जनक उपनय कैसे है? 

उत्तरः-सद्भूतव्यवहारनय भेद का उत्पादक होने से, असद्भूत 
व्यवहारनय उपचार का उत्पादक होने से और उपचरितअसद्भूत 
व्यवहारनय उपचार मे भी उपचार का उत्पादक होने से उपनयजनित है। 

- नयचक्र के इस कथन से यह बात बहुत अच्छी तरह स्पष्ट हो जाती है 

कि सद्भूतव्यवहारतय भेद का उत्पादक है और असदभूतव्यवहारनय 
उपचार का उत्पादक है। 

उपचार मे भी उपचार का उत्पादक होने से उपचरित- 
असद्भूतव्यवहारतय असदुभूतव्यवहारनय का ही एक भेद है। जिस 
असदभूतव्यवहारनय मे मात्र उपचार ही प्रवर्तित होता है, उपचार मे भी 
उपचार नहीं, उस असद्भृतव्यवहारनय को उपचरितअसद्भूतव्यवहारनय 
से पृथक्‌ बताने के लिए अनुपचरितअसद्भूतव्यवहारनय के नाम से भी 
अभिहित किया जाता है। 

(९) प्रश्न:-नयचक्र के उक्त कथन में व्यवहारग्नय को उपनय से 
उपजनित कहा गया है? अभी तक तो उपनय की बात आई ही नही। 

उत्तर:-एकप्रकार से व्यवहारनय ही उपनय है, क्योकि उपनयो के जो 
भेद गिनाए गये हैं, वे सब एकप्रकार से व्यवहारनय के ही भेद-प्रभेद है। 

नयो के भेद-प्रभेदो की चर्चा करते समय 'नयचक्र' ' मे पहले तो नयो के 
नय और उपनय - ऐसे दो भेद किए हैं। फिर नय के नौ प्रकार एवं उपनय के 
तीन प्रकार बताये गये हैं। 

द्रव्याथिक और पर्यायार्थिक-ये दो तो मूलनय एवं नैगम, सग्रह, 
व्यवहार, ऋजुसूत्र, शब्द, समभिरूढ़ तथा एवंभूत-ये सात उत्तरनय; 
इसप्रकार कल मिलाकर ये नौ नय बताये गये हैं, जिनकी चर्चा आगे विस्तार 
से की जावेगी। 


*-््+-->त-_+_.त.8.७8७8.8.8.8.8.8हतह ७ 
१ श्रुतभवनदीपकनयचक्क, पृष्ठ २९, 


२ देवसेनाचार्यकृत श्रतभवनदीपकनयचक्र एवं माइल्लधवलकृत द्रव्यम्वभावप्रकाशक नयचक्र-इन दोनो मे ही 
उक्त कथन पाय जाते है। 


व्यवहारनय क॒छ प्रश्नोत्तर ] [१४५ 


सद्भूतव्यवहार, असद्भूतव्यवहार तथा उपचरितअसद्भूतव्यवहार - 
ये तीन भेद उपनय के बताये गये हैं। 
तथा सद्भूतव्यवहारनय के शुद्ध और अशुद्ध -ऐसे दो भेद किये गये 


हैं। 

इसप्रकार हम देखते हैं कि व्यवहारनय के जो चार भेद बताये गये थे, 
उनमें और इनमें (उपनयों द्वारा किए गए भेदों में) कोई अन्तर नहीं रह जाता 
है। 

सद्भूतव्यवहारनय के ती जिसप्रकार दो भेद वहाँ बताये गये थे, वैसे ही 
यहाँ भी बताये गये हैं। असद्भूतव्यवहारनय के बहाँ अनुपचरित- 
असद्भूतव्यवहारनय एवं उपचरितअसद्भूतव्यवहारनय-इस प्रकार दो 
भेद किये गये थे और यहाँ उन दोनो को स्वतन्त्ररूप से स्वीकार कर लिया गया 
है। बस, मात्र इतना ही अन्तर है। 


इसे निम्नलिखित चार्टों द्वारा अच्छी तरह समझा जा सकता है:- 


चार्ट १ 
व्यवहारनय 


सद्भूतव्यवहारनय असद्भूतव्यवहारनय 


पलपल. नोडल". 
(१) शुद्धसद्भूतव्यवहारनय (२) अशुद्धसद्भूतव्यवहारनय 





(३) अनुपचरितअसद्भूतव्यवहारनय (४) उपचरितअसद्भूतव्यवहारनय 
चार्ट २ 


उपनय (व्यवहारनय) 


सदभूतव्यवहारनय (३) असद्भूतव्यवहारनय (४) उपचरितासदभूत 
व्यवहारनय 
(१) शुद्धसद्भूतव्यवहारनय (२) अशुद्धसदरभूतव्यवहारनय 


उक्त चार्टों मे व्यवहारनयों के प्रभेदों में जो क्रमांक दिये गये हैं, वे 
परस्पर एक-दूसरे के स्थानापन्‍्न है। अतः दोनो प्रकार के वर्गीकरणो मे कोई 


१४६] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


मौलिक भेद नहीं है। दोनो प्रकार के वर्गीकरण को देखकर भ्रमित होने की 
आवश्यकता भी नही है, किन्तु उन्हें जान लेने की आवश्यकता अवश्य है। 


असदभतब्यवहारनय.._ (अनुपचरितअसद्भूतव्यवहारनय) और 
उपचरितअसदभतव्यवहारनयों के स्वजातीय, विजातीय और मिश्र 
(स्वजातिविजातीय) के भेद से तीन-तीन भेद किये गए हैं। 


यहाँ असद्भतव्यवहारनय (जिसे अनपचरितअसद्भूतव्यवहारनय भी 
कहा जाता है) द्रव्य मे द्रव्य का उपचार आदि नौ प्रकार के उपचारों में प्रव॒त्ति 
करता है। 


तथा यही असद्भूतव्यवहारनय भिन्न द्रव्यों, उनके गुणों और पर्यायों के 
बीच पाये जानेवाले अविनाभावसबध, सश्लेषसंबध, परिणाम- 
परिणामीसबध, श्रद्धा-श्रद्धेयसबध, ज्ञान-ज्ञेगससबध, चारित्र-चर्यासबध 
आदि को अपना विषय बनाता है।' 


असद्भूतव्यवहारनय के भेद-प्रभेदो का कथन नयचक्र' में इसप्रकार 

दिया गया है - 

"अण्णेसि अण्णगणा भ्रणह्‌ असब्भूय तिविह भेवोवि । 
सज्जाइ इअर भमिससो जायव्यों तिविहभेदजवों।। 
वव्वगणपज्जयाणं उपयारं ताण होइ  तत्थेव । 
बव्ये गणपज्जाया गणदवियं पज्जया जेया।। 
पज्जाए दव्यगणा उवयरियं या हु बंधसंजरा । 
संबंध संसिलेसे जाणीण॑ जेयमादीहि।।' 

जो अन्य के गुणो को अन्य का कहता है, वह असद्भूतव्यवहारनय है। 

उसके तीन भेद हैं -सजाति, विजाति और मिश्र। तथा उनमें भी प्रत्येक के 
तीन-तीन भेद हैं। 

द्रव्य में द्रव्य का, गुण में गुण का, पर्याय में पर्याय का, द्रव्य में गुण और 

पर्याय का, गुण मे द्रव्य और पर्याय का और पर्याय मे द्रव्य और गुण का 
उपचार करना चाहिए। यह उपचार बंध से संयक्त अवस्था में तथा ज्ञानी के 
ज्ञेय आदि के साथ संश्लेष संबंध होने पर किया जाता है।' 


.... उक्त नौ प्रकारो को 'नयचक्र "में ही सोदाहरण स्पष्ट किया गया है। 


१ 'सोधप सबधाविनाभाव, सश्लेव संबध, परिणामपरिणामिसबंध , भ्रद्धाअद्धेयसबं ध', 
ज्ानशेयसवध , चारित्रणयासवधश्चेत्यादि ।' -आलापपद्धति, पृष्ठ २२७ 

२ द्रव्पस्वभावप्रकाशक नयचक्र, गाथा २२२ से २२४ 

३ बही, गाथा २२५ से २३३ 


व्यवहारनय * क॒छ प्रश्नोत्तर ] [१४७ 


उन्हीं में सजाति-विजाति आदि विशेषणों को भी यथासंभव स्पष्ट कर दिया 
गया है। 

उक्त स्पष्टीकरण मूलतः पठनीय है, जो इसप्रकार है:- 

''एयवियाइदेहा जिव्यसा जे वि फेग्गले काए । 

ते जो भणेई जीवा ववहारों सो विजाईओ।।२२५।। 

पौदगलिक काय में जो एकेन्द्रिय आदि के शरीर बनते हैं, उन्हें जो जीव 
कहता है, वह विजातीय ब्रथ्य में विजातीय ब्रव्य का आरोपण करने वाला 
असद्भूतव्यवहारनय है। 

मस्त हह महणाणं मुत्तिमदब्वेण जण्जिओ जद्या । 

जह जह मत्त जाज तो कि खलिओ हु म्तेज।।२२६।। 

मतिज्ञान मर्तिक है, क्योंकि वह मर्तिकद्रव्य से पैदा होता है। यदि बह 
मूर्त न होता तो मूर्त्त द्वारा स्खलित क्यों होता?-यह विजातीय गुण में। 
विजातीय गण का आरोप करनेवाला असद्भूतव्यवहारनय है। 

वठ्ठूणं पड़िबियं लवदि हूं त॑ चेव पज्ञाओ । 

सज्जाइ असब्भूओ उवयरिओ जियज्जाइपज्ञाओ ।।२२७।। 

प्रतिबिब को देखकर 'बह यही पर्याय है'-ऐसा कहा जाता है।-यह 
स्वजातिपर्याय में स्वजातिपर्याय का उपचार करनेवाला असदभतव्यवहारनय 
है। 

जेयं जीवमजीवं त॑ पिय जाणं ख्‌ तसस विसयादो । 

जो भणइई एरिसत्थं ववहारों सो असब्भूवो ।।२२८।। 

ज्ञेय जीव भी है और अजीव भी है। ज्ञान के विषय होने से उन्हे जो 
ज्ञान' (जीव का ज्ञान, अजीव का ज्ञान-इस रूप मे) कहता है, वह 
स्वजाति-विजातिब्रव्य में स्वजाति-विजातिगण का उपचार करनेवाला 
असदभतव्यवहारनय है। 

परमाणु एयदेशी बहुयपदेसी पयंपए जो हु । 

सो वयहारों णेओ टदस्वे पज्ञजायउक्यारों || २२९।। 

जो एकप्रदेशी परमाणु को बहप्रदेशी कहता है, उसे स्वजातिदब्रथ्य में 
स्वजातिविभावपर्थाय का उपचार करनेवाला असद्भूतव्यवहारनय कहते हैं। 

रूबूं पि भणई वव्यं ववहारो अण्णअत्थसंभूवों । 

सेओ जह फसाओ गणेसु दण्याज उषयारो।।२३०।। 

अन्य अर्थ में होनेवाला व्यवहार रूप को भी द्रव्य कहता है। 


जैसे --सफेद पत्थर। यह स्वजातिगण में स्वजातिद्रब्य का उपचार 
करनेवाला असदभतव्यवहारनय 


१४८] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


जाण॑ पि ह्‌ पज्जायं परिणममाणो दु गिटणए जहमा । 

ववहारो खलु जंपद गणेसू उवयरियपज्ञाओ ।।२३१।। 

परिणमनशील ज्ञान को पर्यायरूप से कहा जाता है, वह स्वजाति गणमें 
स्वजाति पर्याय का आरोप करनेवाला असद्भूतव्यवहारनय है। 

बठ्ठण थूलखंधं प्रगलवब्वेलि जंपए लोए । 

उबयारो पज्जाए प्रंगलवव्यस्स भणइ ववहारों।।२३२।। 

स्थुलस्कध को देखकर लोक मे उसे 'यह पुद्गलद्रव्य है '-ऐसा कहते 
है। यह स्वजातिविभाव पर्याय में स्वजाति ब्रव्य का उपचार करनेवाला 
असद्भूतव्यवहारनय है। 

बठ्ठण वेहठणं वण्णंतों होइ उत्तम रूय । 

गण उबयारों भणियो पज्जाए णत्थि संदेहों।।२३३।। 

शरीर के आकार को देखकर उसका वर्णन करते हुए कहना कि कैसा 
उत्तमरूप है। यह स्वजाति पर्याय में स्वजाति गुण का आरोप करनेवाला 
असदभूतव्यवहारनय है। 

उक्त सम्पूर्ण उदाहरण अनुपचरित-असदभूतव्यवहारनय के है; क्योकि 
इनमें मात्र उपचार किया गया है, उपचार मे उपचार नही। जहाँ उपचार मे 
उपचार किया जाता है, वहाँ उपचरितअसंदभूतव्यवहारनय होता है। 

उपचरितअसद्भृतव्यवहारनय के स्वरूप और भेद-प्रभेदो का 
स्पष्टीकरण 'द्रव्यस्वभावप्रकाशक नयचक्र' मे इसप्रकार किया गया है - 


"उबयारा उबयारं सच्चासअ्वेसु उहयअत्थेसु । 

वज्जाइइयरमिस्सो' उवयरिओ कणह ववहारों।।२४२।। 

सत्य, असत्य और सत्यासत्य पदार्थों में तथा स्वजातीय, विजातीय और 
स्वजाति-विजातीय पदार्थों में जो एक उपचार के द्वारा दूसरे उपचार का 
विधान किया जाता है, उसे उपचरित-असद्भूतव्यवहारनय कहते हैं। 

वेसवई देसत्थो अत्यथवणिज्ञो तहेब जंपंतो । 

मे देसं मे दव्य॑ सच्चासय्थपि उहयत्थं।।२४३।। 


'देश का स्वामी कहता है कि यह देश मेरा है' - यह सत्य उपचरित- 
असद्भूतव्यवहारनय है, देश में स्थित व्यक्ति कहता है कि देश मेरा है'- , 
यह असत्य उपचरित असदभूतव्यवहारनय है और “व्यापारी अर्थ का व्यापार 
करते हुए कहता है कि धन मेरा है'-यह सत्यासत्य 
उपचरितअसद्भूतव्यवहारनय है। 


व्यवहारनय कुछ प्रश्नोत्तर] [१४९ 
प्साइबंधुवग्गं अहं चर मम संपयाह जप्पंतो । 
उबयारासब्भओ . सजाइदव्वेस_ जायव्यो ।।२४४।। 

'पत्रादि बन्धुवर्गरूप मैं हूँ या यह मेरी संपदा है - इसप्रकार का कथन 

करना स्वजाति-उपचरितअसदभूतव्यवहारनय है। 

आहरणहेमरयर्ण वच्छादीया ममेदि जप्पंतो । 

उवयरिय असब्भूओ विजाइदब्वेस जायब्यों ।।२४५।। 

'आभरण, सोना, रत्न और बत्त्रादि मेरे हैं -- यह कथन विजाति- 
उपचरितअसद्बतव्यवहारनय है। 

देसंव रज्जद्रगं मिसस अण्णं थ भणइ मस दव्वं । 

उहयत्ये उवयरिओ होइ असब्भूवववहारों ।।२४६।। 

जो देश के समान राज्य व दुर्ग आदि मिश्र अन्यद्रव्यों को अपना कहता है, 
वह उभय अर्थात्‌ स्वजाति-विजाति-उपचरितअसद्भूतव्यवहारनय है। 

उक्त सम्पूर्ण कथन का गहराई से मंथन करने पर यह बात एकदम 
स्पष्ट हो जाती है कि जिन भिन्‍नपदार्थों मे निकट का अर्थात्‌ सी धा संबंध होता 
है, वे तो अनुपचरितअसद्भूतव्यवहारनय के अन्तर्गत आते हैं तथा जिनका 
सबध दूर का होता है अर्थात्‌ जो सबधी के भी सबंधी होने से परस्पर संबंधित 
होते हैं, उनको उपचरितअसद्भूतव्यवहारनय अपना विषय बनाता है। 

जैसे -शरीर तो आत्मा से सीधा सबधित है, पर माता-पिता, 
स्त्री-पुत्रादि, मकान आदि शरीर के माध्यम से संबंधित हैं। अत. आत्मा और 
शरीर का सबंध अनुपचरित-असद्भूतव्यवहारनय का विषय बनता है, तथा 
आत्मा और स्ट्री-पत्रदि व मकानादि का सबंध उपचरित- 
असद्भूतव्यवहारनय का विषय बनता है। 

इसीप्रकार स्वजातीय और बिजातीय संबंधों को भी समझ लेना चाहिए। 
जब आत्मा और शरीर का संबध बताया जाता है, तब आत्मा चेतनजाति का 
और शरीर अचेतनजाति का होने से दोनों का संबंध विजातीय कहा जाता है। 
जब पिता-पुत्र का संबंध बताया जाता है, तब पिता व पत्र दोनों के चेतन होने 
से वह संबंध सजातीय कहा जाता है। 

इसीप्रकार सर्वत्र घटित कर लेना चाहिए। 

(१०) प्रश्न:-ज्ञाता-ज्ेय सबध को संश्लेषसबध अर्थात्‌ निकट का सबध 

मानकर अनपचरितअसद्भूतव्यवहारनय में रखा गया है; जबकि उनमें 

अत्यधिक दूरी पाई जा सकती है, क्‍योंकि सर्वज्ञ भगवान का जय तो 
अलोकाकाश भी होता है। तथा मकान व पत्रादि को दूर का संबंधी मानकर 


१५०] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


उपचरितअसद्भूतव्यवहारनय में डाला गया है, जबकि वे निकट के संबंधी 
प्रतीत होते हैं। लोक में भी जैसा एकत्व या ममत्व पुत्रादि व मकानादि में देखा 
जाता है, वैसा ज्ेयों में नहीं। 

-इस कथन में क्‍या विशेष हेतु है? कृपया स्पष्ट करें। 

उत्तर:-संबंधों की निकटता न तो क्षेत्र के आधार पर निश्चित होती है 
और न एकत्व या ममत्वबूद्धि के आधार पर। 

जिन दो पदार्थों में सीधा (डायरेक्ट) संबंध पाया जाता है, उन्हें 
निकटवर्ती या संश्लिष्ट कहते हैं तथा जिनमें वे दोनों पदार्थ किसी तीसरे 
माध्यम से (इन-डायरेक्ट) संबंधित होते हैं, उन्हें द्रवर्ती या असंश्लिष्ट कहा 
जाता है। संश्लिष्ट पदार्थों में मात्र उपचार करने से काम चल जाता है, पर 
असंश्लिष्ट पदार्थों में उपचार में भी उपचार करना होता है। 

जिसप्रकार साले और बहनोई परस्पर संबंधी हैं और साले का साला 
और बहनोई का बहनोई परस्पर संबंधी नही, संबंधी के भी संबधी हैं। लोक 
में भी जो व्यवहार संबंधियों के बीच पाया जाता है, वह व्यवहार सम्बन्धियों 
के सम्बन्धियों में परस्पर नहीं पाया जाता। 

संबंधियों के बीच अनूपचरित उपचार होता है और संबंधियों के भी 
संबंधियों के साथ उपचार भी उपचरित ही होता है। 

ज्ञान और ज्ञेय के बीच सीधा संबध है, अत: उनमें अनुपचरित उपचार 
का अर्थात्‌ अनूपचरित असद्भूतव्यवहारनय का प्रयोग होता है और 
स्त्री-पुत्रादि व मकानादि के साथ जो आत्मा का संबंध है, वह देह के माध्यम 
से होता है, अत. वह उपचरित-उपचार अर्थात्‌ उपचरित- 
असद्भूतव्यवहारतय का विषय बनता है। 

(११) प्रश्न:-इन सबके जानने से लाभ क्‍या है? 

उत्तर:-जिनवाणी में विविधप्रकार से आत्मा का स्वरूप समझाते हुए 
सभी प्रकार के कथन उपलब्ध होते हैं। व्यवहारनय के उक्तप्रकारों के कथन 
भी जिनागम में पद-पद पर प्राप्त होते हैं। व्यवहारनयों के सम्यग्ज्ञान बिना 
उक्त कथनों का मर्म समझ पाना संभव नहीं है, अपितु भ्रमित हो जाना संभव 
है। अतः: इनका जानना भी आवश्यक है। तथा इन नयों के जानने का 
सम्यक्फल इन सब सबंधों और उपचारों को जानकर, इनकी निस्सारता 
जानकर एवं इन नयकथनों को वास्तक्कि थ जान, मात्र उनच्षश्तिकथन 


मानकर पर ले विभक्त और निज में एकल्य शोे क्प्त मिजपरणात्थलरुव में ही 
अहं स्थाफ्ति करना है। 


व्यवह्ारनय. कछ प्रश्नोत्तर | [१५१ 


समयसारादि ग्रथराजों में भी सर्वत्र इन नयकथनों की वास्तविक स्थिति 
का ज्ञान कराकर एकत्व-विभक्त आत्मा में जमने-रमने की प्रेरणा दी गई है। 

समयसार की 'आत्मख्याति टीका' के कलश २४२ में तो यहाँ तक कहा 
गया है किः- 

'व्यवहारविमूढवृष्टयः परमार्थ कलंयति नो जनाः: । 

तथषबोधविमर्धबुद्ध:: कलयंतीह तृष॑ न॒ तंडलम ।। 

जिसप्रकार जगत में जिनकी बुद्धि तृषज्ञान में ही मोहित हैं, वे तृष को ही 
जानते हैं, तन्दुल को नही। उसीप्रकार जिनकी दृष्टि व्यवहार मे ही मोहित है, 
वे जीव परमार्थ को नहीं जानते हैं। ' 

उक्त कथन में व्यवहार मे मोहित होने का निषेध किया गया है, जानने 
का नहीं। व्यवहार को जानना तो है, पर उसमें मोहित नहीं होना है। मोहित 
होने लायक, अह स्थापित करने लायक तो एक परमशुद्धनिश्वयनय का 
विषयभूत निजशंद्धात्मद्रव्य ही है। 


>-+>()+- 
७८४४४४+/५+४+१+४५७//४४५/५४४४५१४५९ ४४ ४४ ७++५७++३२५४/४४४१४४४४५/७ ४५४ ७ 
केई नर निश्चय से आत्मा को गुद्ध मान, | 
हुए हैं स्वच्छंद न पिछानें निज शुद्धता | ; 
केई व्यवहार दान, तप, शीलभाव को ही, ; 
आत्मा का हित मान छाड़ें नहीं मुद्धता ॥ ; 


केई व्यवहारनय-निश्चय के मारग को, 
मिन्न-मिन्न जानकर करत निज उद्धता। 
जाने जब निशचय के मैद व्यवहार सब, 
कारण को उपचार माने तब बुद्धता ॥५॥ 
- प्राचायकल्प पण्डित श्री टोडरमलजी 


छ ७४४७४४४४+/७७४४/४५/७१३+४१४१७१४४५:+? जी फीडेटडीजीडीक की फीस फीस की की फतघ की डयीचित सीडी फीड सी 


'पंचाध्यायी' के अनुसार व्यवहारनय के 
मेद-प्रमेद 


अब समय आ गया है कि हम पचाध्यायी में समागत व्यवहारनय के 
भेद-प्रभेदों के स्वरूप पर विस्तार से चर्चा करे। 
पचाध्यायी मे सदभूत और असद्भूत व्यवहारनयो की जो चर्चा प्राप्त 
होती है, उसमे सद्भूतव्यवहारनय का स्वरूप इसप्रकार दिया गया है - 
व्यवहारनयो. द्वेधा सद्भूतस्त्वव भवेदसद्भूत: । 
सद्भूतस्तद्एण इति व्यवहारस्तत्प्रवत्तिमात्रत्यात्‌ ।। 
अतञ्र निवानं च यथा सवसाधारणगणो विवध्य: स्थात्‌ । 
अविवक्षितो5थवापि च सत्साधारणगणों न चान्यतरात्‌।। 
अस्थावगमे फलमिाति तदितरवस्तुनि निषेधब॒द्धि: स्‍्थात्‌ । 
इतरविभिन्नो नय हति भेदाभिव्यअ्जको न नयः।।' 
व्यवहारनय के दो भेद है -सदभतव्यवहारनय और असदभत- 
ब्यवहारनय। जिस वस्त्‌ का जो गण है, उसकी सदुभत सज्ञा है, और 
उन गणो की प्रवृत्तिमात्र का नाम व्यवहार है। 
इसका खुलासा इसप्रकार है कि इस नय मे वस्तु का असाधारणगुण ही 
विवक्षित होता है अथवा साधारणगुण अविवक्षित रहता है। इस नय की 
प्रवृत्ति इसीप्रकार होती है, अन्य प्रकार से नहीं। 
इस नय का फल यह है कि इससे विवक्षित वस्तु के सिवा अन्य बस्तु मे 
'यह वह नही है -इसप्रकार निषेधब॒द्धि हो जाती है; क्योंकि परवस्तु से 
भेदब॒ुद्धि का होना ही नय है, नय कुछ भेद का अभिव्यजक नहीं है। ' 
पचाध्यायी के अनुसार असद्भूतव्यवहारनय का स्वरूप इसप्रकार है:- 
“अपि चासद्भूताविष्यवहारान्तों नयश्व भवाति यथा । 
अन्यद्रव्यय्य गणा: संयोज्यन्ते बलादन्यत्र।। 
स॒ यथा वर्जादिमतों मूर्त्तद्रव्यस्थ कर्म किल मूर्सम्‌ । 
तत्संयोगत्वाविह मूर्त्ता: क्रोघावयो्तप जीवभवा: ।। 





१ पचाध्यायी प्रथम अध्याय श्लोक ५२५ से ५२७ 


'पचाध्यायी क॑ अनसार व्यवहारनय के भेद-प्रभेद ] [१५३ 


कारणमन्तर्लीना व्रव्यस्थ विभावभावशक्ति: स्यात्‌ । 
सा भवाति सहजसिद्धा केवलमिह जीवपुदृगलयो:।। 
फलमागन्तृकभावाद्पाधिमात्र _ विहाय यावदिह । 
'शेषष्तच्छुद्धगण: स्थादिति मत्वा सृवृष्टिरिह कश्चित्‌ ।। 
अत्रापि च संदृष्टि: परगणयोगाल्य पाण्डर: कनकः । 
हित्या परगणयोगं स एक शुद्धोब्नुभुयत्ते कैश्थित।।" 
अन्यद्रव्य के गुणो की बलपूर्वक अन्य द्रव्य में सयोजना करना 
असद्भूतव्यवहारनय है। 
उदाहरणार्थ वर्णादिवाले मूर्त्तद्रव्य का कर्म एक भेद है, अत. वह भी 
मुर्त है। उसके सयोग से क्रोधादि यद्यपि मूर्त है, तो भी उन्हें जीव मे हुए 
कहना असद्भूतव्यवहारनय का उदाहरण है। 
इस नय की प्रतीति का फल यह है कि जितने भी आगन्तुक भाव हैं, 
उनमे से उपाधि का त्याग कर देने पर जो शेष बचता है, वही उस वस्तु का 
शुद्धनण है। ऐसा माननेवाला पुरुष ही सम्यग्दृष्टि है। 
उदाहरणार्थ सोना दूसरे पदार्थ के गुण के सबध से कछ सफेद-सा प्रतीत 
होता है, परन्‍्त्‌ जब उसमे से परवस्तु के गुणों का सबध छुट जाता है, तब वही 
सोना शुद्धरूप से अनुभव में आने लगता है। 
उक्त कथन मे पचा ध्यायीकार ने सदभूत और असदभूत व्यवहारनयो के 
स्वरूप एवं विषयवस्तु का जिसप्रकार स्पष्टीकरण किया है, उससे यह बात 
स्पष्ट होती है कि उनके मतानुसार सदभूतव्यवहारनय वस्तु के 
अमाधारणगण के आधार पर वस्तु को परवस्तु से भिन्‍न स्थापित करता है। 
उनके अनुसार इस नय का प्रयोजन भी परवस्तु से भिन्‍नता की प्रतीतिमात्र है। 
उनका स्पष्ट कहना है कि यह नय अखण्डवस्तु मे भेद करके वस्तुरूप को 
स्पष्ट करनेवाले भेद का अभिव्यजक नहीं है, अपितु पर से भिन्‍नता 
बतानेवाला ही है। 
यद्यपि असद्भूतव्यवहारनय की परिभाषा तो यहाँ भी बहुत-कछ अन्य 
ग्रंथों के अनुसार ही दी गई है, तथापि यहाँ क्रोधादि को जीव का कहना -यह 
असद्भूतव्यवहारनय का विषय बताया गया है, जबकि अन्यत्र क्रोधादि को 
जीव का बताना, सदभूतव्यवहारनय के भेदो मे लिया जाता है। 
पचाध्यायीकार को अपने अभीष्ट की सिद्धि के लिए इसमे कछ 


१ पचाध्यायी प्रथम अध्याय श्लाक ४२९ स ५३३ 


१५४ | [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


लींचतान भी करनी पड़ी है। क्रोधादिभाव, जो कि जीव के ही विकारी भाव हैं 
उन्हें पहले तो पदगलकर्मों के संयोग से उत्पन्न होने के कारण मूर्त्त कहा गया 
और फिर उन्हें अमर्त्तजीव का कहकर असद्भूतव्यवहारनय का विषय बताया 
गया। उन्हें यहाँ 'अन्यव्रव्यस्थ गुणा: संयोज्यन्ते बलावन्यत्र' की संपूर्त्ति 
इसप्रकार करनी पडी। 

इस सबंध में विशेष चर्चा व्यवहारनय के उपचरित-अनूपचरित, 

सदभत-असदभत आदि सभी भेद-प्रभेदों के स्पष्टीकरण के उपरान्त करना 
ही सम्‌चित होगा। 

अनपचरितसद्भूतव्यवहारनय का स्वरूप और विषयवस्तु पंचा ध्यायी 

में इसप्रकार दी गई है.- 

"स्थादादिमों यथान्तर्लीना या शक्तिरस्ति यस्यथ सतः । 
तसत्सामान्यतया  निरूप्यते. चेद्विशेषनिरपेक्षम ।। 
इतमत्रोदाहरणं जान जीवोपजीवि जीवगण: । 
शेघालम्बनकले न तथा शेयोपजीवि स्थात्‌।। 
घट सद्भावे हि यथा घटनिरपेक्षं चिदेव जीवगण: । 
अस्ति घटाभावेर्त्रप चर घटनिरपेक्षं चिदेव जीवग॒ण:।।”* 

जिस पदार्थ की जो आत्मभूत शक्ति है, उसको जो नय अवान्तर भेद 

किए बिना सामान्यरूप से उसी पदार्थ की बताता है, वह 
अनुपचरितसद्भूतव्यवहारनय है। 

इस विषय में यह उदाहरण है कि जिसप्रकार जीव का ज्ञानगुण सदा 

जीवोपजीवी रहता है, उसप्रकार वह ज्ञेय को जानते समय भी ज्ञेयोपजीवी नहीं 
होता। 

जैसे घट के सद्भाव मे जीव का ज्ञानगुण घट की अपेक्षा किये बिना 

चैतन्यरूप ही है, वैसे घट के अभाव में भी जीव का ज्ञानगण घट की अपेक्षा 
किए बिना चैतन्यरूप ही है।'' 

उपचरितसद्भूतव्यवहारनय का स्वरूप और विषय-वस्तु पंचा ध्यायी मे 

इसप्रकार दी गई है - 


“उपचरित:ः सद्भूतो व्यवहार: स्थान्नयो यथा नाम । 
अविरुद् हेत॒बश्ात्परछो&प्यफ्थर्यती यत: स्थभ्‌ज:।। 


१ पंचाध्यायी, प्रथथ बच्छाय, शक १३४ थे ४३७ 








'पचा ध्यायी' के अनूसार व्यवहारनय के भेद-प्रभेद ] [१५५ 


अर्थविकल्पो ज्ञानं प्रमाणमाति लक्ष्यतेः्धुनाप यथा । 
अर्थ: स्वपरनिकायो भवाति विकल्पस्तु चित्तताकारम्‌ ।। 
असदधि लक्षणमेतत्सन्मात्रत्वे सुनिर्विकल्पत्वात्‌ । 
तदपि ने विनावलस्बान्निर्विवयं शक्‍यते वकत्‌म।। 
तस्मादनन्यशरणं तद॒षि ज्ञान स्वरूपसिद्धत्थात्‌ । 
उपचरितं हेतुवशात्‌ तविह ज्ञानं तदन्यशरणमिव।।”* 
हेतृवश स्वगुण का पररूप से अविरोधपूर्वक उपचार करना 
उपचरितसद्भूतव्यवहारनय है। 
जैसे, अर्थविकल्पात्मक ज्ञान प्रमाण है - यह प्रमाण का लक्षण है। यह 
उपचरितसद्भूतव्यवहारनय का उदाहरण है। स्व-परसमुदाय का नाम अर्थ 
है और ज्ञान का उसरूप होना ही विकल्प है। 
सत्सामान्य निर्विकल्पक होने के कारण, उसकी अपेक्षा यद्यपि यह 
लक्षण असत्‌ है, तथापि आलम्बन के बिना विषयरहित ज्ञान का कथन करना 
शक्य नहीं है। 
इसलिए यद्यपि ज्ञान दूसरो की अपेक्षा किए बिना ही स्वरूपसिद्ध होने से 
सद्रूप है, तथापि हेतु के वश से यहाँ उसका दूसरे की अपेक्षा से उपचार 
किया जाता है। 
पचाध्यायीकार के उक्त कथन की आगम के अन्य कथनों से तुलना 
करते हुए पंडित देवकीनन्दनजी सिद्धान्तशास्त्री दोनों कथनों के अन्तर को 
इसप्रकार स्पष्ट करते हैं:- 
अनुपचरितसद्भूतव्यवहारनय के विषय में तीनो ग्रन्थों के दृष्टिकोण में 
प्राय' अन्तर है। अनगारधर्मामृत' और 'आलापपद्धति' में यह बतलाया है कि 
जिस वस्तु का जो शुद्धएरण है, उसको उसी का बतलाना 
शुद्धसदभूतव्यवहारनय है। अनगारधर्मामृत' में इस नय का उदाहरण देते 
हुए लिखा है कि केवलज्ञान आदि को जीव का कहना शुद्धसद्भूतव्यवहारनय 
है। 
तथा 'पंचा ध्यायी' में यह दृष्टिकोण लिया गया है कि जिसद्रव्य की जो 
शक्ति है, विशेष की अपेक्षा किए बिना सामान्यरूप से उसे उसी द्रव्य की 
बताना अनुपचरितसद्भूतव्यवहारनय है। पंचाध्यायी' के इस लक्षण के 
अनुसार ज्ञान जीव का है - यह अनुपचरितसद्भूतव्यवहारनय का उदाहरण 
ठहरता है। 


१ प्माध्यावी, प्रथम अध्याय, श्लोक ५४० से ५४३ 


१५६] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


बात यह है कि अनगारधर्मामृत' और 'आलापपद्धति' में शुद्धता और 
अशद्धता का विभाग करके इस नय का कथन किया गया है, किन्तु 
पचाध्यायी' में ऐसा विभाग करना इष्ट नही है। वहाँ यद्यपि उपाधि का त्याग 
इष्ट है, परन्त यह कथन सब प्रकार से निरुपाधि होना चाहिए। ज्ञान के साथ 
केवल' पद लगाना यह भी एक उपाधि है; अत' 'केवलज्ञान जीव का 
है' -ऐसा न कहकर ज्ञान जीव का है -ऐसा कथन करना ही 
अनपचरितसदभतव्यवहारनय है-यह पचाध्यायीकार का अभिप्राय है। 

यहाँ 'अर्थविकल्पात्मक ज्ञान प्रमाण है'-ऐसा कहना 
उपचरितसद्भूतव्यवहारनय का उदाहरण बतलाया है। इस उदाहरण के 
अनुसार 'ज्ञान प्रमाण है' इतना तो सद्भुतव्यवहारनय का उदाहरण ठहरता है 
और उसे अर्थविकल्पात्मक कहना यह उपचार ठहरता है। 

यद्यपि ज्ञान स्वरूपसिद्ध है, तथापि उसे अर्थविकल्पात्मक बतलाया 

जाता है, इसलिए यह उपचरितसदभूतव्यवहारनय का उदाहरण हुआ। 
'अनागारधर्मामृत। मे 'मतिज्ञान आदि जीव के हैं'-यह 
उपचरितसदभूतव्यवहारनय का उदाहरण दिया है। वहाँ उपचार का कारण 
अशद्धता ली गई है, जबकि पचाध्यायी' मे इसका कारण निजगुण का पररूप 
से कथन करना लिया गया है। 

इसप्रकार इन दोनो विवेचनों में क्या अन्तर है -यह स्पष्ट हो जाता 

है।''' 

अनूुपचरितअसदभूतव्यवहारनय का स्वरूप और विषयवस्तु 

'पचाध्यायी' में इसप्रकार दी गई है.-- 

“अपि वाध्सवूभूतो योधनुपचरिताख्यो नय: स भवाति यथा । 
क्रोधाद्या जीवस्य हि. विवक्षिताश्चेबब॒द्धि भवा: ।। 
कारणमिह यस्य सतो या शक्ति: स्थाद विभाव भावभयी 
उपयोगदशाविष्टा सा शक्ति... सक्यात्तदाप्यनन्यभयी ।। 
फलमागन्त॒कभावा. स्वपरनिमित्ता भवान्‍्त यावन्‍्त: । 
क्षणिकत्वान्नादेया इति बृद्धि: स्पादनात्मधर्मत्वात्‌।।*ै 

जब अबुद्धिपर्वक होनेवाले अर्थात्‌ बुद्धि मे न आनेवाले 
क्रोधादक भाव जीव के विवक्षित होते हैं, तब 


जाय: ैैैै|ै|ै]३[३[ औ 
१ पचाध्यायी, पृष्ठ १०६ 
२ वही, पृष्ठ १०७ 
३ वही प्रथम अध्याय १, श्लोक ५४६ से ५४८ 


'पचा ध्यायी' के अनुसार व्यवहारनय के भेद-प्रभेद ] [१५७ 


अनुपचरितअसद्भूतव्यवहारनय प्रव॒त्त होता है। 
इस नय की प्रवृत्ति में कारण यह है कि जिस पदार्थ की जो 
विभावभावरूप शक्ति है, वह जब उपयोगदशा से यक्त होती है, 
तब भी वह उससे अभिन्‍न होती है। 
जितने भी स्व और पर के निमित्त से होनेवाले आगन्तुक 
भाव हैं, वे क्षणिक होने से और आत्मा के धर्म नही होने से आदेय 
नहीं हैं-ऐसी बुद्धि होना ही इस नय का फल है। 
उपचरितअसद्भूतव्यवहारनय का स्वरूप और विषयवस्तु 
'पंचाध्यायी' में इसप्रकार दी गई है:- 
“"उपचरितोध्सद्भूतो व्यवहाराख्यो नयः स भवति यथा । 
क्रोधाद्या: ओदयिकाश्चितश्चेदृव॒द्धाजा विवक्ष्या: स्यः।। 
बीज॑ विभावभाया: स्वपरोभयेहेतवस्तथा नियमात्‌ । 
सत्यपि शक्तिविशेषे न परनिमिलाद विना भवान्ति यत:।। 
तत्फलमविनाभावात्साध्य॑ तदबद्धिपूर्वक भावा: । 
तत्सत्तामात्र प्रतः साधनमिह वज्धिपूर्वकाः भावा:।।' 
जब जीव के क्रोधादि औदयिक भाव बुद्धिपूर्वक विवक्षित होते है, तब 
वह उपचरितअसदभूतव्यवहारनय कहलाता है। 
इस नय की प्रवृत्ति मे कारण यह है कि जितने भी विभावभाव होते है, वे 
नियम से स्व और पर दोनो के निमित्त से होते हैं; क्योंकि द्रव्य मे विभावरूप से 
परिणमन करने की शक्तिविशेष के रहते हुए भी वे परनिमित्त के बिना नही 
होते। 
अविनाभाव सबंध होने से अबुद्धिपूर्वक होनेवाले भाव साध्य हैं और 
उनका अस्तित्व सिद्ध करने के लिए बुद्धिपूर्वक होनेवाले भाव साधन हैं। 
इसप्रकार इस बात का बतलाना भी इस नय का फल है। 
पंडित देवकीनन्दनजी सिद्धान्तशास्त्री के विचार उक्त सन्दर्भ में भी 
द्रष्टव्य हैं, जो इसप्रकार हैं- 
"यहाँ अबुद्धिपूर्वक होनेवाले क्रोधादिभावों को जीव का कहना 
अनुपचरितअसद्भूतव्यवहारनय माना गया है, जबकि 'अनगारधममृत' में 


अनपचरित॒असद्भूतव्यवहारनय का शरीर मेरा है'-यह उदाहरण लिया 
है। 


१ पचाध्यापी, प्रथम अध्याय, श्लोक ४४९ से ५४१ 


१५८] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


इन दोनों विवेचनों में मौलिक अन्तर है। 

यहाँ निजगुणगुणी भेद को व्यवहार का प्रयोजक माना है और क्रो धादि, 
बैभाविकशक्ति की विभावरूप उपयोगदशा का परिणाम है, जो विभावरूप 
उपयोगदशा निमित्ताधीन मानी गई है। इसी से इस व्यवहार को असद्भूत 
कहा है। यह व्यवहार अनुपचरित इसलिए कहलाया, क्योंकि क्रोध चारित्र 
नामक निजगण की ही विभावदशा है। 

किन्तु यह दृष्टि 'अनगारधर्मामृत' के उदाहरण में दिखाई नहीं देती। 
वहाँ परवस्तु में निजत्वकल्पना को असद्भूतव्यवहार का प्रयोजक माना गया 
है। परन्तु पचाध्यायीकार ऐसी कल्पना को समीचीन नहीं मानते हैं। उनका 
कहना है कि दो पदार्थों में स्पष्टत भेद है। उनमें से किसी एक को 
संबंध-विशेष के कारण किसी एक का कहना, यह समीचीन नय नही है।" 

'क्रोधादि जीव के है यह असद्भूतव्यवहारनय का उदाहरण है'-यह 
पहिले ही सिद्ध कर आये है; किन्तु भुकटी का चढ़ना, मुख का विवर्ण हो जाना, 
शरीर मे कम्प होना इत्यादि क्रियाओ को देखकर क्रोधादिक को बुद्धिगोचर 
मानना, उपचरित होने से प्रकृत मे क्रोधादिक बुद्धिजन्य है'-- इस मान्यता को 
उपचरितअसद्ूभूतव्यवहारनय बतलाया है। 

किन्तु अनगारधर्मामृत' मे उपचरितअसद्भूतव्यवहारनय का 
उदाहरण देश मेरा है -यह दिया है। 

इन दोनो मे मौलिक अन्तर है। यह तो स्पष्ट ही है। विशेष खुलासा 
अनुपचरितअसद्भूतव्यवहारनय के विवेचन मे कर ही आये हैं, उसीप्रकार 
यहाँ भी कर लेना चाहिए।*'' 

उक्त सन्दर्भ में आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी का विश्लेषण 
भी द्रष्टव्य है। समयसार की गाथा १५१ की 'आत्मख्याति' टीका पर प्रवचन 
करते हुए उन्होंने इस विषय को इसप्रकार स्पष्ट किया है:-- 

' ज्ञान में ज्ञात हो ऐसा बृद्धिपूर्वक राग तथा ज्ञान में ज्ञात न हो ऐसा 
अब॒द्धिपूर्वक राग - ऐसा दोनो ही प्रकार का राग वस्तु में नहीं है, इस राग को 
जाननेवाला ज्ञान भी वस्तु मे नही है। और 'ज्ञान सो आत्मा' -ऐसा भेद भी 
वस्तु मे नहीं है। व्यवहारनय ऐसे अविद्यमान अर्थ को प्रगट करता है, 
इसकारण अभृतार्थ है। दूसरे प्रकार से कहें तो द्रव्य अखण्डवस्तु है, उसमें भेद 
या राग नहीं है। उसे प्रकट करनेवाला होने से व्यवहारनय अभूतार्थ कहा 
नल न न 


१ पंचाध्यायी, पृष्ठ १०७ 
२ बही, पृष्ठ १०८ 


'पचा ध्यायी' के अनुसार व्यवहारनय के भेद-प्रभेद | [१५९ 


जाता है। 

अभूत अर्थ को प्रकट करनेवाला व्यवहारनय चार प्रकार का है:- 

(१) उपचरितअसद्भूतव्यवहारनय, 

(२) अनुपचरितअसद्भूतव्यवहारनय, 

(३) उपचरितसद्भूतव्यवहारनय, 

(४) अनुपचरितसद्भूतव्यवहारनय। 

आत्मा की पर्याय में जो राग है, वह मूल सतरूप वस्तु में नही है,इसलिए 
असद्भूत है, भेद किया इसलिए व्यवहार है और ज्ञान में स्थलरूप से जाना 
जाता है, इसलिए उपचरित है। इसप्रकार राग को आत्मा का कहना 
उपचरितअसद्भूतव्यवहारनय का विषय है। 

जो सक्ष्मराग का अंश वर्तमानज्ञान में नहीं जाना जाता, ज्ञान की पकड़ 
मे नही आता, वह अनुपचरितअसद्भूतव्यवहारनय का विषय है। 

आत्मा अखण्ड ज्ञानस्वरूप है। उस आत्मा का ज्ञान राग को जानता है, 
पर को जानता है -ऐसा कहने से वह ज्ञान स्वयं का होने से सद्भत, त्रिकाली 
मे भेद किया इसलिए व्यवहार और ज्ञान स्वय का होने पर भी पर को जानता 
है-ऐसा कहना वह उपचार है। इसप्रकार 'राग का ज्ञान -ऐसा कहना 
(अर्थात्‌ ज्ञान राग को जानता है - ऐसा कहना) उपचरितसद्भूतव्यवहारनय 
है। 

ज्ञान वह आत्मा'-ऐसा भेद करके कथन करना अनूपर्चारत 
सद्भूतव्यवहारनय है। ज्ञान वह आत्मा -यह कहने से भेद पड़ा, वह 
व्यवहार,किन्तू वह भेद आत्मा को बताता है, इसलिए वह 
अनुपचरितसद्भूतव्यवहारनय है।' 

नयचक्र, आलापपद्धति और अनगारधर्मामृत आदि ग्रन्थो के आधार पर 
निरूपित व्यवहारनय के भेद-प्रभेदो और पचा ध्यायी मे निरूपित व्यवहारनय 
के भेद-प्रभेदो पर जब हम तुलनात्मक दृष्टि डालते हैं तो यह स्पष्ट हो 
जाता है कि पचाध्यायीकार ने अन्यत्र निरूपित शुद्धसदभूत और 
अशुद्धभूत व्यवहारनयों के विषयो को शुद्धसदभूत, अशुद्धसदभूत, 
अनुपचरित-असद्भूत और उपचरित-असदभूत व्यवहारनय के इन चारो 
प्रकारों में फैला दिया है। 

जिन रागादिकभावों को अन्यत्र अशुद्धसद्भूतव्यवहारनय के विषय के 





१ प्रवचनरत्नाकर भाग १, पृष्ठ १३९ 


१६०] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


रूप में बताया गया है, उन्हे पचा ध्यायीकार असद्भूतव्यवहारनय के विषय मे 
ले लेते हैं। असदृभूतव्यवहारनय के दो भेदो में विभाजित करने के लिए वे 
रागादि विकारीभावो को बुद्धिपूर्वक और अबुद्धिपूर्वक-इन दो भेदो में 
विभाजित कर देते हैं। 

इसप्रकार उनके अनसार बद्धि पर्वक राग उपचरितअसदभत 
व्यवहारनय का तथा अबद्धिपर्वक राग अनुपर्चारतअसदभृतव्यवहारनय 
का विषय बनता है। 

शद्धता और अशुद्धता का आधार बनाकर सद्भूतव्यवहारनय के जो दो 
भेद अन्यत्र किए गए हैं, उनमे अशुद्धता के आधार पर रागादि विकार 
अशुद्धसदभूतव्यवहारनय के विषय बनते हैं, किन्तु जब पंचाध्यायीकार 
रागादि को असदुभूतव्यवहारनय के भेदों में ले लेते है तो 
अशद्धसदभूतव्यवहारनय के विषय की समस्या उपस्थित हो जाती है। उसका 
समाधान वे इसप्रकार करते है कि अर्थविकल्पात्मकज्ञान अर्थात्‌ जो रागादि 
को जाने, वह ज्ञान'-यह तो अशुद्धसदभूतव्यवहारनय का विषय बनता है 
और सामान्यज्ञान अर्थात्‌ ज्ञान वह आत्मा-ऐसा भेद 
शुद्धसदृभूतव्यवहारनय का विषय बनता है। 

अब एक समस्या और भी शेष रह जाती है। वह यह कि अन्यत्र जिन 
सश्लेषसहित और सश्लेषरहित देह व मकानादि को असदभूतव्यवहारनय 
का विषय बताया गया है, उन्हे असदभूतव्यवहारनय का विषय नहीं मानने 
पर पचाध्यायीकार उन्हे किस नय का विषय मानते है? 

इसके उत्तर मे पचाध्यायीकार उन्हे नय मानने से ही इन्कार कर देते 
हैं। वे उन्हे नयाभास कहते है। मात्र इतना ही नहीं, उन्हें नय माननेवालो को 
'मिथ्यादृष्टी' कहने से भी वे नही चूकते है। 


उनका कथन मूलत इसप्रकार है - 


तन चासद्भूताविर्भभति स यत्रेत्यतव॒गणारोप: । 
दृष्टान्तादापि च यथा जीवो वर्णादिभानिहास्त्विपि चेत्‌।। 


तन्‍न यतो न नयास्ते किन्तु नयाभाससंशका: सन्ति । 
स्वयभप्यवगणत्थादय्यवहाराविशेषतो न्यायात्‌ ।। 


तदभिज्ञान चैतद्ेब्तद्गणलक्षणा नया: प्ोक्ता: । 
तन्मिथ्यायादत्वाद्‌ ध्वस्तास्तद्वादिनो #प भिशथ्याख्या: ।। 


'पचा ध्यायी के अनूसार व्यवहारनय के भेद-प्रभेद ] [१६१ 


तद॒वादोहथ यथा स्थाज्जीवो वर्जादिमानिहास्तीत । 
इत्य्क्ते न गण: स्थात्‌ प्रत्युत दोषस्तदेकबुद्धित्वात्‌।। 
ननु किल वस्तुविचारे भवतु गणो वाथ दोष एवं यतः । 
न्यायबलाबायातो वर्वारः स्पान्नयप्रवाहश्च । । 
सत्यं दुर्वारः स्यान्नयप्रवाहों यथा प्रमाणाद्‌ वा । 
वर्वारश्च तथा स्यात्‌ सम्पद्ञमिथ्येति नयविशेषोर्श्वप।। 


'शंका:-जिसमे एक वस्तु के गण दूसरी वस्तु मे आरोपित किए जाते हैं, 
वह असद्भूतव्यवहारनय है। जीव वर्णादिवाला है -ऐसा कथन करना इसका 
दृष्टान्त है। यदि ऐसा माना जाय तो क्या आपत्ति है? 

समाधान:--यह कहना ठीक नहीं है, क्योंकि जो एक वस्तु के गणो को 
दूसरी वस्तु मे आरोपित करके विषय करते हैं और जो स्वय असतृव्यवहार में 
सबध रखते है, वे नय नही है, किन्तु नयाभास है। 

इसका खलासा इसप्रकार है कि जितने भी नय एक वस्तु के गणों को 
दूसरी वस्तु मे आरोपित करके विषय करनेवाले कहे गये है, वे सब मिथ्यावाद 
होने से खण्डित हो जाते है। साथ ही उनका नयरूप से कथन करनेवाले भी 
मिथ्यादृष्टि ठहरते हैं। 

वह मिथ्यावाद यो है कि 'जीव वर्णादिवाला है'-ऐसा जो कथन किया 
जाता है, सो इस कथन से कोई लाभ तो है नही, किन्तु उल्टा दोष ही है, क्योंकि 
इससे जीव और वर्णादि मे एकत्वबुद्धि होने लगती है। 

शंका:-वस्तु के विचार करने मे गुण हो अथवा दोष हो, किन्तु उससे 
कोई प्रयोजन नही है, क्योकि नयप्रवाह न्यायबल से प्राप्त है। अत उसका 
रोकना कठिन है। 

समाधान:-यह कहना ठीक है कि पूर्बोक्त नयप्रवाह का प्राप्त होना 
अनिवार्य है, किन्तु प्रमाणानुसार कौन समीचीननय है और कौन मिथ्यानय है -- 
इस भेद का होना भी अनिवार्य है। ' 

यद्यपि पचाध्यायीकार असद्भूतव्यवहारनय की परिभाषा मे यह स्वय 
स्वीकार करते हैं कि 'अन्यद्रव्यस्यग॒ण: संयोज्यन्ते बलादन्यत्र- अन्य द्रव्य के 
गुणों की बलपूर्वक अन्य द्रव्य में संयोजना करना असदभूतव्यवहारनय है, 
तथापि यहाँ उसी बात का निषेध करते दिखाई देते हैं। 

इस शंका को पंचाध्यायीकार. स्वयं उठाते है तथा इसका समाधान भी 
प्रस्तृत करते हैं, जो इसप्रकार है'- 


१ पचाध्यायी, प्रथम अध्याय, श्लोक ५५२ से ५५७ 


१६२] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


"जन चैयं॑ सति नियमादुक्तासद्भूतलक्षणो न नयः । 
भवात नयाभास: किल क्रोधादीनामतद्गुणारोपात्‌ ।। 
नये यतो यथा ते क्रोधाद्या जीवसम्भवा भावा: । 
न तथा पुद्गलवपुषः सन्ति च वर्णादयो हि जीवस्थ' ।।" 
शंका:-यदि एक वस्तु के गण दूसरी वस्तु मे आरोपित करके उनको उस 
वस्तु का कहना-यह नयाभास है तो ऐसा मानने पर जो पहले असदभ्त- 
व्यवहारनय का लक्षण कह आये हैं, उसे नय न कहकर नया भास कहना चाहिए ; 
क्योंकि उसमे क्रो धादिक जीव के गुण न होते हुए भी उनका जीव मे आरोप 
किया गया है? 
समाधान :-यह कहना ठीक नहीं है; क्‍योंकि जैसे ये क्रोधादिक भाव 
जीव में उत्पन्न होते हैं, वैसे पुदगलमयी वर्णादिक जीव के नहीं पाये जाते हैं। 
अत' असद्भूतव्यवहारनय के विषयरूप क्रोधादिक को जीव का कहना 
अनुचित नहीं है। 
जिन्हे नयचक्रादि ग्रथों में अनुपचरित और उपचरितअसदभूत 
व्यवहारनयो के विषय बताया गया है, उन्हे पचा ध्यायी में नयाभास के विषय 
के रूप मे चित्रित किया गया है। 
उक्त सम्पूर्ण विषयो को चार प्रकार के नया भासो मे वर्गीकृत किया गया 
प्रथम नयाभास की चर्चा करते हुए वे लिखते हैं '- 
"अस्ति व्यवहार: किल लोकानामयमलब्धबद्धित्वात्‌ । 
योध्यं मनृजादिवपुर्भवीात स जीवस्ततो&5प्यनन्यत्यात्‌ ।। 
सोध्यं व्यवहार: स्थादव्यवहारों यथापसिद्धान्तात । 
अप्यपसिद्धान्तत्व॑ नासिद्ध स्थावनेकधर्मित्वात्‌ ।। 
नाशंकय कारणमिदमेकक्षेत्रावगाहिसमात्र यत्‌ । 
सर्यव्रव्येष यतस्तथावगाहाद्भवेदतिव्याप्ति: ।। 
अपि भ्रवति बन्ध्यबंधकभावों यदि वा नयोर्न शक्‍्यमाति । 
तदनेकत्वे. नियमात्तवृबन्धस्थ स्वतो&प्यसिद्धत्वात्‌ ।। 
अथ चेदवश्यमेतप्रिमिसनैमित्तिकत्वमस्ति मिथः । 
न यत: स्वयं स्वतो वा परिणममानस्य कि निमिश्तया ।। 





॥१ पचाभ्यायी प्रथम अध्याय श्लोक ५६८४ स ५४६५ 
+ वही प्रथम अध्याय श्लाक ५६७ स ५७१ 


'पचा ध्यायी' के अनसार व्यवहारनय के भेद-प्रभेद ] [१६३ 


सम्यर्ज्ञान का अभाव होने से अधिकतर लोग ऐसा व्यवहार करते हैं कि 
जो यह मनृष्य आदि के शरीररूप है, वह जीव है; क्योंकि वह जीव से अभिन्न 
है। 


किन्तु यह व्यवहार सिद्धान्तविरुद्ध होने से अव्यवहार ही है। यह 
व्यवहार सिद्धान्तविरुद्ध है- यह बात असिद्ध भी नहीं है, क्योंकि शरीर और 
जीव भिन्‍नभिन्‍न धर्मी हैं। 


ऐसी आशंका करना भी ठीक नहीं है कि शरीर और जीव के 
एक-क्षेत्रावगाही होने से उनमें एकत्व का व्यवहार हो जाएगा, क्योंकि सब 
द्रब्यो मे एक क्षेत्रावगाहपना पाया जाने से अतिव्याप्ति नाम का दोष आ 
जायेगा। 


बन्ध्य-बधक भाव होने से जीव को शरीररूप कहने मे कोई आपत्ति नही 
है-ऐसी आशंका भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जब वे दोनों नियम से 
अनेक हैं, तब उनका बंध मानना स्वत: असिद्ध है। 


जीव और शरीर मे निमित्त-नैर्मित्तकभाव मानकर उक्त कथन को ठीक 
मानने का प्रयत्न भी ठीक नहीं है, क्योंकि जो स्वत अथवा स्वयं 
परिणमनशील है, उसे निमित्तपने से क्या लाभ है? अर्थात्‌ कछ भी लाभ नहीं 
है। 


इसप्रकार जीव और शरीर को एक बतानेवाला अर्थात्‌ शरीर को जीव 
कहने वाला नय नय नहीं, नयाभास ही है। 
दूसरे नयाभास का कथन इसप्रकार है :- 


“अपरोधपि नयात्रासो ्रवति यथा मूर्तस्थ तस्य सतः । 
कर्सा भोक्‍ता जीव: स्थादपि नोकर्मकर्मकृते: ।। 


ना भासत्यमसिद्ध स्थादपसिद्धान्तो.. नयस्थास्थ । 
सबनेकत्वे सति किल ग्णसंक्रान्ति कतः प्रमाणाहा।। 


गणसंक्रान्तिमुते यदि कर्सा स्थात्‌ कर्मणश्च भोकक्‍तात्मा । 
सर्वस्थ सर्वसंकरवोव: स्यथात्‌ सर्वशून्यवोषश्च ।। 


अस्त्यत्र भ्रमहेत्‌ु जीवस्यथाशुद्धपरणति पफ्राप्य । 
कर्मत्व॑ परिणमते स्वयमपि मूर्तिमद्यतो ब्रव्यम्‌।। 


१६४] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


इदमत्र॒ समाधान कर्ता य कोर्शप सः स्वभावस्थ । 
परन्नावस्थ न कर्त्ता भोक्‍ता वा तन्निमित्तमात्रेहप।।" 
अथ चेव्‌ धटकर्ताध&सौ धटकारो जनपदोक्तिलेशो ध्यम्‌ । 
दुर्वरो भवत्‌ु तवा का नो हातिर्यदा नयाभास:।। 
मूर्तद्रव्य के जो कर्म और नोकर्मरूप कार्य होते हैं, उनका यह जीव कर्त्ता 
और भोकक्‍ता है-ऐसा कथन करना दूसरा नयाभास है। 


जीव को कर्म और नोकर्म का कर्त्ता और भोक्‍ता माननेरूप व्यवहार 
सिद्धान्तविरुद्ध होने से इस नय को नयाभास मानना असिद्ध भी नहीं है; 
क्योंकि जब कर्म, नोकर्म और जीव भिन्‍न-भिन्‍न हैं, तब फिर उनमें किस 
प्रमाण के आधार से गृणसंक्रम बन सकेगा? 


यदि गणसक्रम के बिना ही जीव कर्म का कर्त्ता और भोक्‍्ता माना जाता 
है, तो सर्वपदार्थों मे सर्वसंकरदोष और सर्वशन्यदोष प्राप्त होता है। 


जीव की अशुद्धपरिणति के निमित्त से मूर्त्तद्रव्य स्वय ही कर्मरूप से 
परिणम जाता है, यही इस विषय मे भ्रम का कारण है। 


किन्तु इसका यह समाधान है कि प्रत्येक द्रव्य अपने स्वभाव का ही 
कर्त्ता है, परभाव निमित्तमात्र होने पर भी उसका कर्त्ता-भोकता नहीं हो 
सकता। 

यदि यह कहा जाय कि कम्हार घट का कर्त्ता है-यह लोकव्यवहार होता 
है, इसे कैसे रोका जा सकता है? सो इस पर यह कहना है कि यदि ऐसा 
व्यवहार होता है तो होने दो, इससे हमारी क्या हानि है अर्थात्‌ कुछ भी हानि 
नहीं है, क्योंकि यह लोकव्यवहार नयाभास है। ' 


तीसरे नयाभास का स्वरूप पचाध्यायी मे इसप्रकार दिया गया है '- 
“अपरे बहिरात्मानो मिथ्यावाद॑ वर्बान्ति दुर्मतयः । 
यवबद्धेर्प परस्मिन्‌ कर्त्ता भोक्‍ता परोर्शप भवाति यथा ।। 
सद्वेशोदयभावान्‌_ गृहधनधान्य कलत्रपुत्रांश्व । 
स्वयमिह करोति जीवों भूगकक्‍ति वा स एवं जीवश्च।। 
ननु सति गृहवनितादी भ्रवाति सूखं प्राणजिनामिहाध्यक्षात्‌ । 
असति च तत्र न तदिदं ततत्कर्ता स एवं तदभोक्‍ता।। 





१ पचाध्यायी, प्रथम अध्याय, श्लोक ५७२ से ४५७६. 
२ पचाध्यायी, प्रथम अध्याय, श्लोक ५७९ 


"पचा ध्यायी के अनसार व्यवहारनय के भेद-प्रभेद [१६५४ 


सत्यं वैधधिकमिद परामिह तदपि न परत्र सापेक्षम । 
सति बहिरथेंर्वप यतः किल केवाज्चिदसुखादिहेतुत्वात्‌ ।। * 

कछ अन्य दर्मीत मिथ्यादष्टी जीव इसप्रकार मिथ्या बात करते हैं कि 
परपदार्थ जीव के साथ बँधा हुआ नही है, उसका भी जीब कर्त्ता-भोकता है। 

जैसे:- सातावेदनीय के उदय में निमित्त हुए घर, धन, धान्य, स्त्री और 
पुत्र आदिक भावों का यह जीव ही स्वयं कर्त्ता है और यह जीव ही उनका 
भोक्ता है। 

'शंका :-यह बात हम प्रत्यक्ष देखते हैं कि घर और स्त्री आदि के रहने 
पर प्राणियों को सुख होता है; और उनके अभाव में सुख नहीं होता है, इसलिए 
यह जीव ही उनका कर्त्ता है और यह जीव ही उनका भोक्‍ता है - यदि ऐसा 
माना जाय तो क्‍या आपत्ति है? 

समाधान :-यह कहना ठीक है तो भी यह वैषयिक सुख पर होता हुआ 
भी पर की अपेक्षा से उत्पन्न नहीं होता है; क्योंकि धन, स्त्री आदि परपदार्थों 
के रहने पर भी वे किन्हीं के लिए ही दुख के कारण देखे जाते हैं। अतः घर, 
स्‍त्री आदि का कर्ता और भोक्ता जीव को मानना उचित नहीं है। 

चौथे नयाभास का स्वरूप पचाध्यायी के अनुसार इसप्रकार है .- 

"अयमापि च॑ नयाभासो भवाति मिथो बोध्यबोधसंबंध: । 

ज्ञान शेयग्त या ज्ञानगतं शेयमेतदेव  यथा।। 
चक्ष्‌ रूप पश्यति रूपयतं तन्न चक्षरेव यथा । 
ज्ञानं शेयमवैति च शेयगतं वा न भवाति तज्ञानम्‌।। 

ज्ञान और ज्ञेय का जो परस्पर बोध्य-बोधक सबध है, उसके कारण 
ज्ञान को ज्ञेगगत और ज्ञेय को ज्ञानगत मानना भी नयाभास है। 

क्योंकि जिसप्रकार चक्ष्‌ रूप को देखती है, तथापि वह रूप मे चली नही 
जाती, किन्तु चक्ष ही रहती है। उसीप्रकार ज्ञान ज्ञेय को जानता है, तथापि वह 
जेयरूप नहीं हो जाता, किन्तु ज्ञान ही रहता है। 

पचा ध्यायी में निरूपित उक्त चार नया भासो के स्वरूप और विषयवस्तु 
पर सम्यक्‌ दृष्टिपात करने से एक बात स्पष्ट हो जाती है कि अन्यत्र जो विषय 
अनूपचरित और उपचरित असद्भृतव्यवहारनय के बताये गये हैं, उन्हें ही 
पचाध्यायी में चार नयाभासों में विभाजित कर दिया गया है। 


१ पचाध्यायी प्रथम अध्याय, शलोक ५८० से ५८३ 
». परचाध्याथी प्रथम अध्याय श्लाक ५८४५ से ५८६ 


१६६] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


अनपचरित-असद्भतव्यवहारनय के विषय को लेकर प्रथम, द्वितीय व 
चतर्थ नयाभास तथा उपचरित-असदभतव्यवहारनय को लेकर तृतीय 
नयाभास निरूपित है। 

प्रथम नयाभास में संश्लेषसहित पदार्थों के एकत्व को तथा दूसरे 
नयाभास में उन्ही के कर्ता-कर्म संबंध को ग्रहण किया गया है। तीसरे नया भास 
में संश्लेषरहित पदार्थों के कर्तृत्व को ग्रहण किया गया है तथा चौथा नया भास 
बोध्य-बोधक संबध को लेकर बताया गया। बोध्य-बोधक संबध को अन्यत्र 
अनूपचरित-असदूभूतव्यवहारनय मे लिया गया है। 

इसप्रकार प्रथम, द्वितीय एवं चतुर्थ नयाभास अनुपचरित-असदभूत 
व्यवहारनय के विषय को लेकर एवं तृतीय नयाभास उपचरित-असद्भूत 
व्यवहारनय के विषय को लेकर कहे गये हैं। 

इसप्रकार हम देखते है कि व्यवहारनय और उनके भेद-प्रभेदों के स्वरूप 
तथा विषयवस्तु के संबंध में जिनवाणी में दो शैलियाँ प्राप्त होती हैं, जिन्हे हम 
अपनी सुविधा के लिए निम्नलिखित नामों से अभिहित कर सकते हैं .- 

(१) नयचक्रादि ग्रंथों से प्राप्त शैली, 

(२) पचाध्यायी में प्राप्त शैली। 

इसीप्रकार की विभिन्नता निश्चयनय के सबध मे भी पाई जाती है, 
जिसकी चर्चा पहले की जा चुकी है। दोनों ही प्रसंगो पर पचा ध्यायीकार अपनी 
बात को सयुक्तिक प्रस्तुत करते हुए भिन्न मत रखने बालों के प्रति 'दर्मीति', 
मिथ्यादष्टी आदि शब्दों का प्रयोग करते दिखाई देते हैं। जहाँ एक ओर वे 
निश्चयनय के भेद माननेवालों को मिथ्यादृष्टी घोषित करते हैं, वही दूसरी 
ओर सश्लेषबसहित और संश्लेषरहित संबंधो को अनपचरित और 
उपचरित-असद्भूतव्यवहारनय का विषय मानने वालों को भी वे उसी श्रेणी मे 
रखते दिखाई देते हैं। 

जिसप्रकार तर्क-वितर्कपूर्वक उन्होंने अपने विषय को प्रस्तुत किया है 
उससे यह प्रतीत तो नहीं होता कि अपरपक्ष से वे अपरिचित थे। जिन तर्कों के 
आधार पर जिनागम मे ही अन्यत्र अपरपक्ष प्रस्तुत किया गया है, डन तकों 
को वे स्वयं उठा-उठाकर उनका समाधान प्रस्तुत करने का प्रयास करते दिखाई 
देते हैं। जबकि प्रथमशैली वाले दसरी शैली की आलोचना तो दर, चर्चा तक 
नहीं करते हैं। 

उक्त संदर्भ में दोनों ही शैलियों की तुलनात्मक रूप से सन्तलित चर्चा 
अपेक्षित है। ं 


'पचा ध्यायी' के अनुसार व्यवहारनय के भेद-प्रभेद ] [१६७ 


उक्त दोनों ही शैलियाँ आध्यात्मिक शैलियाँ हैं और दोनों ही प्रकार के 
प्रयोग जिनागम में कहीं भी देखे जा सकते हैं; अतः उन्हें किसी व्यक्तिविशेष 
या ग्रंथविशेष के नाम से संबोधित करना उचित प्रतीत न होने पर भी काम 
चलाने के लिए कछ न कछ नाम देना तो आवश्यक है ही। 

अन्य समस्त आगम और परमाग़म में तो प्रायः इनके प्रयोग ही पाये 
जाते हैं, अतः पाठकों की दृष्टि में उतना भेद स्पष्टरूप से भासित नहीं हो 
पाता, जितना उक्त ग्रंथों के अध्ययन से भासित होता है। इन ग्रंथों में नयो के 
स्वरूप एवं विषयवस्तु की दृष्टि से सीधा प्रतिपादन है, अतः यह भेद एकदम 
स्पष्ट हो जाता है। फिर पंचाध्यायीकार तो भिन्नतासंबधी कथनों को स्वयं 
उठाउठाकर अपने कथन के पक्ष में तर्क प्रस्तुत करते हैं, अतः भिन्नता 
उभरकर सामने आ जाती. है। उक्त ग्रंथों के नाम पर उक्त शैलियों के 
नामकरण का एक कारण यह भी है। 

अब हम सृविधा के लिये नयचक्रादि ग्रंथों में प्राप्त शैली को प्रथम शैली 
और पंचाध्यायी में प्राप्त शैली को द्वितीय शैली के नाम से भी अभिहित करेंगे 
और प्रश्नोत्तरों के माध्यम से इस विषय को स्पष्ट करने का यथासंभव प्रयास 
करेंगे। 


+->0-+ 


& १४७२४४/५७४४१७२२++ जीत जल स सर सास सी कस सी सर उर के 

समाज मे त्यागधर्म के सच्चे स्वरूप का प्रतिपादत करनेवाला 
विद्वान बड़ा पण्डित नहीं; बल्कि पेशेवर पण्डित बड़ा पण्डित माना 
जाता है, जो भ्रधिक से प्रधिक चन्दा करा सके | यह उस देश का, उस 
समाज का दुर्भाग्य हो समको; जिस देश व समाज में पण्डित भौर 
साधुश्रों के बड़प्पत का ताप ज्ञान भौर संयम से न होकर दान के नाम 
पर पैसा इकट्ठा करने की क्षमता के भाधार पर होता है । 

इस वृत्ति के कारण समाज झौर धर्म का सबसे बड़ा नुकसान यह 
हुमा कि पण्डितो श्यौर साधुप्रों का ध्यान ज्ञान भ्रौर संयम से हटकर 
चन्दे पर केन्द्रित हो गया है। जहाँ देखो, धर्म के नाम पर विशेषकर 
त्यागधर्म के नाम पर, दाल के सलाम पर, चन्दा इकट्ठा करने में ही इनकी 
शक्ति खर्च हो रही है, ज्ञान श्ौर ध्यान एक श्रोर रह गये हैं । 


सच श्कीजीकीजतजीफीफीअपस सी फीस 





निदचय-व्यवहार : विविध प्रयोग 
प्रदनोत्तर 


(१) प्रश्न :-व्यवहारनय की विषयवस्तु के संबध में प्राप्त विविध 
प्रकार के प्रयोगों मे जिन दो प्रकार के प्रयोगो की चर्चा की गई है, उनमे बहुत 
अन्तर दिखाई देता है। प्रथमशैली मे जिस वस्तु को विषय करने वाले ज्ञान या 
बचन को नय कहा गया है, द्वितीयशैली मे उसे नयाभास बताया गया है। 

परस्पर विरुद्ध होने से दोनो ही कथनो को सत्य कैसे माना जा 
सकता है? 

उत्तर :-उक्त दोनों कथनो मे विरोध न होकर विवक्षा-भेद है। विरोध 
तो तब होता, जब दोनो कथनो मे से एक को उपादेय और दूसरे को हेय कहा 
जाता। यहाँ तो दोनों ही शैलियों मे देह और मकानादि बाह्य पदार्थों को 
अपना मानने का निषेध ही किया जा रहा है। प्रथमशैली मे उन्हें 
असदभतव्यवहारनय का विषय बताकर हेय बताया गया है तथा द्वितीयशैली 
मे नयाभास का विषय बताकर हेय बताया गया है। 

संयोगरूप दशा मे ज्ञान के प्रयोजन की सिद्धि के लिए आपतित-व्यवहार 
के रूप मे दोनो ही शैलियो मे उन्हे स्वीकार किया गया है; मात्र अन्तर इतना 
है कि प्रथमशैली मे असद्भतव्यवहारनय के रूप में तथा द्वितीयशैली मे 
नयाभास के रूप मे स्वीकार किया गया है। 

देह और मकानादि सयोगी पदार्थों को आत्मा का कहनेवाले कथनों को 
अथवा देह व मकानादि की क्रिया का कर्त्ता आत्मा को कहनेवाले कथनो को 
वास्तविक सत्य या पारमार्थिक सत्य के रूप में तो कहीं भी स्वीकार नहीं 
किया गया है, उन्हें मात्र जानने के लिए प्रयोजनभूत के अर्थ में व्यावहारिक 
सत्य ही माना गया है, जो कि पारमार्थिक दृष्टि से असत्य ही है। 

वस्तु के वास्तविक स्वरूप की दृष्टि से देखने पर यद्यपि आत्मा और देह 
को एक कहनेवाले कथन अथवा आत्मा को देहादिक की क्रिया का कर्त्ता 
कहनेवाले कथन असत्य ही हैं, तथापि जब संयोगरूप दशा की दृष्टि से देखते 
हैं तो उन्हे सर्वधा असत्य भी नहीं कहा जा सकता है। इसी संयोगरूप दशा का 


निश्चय व्यवहार विविध प्रश्नोत्तर ] [१६९ 


ज्ञान कराने की दृष्टि से प्रथमशैली उन्हे असदभूतव्यवहारनय का विषय 
बताती है तथा द्वितीयशैली नयाभासों के माध्यम से इनका ज्ञान कर लेने की 
बात कहती है। अन्ततः तो निश्चयनय दोनों का निषेध कर ही देता है। 

अतः हम कह सकते हैं कि दोनों शैलियों को आत्मा और देह की एकता 
अथवा परस्पर कर्त्ता-कर्म सबंध इष्ट नहीं है, तथा आत्मा और देह की 
वर्त्तमान में जो एकक्षेत्रावगाहरूप संयोगी अवस्था है, उससे भी किसी को 
इंकार नहीं है। इसलिए दोनों शैलियों में कोई विरोध नहीं है, मात्र 
विवक्षा-भेद है। 

प्रथमशैली वालो की विवक्षा यह है कि जब सयोग है तो उसे विषय 
बनानेवाला नय भी होना चाहिये, चाहे वह असदभूत ही क्यो न हो। 
द्वितीयशैली वालों की विवक्षा यह है कि जब देह और आत्मा की एकता दृष्ट 
नही है, तो उसे विषय बनानेवाले ज्ञान या बचन॑ को नय संज्ञा क्यो हो ? रही 
बात जाननेरूप प्रयोजन की सिद्धि की, सो उक्त प्रयोजन की सिद्धि नया भास से 
ही हो जावेगी। 

इसप्रकार हम देखते है कि उक्त दोनों शैलियो मे वस्तुस्थिति के सन्दर्भ 
मे कोई मौलिक मतभेद नही है। जो भी मतभिन्‍्नता दिखाई देती है, वह मात्र 
नामकरण के सबध मे ही है। 

प्रथमशैली के पक्ष में तर्क यह है कि जो भी स्थिति जगत मे है, उसका 
ज्ञान करानेवाला या कथन करनेवाला नय अवश्य होना चाहिए; अत. देह 
और आत्मा के सयोग को जाननेवाले सम्यग्ज्ञान के अंश को नय ही मानना 
होगा। 

देह और आत्मा का सयोग सर्वथा काल्पनिक तो है नही, लोक में देह 
और आत्मा की संयोगरूप अवस्था पाई तो जाती ही है। तथा मकानादि के 
स्वामित्व का व्यवहार सम्यग्ज्ञानियों के भी पाया जाता है। इसीप्रकार 'जो 
मिट्टी के घड़े बनाये, वह कंभकार और जो स्वर्ण के गहने बनाये, वह 
स्वर्णकार'- इसप्रकार का व्यवहार भी लोक में प्रचलित ही है। 

इन्हें किसी भी नय का विषय स्वीकार न करने पर अर्थात्‌ देह और 
आत्मा के सयोगरूप त्रस-स्थावरादि जीवों को किसी भी अपेक्षा जीव नहीं 
मानने पर उनकी हिंसा का निषेध किस नय से होगा? तथा ज्ञानियों की दृष्टि 
मे क॒म्हार और सुनार का भेद किस नय से होगा? तात्पर्य यह है कि ज्ञानी जन 
यह कुम्हार है और यह सुनार - ऐसा व्यवहार किस नय के आश्रय से करेंगे? 

द्वितीयशैली के पक्ष मे जो तर्क जाता है, वह यह है कि देह और आत्मा 


१७० ] [परमभाव-प्रकाशक नतयचक्र 


के संयोग को देखकर उन्हें एक कहने या जानने में देह में एकत्वबुद्धि हो जाने 
की संभावना है। अतः ऐसे कथनों को नयकथन कहना श्रेयस्कर नहीं है। रही 
त्रस-स्थावर जीवों की हिंसा से बचने की और कम्हार और सुनार के व्यवहार 
की बात, सो ये सब बातें तो लौकिक बातें हैं, इनका व्यवहार नया भासों से ही 
चल जायेगा। 

वस्तुस्थिति यह है कि अध्यात्म के जोर में ही द्वितीयशैली में संश्लेष 
सहित और सश्लेषरहित पदार्थों के संयोगादि को विषय बनानेवाले ज्ञान को 
नया भास कहा गया है, क्योंकि उन्हे नय न मानने से जो व्यवहारापत्ति खडी 
हुई, उसके निराकरण के लिए उन्हें उपेक्षाबुद्धि से ही सही, पर नया भासों की 
शरण में जाना पड़ा। 

(२) प्रश्न :-क्या अध्यात्म के जोर में भी ऐसे कथन किये जाते हैं? 
किये जा सकते हैं? क्या परमागम मे इसप्रकार के कथन उपलब्ध होते हैं? 

उत्तर :-हाँ, हाँ; क्यों नहीं, अवश्य प्राप्त होते हैं; एक नहीं, अनेको 
प्राप्त होते हैं। अध्यात्म के जोर में राग को पुदूगल कहा ही जाता है। उक्त 
कथन के आधार पर कोई राग मे रूप, रस, गंध और स्पर्श खोजने लगे तो 
निराश ही होगा। अथवा कोई ऐसा सोचने लगे कि पुद्गल दो प्रकार का होता 
होगा- एक रूप-रस-गंधादिवाला और दूसरा इनसे रहित, तो वह सत्य को 
नहीं पा सकेगा। आत्मा से भिन्न बताने के लिए अध्यात्म के जोर मे उसे 
पुदूगल कहा गया है, वस्तुत वह पृद््‌गल नही है, है तो वह आत्मा की ही 
विकारी पर्याय। 

इसीप्रकार परजीवों को अजीव कहना, परद्रव्यों को अद्रव्य 
कहना - आदि कथन भी अध्यात्म के जोर मे किये गये कथन है। परमागम मे 
इसप्रकार के कथनों की कमी नहीं है। यदि आप परमागम का अध्ययन करेगे 
तो इसप्रकार के अनेकों कथन आपको पद-पद पर प्राप्त होंगे। 

जब अध्यात्म के जोर में अन्य जीव को अजीव कहा जा सकता है, 
परद्रव्य को अद्रव्य कहा जा सकता है, राग को पुद्गल कहा जा सकता है; तो 
फिर देहादि संयोगों को विषय बनाने वाले नयो को नया भास क्यों नहीं कहा जा 
सकता है? 

अध्यात्म के उक्त कथनों का मर्म समझने के लिए आध्यात्मिक कथनों 
की विवक्षाओं को गहराई से समझना होगा, अन्यथा अध्यात्म पढ़कर भी 
आत्मा हाथ नहीं आवेगा। 

यदि आप इसप्रकार के कथनों से आश्चर्यचकित होंगे तो फिर 


निश्चय व्यवहार * विविध प्रयोग प्रश्नोत्तर [१७१ 


अध्यात्म-जगत में आपको ऐसे अनेकों आश्चर्यों का सामना करना होगा। 
कहीं आत्मा को सातवाँ द्रव्य लिखा मिलेगा तो कहीं दशवाँ पदार्थ; कहीं पृण्य 
और पाप दोनों को एक अथवा पण्य को भी पाप बताया गया होगा * ! तो कहीं 
केवलज्ञानादि क्षायिकभावों को परद्रव्य कहकर हेय बताया गया होगा।'* 

इसका तात्पर्य यह नहीं समझना कि आध्यात्मिक कथन ऊटपटांग होते 
हैं। वे ऊटपटांग तो नहीं, पर अटपटे अवश्य होते हैं। वे कथन किसी विशिष्ट 
प्रयोजन से किये गये होते हैं, उनके माध्यम से ज्ञानीजन कोई विशिष्ट बात 
कहना चाहते हैं। हमें उक्त कथनों की गहराई में जाने का प्रयत्न करना 
चाहिए, उन्हें ऊटपटाग जानकर वैसे ही नहीं छोड़ देना चाहिए, अपितु इस 
बात पर विशेष ध्यान देना चाहिए कि वे कथन किस विशेष प्रयोजन की 
सिद्धि के लिए किये गये हैं तथा उनकी विवक्षा क्‍या है? 

उक्त कथनो का वजन हमारे ध्यान में आना चाहिए, तभी हम उनके 
मर्म तक पहुँच सकेंगे। अध्यात्म के जोर मे किये गये कथनो का वास्तविक 
मर्म तो तभी प्राप्त होगा, जबकि अध्यात्म के उक्त जोर में से हम स्वयं 
गुजरेंगे, पार होंगे और उनका मर्म हमारी अनुभूति का विषय बनेगा। 

कबीर की उलटबासियों के समान अध्यात्म के ये कथन अपने भीतर 
गहरे मर्म छिपाये होते हैं। ये कथन अध्यात्म के रंग मे सराबोर अपने में ही 
मगन ज्ञानियों के अन्तर से सहज प्रस्फटित होते हैं। इन्हे भाषा और शैलियों 
की चौखट में फिट करना आसान नही है। ये कथन लीक पर चलने के आदी 
नहीं होते। किसी विशिष्ट लीक पर चलकर इनके मर्म को नहीं पाया जा 
सकता। मात्र पढ़-पढ़कर इनका मर्म नहीं पाया जा सकता। इनके मर्म को 


१. प्ण्य-पाप अधिकार, (समयसार), प्रवच्चननसार-गाथा ७७ एब पण्य-पाप-एकत्य-ढवार (समयसार नाटक) 
आदि में इस बात को विस्तार से समझाया गया है। 
२ 
जो पाउ थि सो पाउ मणि सब्बु इ को वि मणेइ । 
जो पृण्ण वि पाउ वि भणइ सो बह को वि हबेइ ।। 
पाप को पाप तो सब जानते हैं, परन्तु जो पृण्य को भी पाप जानता है, वह कोई बिरला विद्वान ही होता है। 
-योगसार, गाथा ७१ 
३ 
प्ब्य्तससयलभाबा परदब्ध परसहाबमिदि हेय । 
सग्रवव्वमबादेयं अतरतज्ध॑ हबे« अप्पा।। 
पूर्वोक्त सर्व माव (क्षायिक आदि) पर-स्वभाव हैं, परव्रव्य हैं, इसलिए हेय हैं। अन्तस्तत्त्य स्वव्रव्य आत्मा ही 
उपायय है। 
-मियमसार, गाया ५० 


१७२ | [परम भाव- प्रकाशक नयचक्र 


पाने के लिए अनुभूति की गहराइयों में उतरना होगा। 

(३) प्रश्न :-यदि ऐसा मान लिया जाय तो समस्या हल हो सकती है कि 
प्रथमशैली आगम की है और ट्वितीयशैली अध्यात्म की? 

उत्तर :-नहीं, भाई ! यह दोनों ही शैलियाँ अध्यात्म की ही हैं। आगम 
और अध्यात्म की शैली का अन्तर नही जानने के कारण ही आप ऐसी बात 
करते हैं। 

आगम और अध्यात्म शैली मे मूलभूत अन्तर यह है कि आगमशैली में 
नयों का प्रयोग छहो द्रव्यों की मुख्यता से होता है, जबकि अध्यात्मशैली में 
आत्मा की मुख्यता से नयो का प्रयोग होता है। आगम की शैली में वस्तुस्वरूफ 
का प्रतिपादन मुख्य रहता है और अध्यात्मशैली मे आत्मा के हित की मुख्यता 
रहती है। 

मुख्यरूप से आगम के नय द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक, नैगम, सग्रह, 
व्यवहार, ऋजसत्र, शब्द, समभिरूढ तथा एवभूत हैं। उपनय भी आगम के 
नयो में आते है, जिनके भेद सद्भूतव्यवहारनय, असदभूतव्यवहारनय और 
उपचरित-असदभ्तव्यवहारनय हैं। 

इसीप्रकार मुख्यरूप से अध्यात्म के नय निश्चय और व्यवहार हैं। 

यद्यपि आगम के नयो मे भी आत्मा की चर्चा होती है, क्योकि छह द्रव्यो 
में आत्मा भी तो आ जाता है, तथापि आगम के नयों मे जो आत्मा की चर्चा 
पाई जाती है, वह वस्तुस्वरूप के प्रतिपादन की मुख्यता से होती है, आत्महित 
की मुख्यता से नहीं। 

यद्यपि वस्तुस्वरूप की समझ भी आत्महित में सहायक होती है, तथापि 
बस्तुस्वरूप की दृष्टि से किये गये प्रतिपादन और आत्महित की दृष्टि से किये 
गये प्रतिपादन मे शैलीगत अन्तर अवश्य है। 

यद्यपि निश्चय- व्यवहारनय मुख्यरूप से अध्यात्म के नय है, तथापि 
जब उनका प्रयोग आत्मा को छोडकर अन्य द्रव्यो के सन्दर्भ मे होता है, तो 
आगम के नयों के रूप होता है। 

अध्यात्मनयो की चर्चा करते हुए नयचक्र), आलापपद्धति और 
बृहद्द्रव्यसग्रह* मे उनके छह भेद गिनाये गये है। उनमे दो प्रकार के 


कत््जजज-_-......7त-. ै /।/ै/।/$/*$*$*ैै$#$  ्ख्ख ् ७ ७ 


१ देवसेनाचायकृत श्रत मबनदीपफ तयचक्र, पृष्ठ २५-२६ 
२ आलापपद्वति, पृष्ठ २२८ 
३ बहदद्व्यमग्रह गाथा ३ की टीका 


निश्चय व्यवहार विविध प्रश्नोत्तर [१७३ 


निश्चयनय और चार प्रकार के व्यवहारनय। इन्हें निम्नलिखित चार्ट से 
अच्छी तरह समझा जा सकता है .- 


अध्यात्मनय 


निश्चयनय व्यवहारनय 


(१) पडिलाजन जा (२) अशुद्धनिश्वयनय 





सद्भूतव्यवहारनय असदभूतव्यवहारनय 
[+++7] 5० | जज] 


] 8 हे 
(३) शुद्धसद्भूत (४) अशुद्धसदभूत( ५) अनपचरित(६) उपचरितअसदभूत 
व्यवहारनय व्यवहारनय असदभृतव्यवहारनय व्यवहारनय 


उक्त अध्यात्मनयो का स्वरूप सोदाहरण बृहद्द्रव्यसग्रह मे इसप्रकार 
दिया गया है - 

“अथ अध्यात्मभाषया नयलक्षणं कथ्यते। 

सर्वे जीवा: शुद्धवद्धकस्वभावा: हति शुद्धनिश्चयनयलक्षणम्‌। 
रागादय एवं जीवा: इत्यशुद्धनिश्चयनयलक्षणम्‌। गुणगणिनोर भेदोपि 
भेदोपचार इति सव्भूतव्यवहारलक्षणम्‌। भरेवे४प सत्यभेदोषचार 
इत्यसद्भूतव्यवहारलक्षणम्‌। तथाहि- जीवस्थ केवलज्ञानादयो गणा 
इत्यन्पचरितसंशशुद्धभूतव्यवहारलक्षणम्‌ । जीवस्थ मतिशानावयों 
विभावगणा इत्यपचरितसंज्ञाशुद्सवृभूतव्यवहारलक्षणम। _ मसदीयों 
देहमित्यादि संश्लेष संबंध सहित पदार्थ: पुनरनुपथरितसंज्ञासद्भूत 
व्यवहारलक्षणम्‌ यत्र तु संश्लेषसंबन्धो नास्ति तत्र मदीय: पुत्र इत्यादि 
उपचरिताभिधानासद्भूतव्यवहारलक्षणमति नयचक्रमूलभूत॑ संक्षेपण 
नयचट्कं शातव्यभिति। 

अब अध्यात्मभाषा से नयो के लक्षण कहते है - 

'सर्व जीव शुद्ध-ब॒ुद्ध-एकस्वभाववाले है'-यह शुद्धनेश्चयनय का 
लक्षण है। 'रागादि ही जीव हैं - यह अशुद्धनिश्वयनय का लक्षण है। गण 


१ बुहदद्रव्य संग्रह, गाथा ३ की टीका 


१७४॥| [परमभाव- प्रकाशक नय चक्र 


और गणी अभेद होने पर भी भेद का उपचार करना - यह सद्भूतव्यवहार 
का लक्षण है। जीव केवलज्ञानादि गण है-यह अनुपचरितशुद्धसद्भूत 
व्यवहार का लक्षण है। 'जीव के मतिज्ञानादि विभावगुण हैं -यह 
उपचरितअशुद्धसद भूतव्यवहार का लक्षण है। सश्लेष सबंध वाले पदार्थों मे 
'शरीरादि मेरे है'- यह अनृपचरितअसदभूतव्यवहार का लक्षण है। जहाँ 
संश्लेषसबध नही है, वहाँ 'पृत्रादि मेरे हैं - यह उपचरितअसद्भूतव्यवहार 
का लक्षण है। 

इसप्रकार नयचक्र के मूलभूत छह नय सक्षेप में जानना चाहिए। ' 

उक्त सम्पूर्ण नयो की विषयवस्तु बताते समय आत्मा को सामने रखा 
गया है। तथा प्रत्येक नय का वजन (महिमा) आत्महित की मुख्यता से 
निश्चित किया गया है। उनकी भूतार्थता और अभूतार्थता का आधार भी 
आत्महित की दृष्टि को बनाया गया है। 

पचा ध्यायी में व्यवहारनय के तो चारो भेद स्वीकार कर लिये गये है, 
किन्तु उनकी विषयवस्तु के सबध मे भिन्न अभिप्राय व्यक्त किया गया है तथा 
निश्चयनय के भेद स्वीकार नही किये गये है। इन सबकी चर्चा विस्तार से की 
ही जा चुकी है। 

इसप्रकार हम देखते है कि ये दोनो ही शैलियाँ अध्यात्मशैलियाँ है। 

(४) प्रश्न :-प्रतिपादन चाहे वस्तुस्वरूप की मुख्यता से हो, चाहे 
आत्महित की मुख्यता से, होगा तो वैसा ही जैसा वस्तु का स्वरूप है, अन्यथा 
तो हो नही सकता। आत्महित भी तो वस्तुस्वरूप की सच्ची समझ से ही होता 
है। अत दोनो दृष्टियों से किये गये प्रतिपादन मे अन्तर कैसे हो सकता है? 
यदि होता है तो किसप्रकार का होता है? कृपया उदाहरण देकर समझाइये। 

उत्तर :-जब हम सकल मे छात्रो को भारत की परिवहन-व्यवस्था 
मानचित्र द्वार समझाते है तो हमारी प्रतिपादनशैली जिसप्रकार की होती है, 
किसी पथिक को रास्ता बताते समय उसप्रकार की नही होती। मानचित्र द्वारा 
परिवहन-व्यवस्था समझाते समय हमारी दृष्टि में सम्पूर्ण भारत रहता है। 
भारत के प्रमुख नगर, ग्रामादि के साथसाथ परिवहन के विभिन्न साधनों का 
भी ध्यान रखना होता है। हवाईमार्ग, रेलमार्ग, सड़कें आदि की अपेक्षा सभी 
बाते विस्तार से बतानी होती है, किन्तु रेलवे स्टेशन पर खड़े किसी व्यक्ति 
द्वारा किसी नगर विशेष को जाने का रास्ता पूछने पर उक्त नगर को जाने 
वाली उपयुक्त ट्रेन को बता देना ही अभीष्ट होता है। उसके सामने भारत की 
परिवहन-व्यवस्था सबधी मानचित्र खोलकर सभी स्थानों के सभी मार्गों को 


निश्चय व्यवहार विविध प्रयोग प्रश्नोत्तर ] [१७५ 


बताने का उपक्रम नहीं किया जाता है। 

उसीप्रकार आगम महासागर है। उसमें तो सम्पूर्ण विश्व व उसकी 
प्रत्येक इकाई का स्वरूप, संरचना, परिणमन-व्यवस्था आदि सभी बातें 
विस्तार से समझाई जाती हैं। अध्यात्म आगम का ही एक अग है, उसमें 
आत्मार्थी को मात्र परमार्थ आत्मा का स्वरूप ही समझाया जाता है, क्योंकि 
परमार्थ आत्मा के आश्रय से ही मुक्ति की प्राप्ति संभव है। 

जिसप्रकार मानचित्र में चित्रित परिवहन-व्यवस्था मे वह मार्ग भी 
निश्चितरूप से दिखाया गया होता है, जो मार्ग कोई विशेष पथिक जानना 
चाहता है, तथापि विभिन्न मार्गों की भीड़ में उसे खोज पाना साधारण 
नागरिक के लिए सभव नहीं होता। जब उसी मार्ग की मुख्यता से बने 
मानचित्र को देखते है तो वह मार्ग सर्वमा धारण को भी एकदम स्पष्ट हो जाता 
है। उसी मार्ग की मुख्यता से बना विशिष्ट मानचित्र यद्यपि परिवहन-व्यवस्था 
सबंधी मानचित्र का ही अग होता है, तथापि उसकी रचना कछ इसप्रकार की 
होती है कि जिसमें उक्त मार्ग विशेष रूप से प्रकाशित होता है। 

उसीप्रकार आगम मे भी आत्महितकारी कथन है, तथापि उसमे 
वस्तस्वरूप का सभी कोणो से अति विस्तृत प्रतिपादन होने से उसमे से अपनी 
प्रयोजन भुत बात निकाल लेना सर्वसाधारण के वश की बात नही है। आगम 
के ही एक अग अध्यात्म में प्रयोजनभुत बात की मुख्यता से ही कथन होने से 
उसकी बात आत्महित मे विशेष हेत्‌ बनती है। 

(५) प्रश्न :-तो क्या आगम मे अप्रयोजनभूत बातो का भी कथन होता 
है ष 

उत्तर :-क्यो नही, अवश्य होता है। प्रयोजन भूत तो जीवादि तत्त्वार्थ 
ही है। शेष सब तो अप्रयोजनभूत ही है। आगम का उद्देश्य तो सम्पूर्ण 
वस्तृव्यवस्था का विवेचन करना होता है। यदि आगम के सम्पूर्ण कथन को 
प्रयोजन भूत मानेगे तो फिर सम्पूर्ण आगम के जानकार को ही सम्यग्दर्शन 
और सम्यग्ज्ञान होगा तथा सम्यकृचारित्र सम्यग्दृष्टी को ही होता है, अत 
चारित्र भी उसी को होगा। इसप्रकार श्रुतकेवली के अतिरिक्त किसी भी 
छद्मस्थ को मोक्षमार्ग का आरभ भी नही होगा। अतः यह निश्चित हआ कि 
मु॒क्तिमार्ग की सम्यक जानकारी के लिए ही नही, अपितु उस पर चलने के 
लिए भी आगम की सम्पूर्ण जानकारी आवश्यक नही है; किन्तु अध्यात्म मे 
निरूपित जानकारी अत्यन्त आवश्यक है, उसके बिना मुक्तिमार्ग का आरभ 
सभव नही है। 


१७६] [परमभाव-प्रकाशक नयचतक्र 


(६) प्रश्न : -तो क्या फिर आपके अनुसार आगम का अभ्यास करना 
व्यर्थ है? 

उत्तर :-नहीं भाई! व्यर्थ नहीं है। हमने तो यह कहा था कि 
सम्यर्दर्शनादिरूप मोक्षमार्ग की प्राप्ति के लिए सम्पूर्ण आगम का पढ़ना 
अनिवार्य नही है और आप उसे व्यर्थ बताने लगे, वह भी हमारे नाम पर। 
अध्यात्म भी तो आगम का ही अग है। अध्यात्म का मर्म जानना अनिवार्य 
होने से आगम का अध्ययन भी अशत अनिवार्य तो हो ही गया, किन्तु सम्पूर्ण 
आगम का पढ़ना अनिवार्य नहीं है, फिर भी उपयोगी अवश्य है; क्योकि 
आमम मे सर्वत्र आत्मा को जानने की प्रेरणा दी गई है। आत्महित का प्रेरक 
होने से उसकी उपयोगिता असंदिग्ध है। 

दसरे आगम और अध्यात्म के शास्त्रों मे ऐसा कोई विशेष विभाजन भी 
तो नहीं है कि आगम शामस्त्रो मे अध्यात्म-चर्चा ही न हो या अध्यात्म शास्त्रों 
मे आगम की बात आती ही न हो, भेद तो मात्र मुख्यता का है। समयसारादि 
शास्त्रों मे अध्यात्म की मख्यता है और गोम्मटसारादि शास्त्रो मे आगम की 
मख्यता है। आगम और अध्याल्म' एक दूसरे के विरोधी नहीं, अपितु प्रक है। 
आगम के अध्ययन से अध्यात्म की पृष्टि ही होती है। अत जितना बन सके 
आगम का अभ्यास भी अवश्य करना चाहिए। 

आगम अध्यात्म के लिए और आगमाभ्यास अध्यात्मियो के लिए 
आधार प्रदान करता है, उदाहरण प्रस्तुत करता है। आगम और अध्यात्म 
शैली का भेद आगमाभ्यास के निषेध के लिए नही समझाया जा रहा है, अपितु 
यह भेद इसलिए स्पष्ट किया जा रहा है कि जिससे आप दोनो शैलियों मे 
निरूपित वस्तुस्वरूप का सम्यक-परिज्ञान कर सके। 

हाँ, यह बात अवश्य है कि यदि आपके पास समय कम है और बाद्धि का 
विकास भी कम है तो आपको प्राथमिकता का निर्णय तो करना ही होगा। 
प्रार्थमकता के निर्णय में अध्यात्म को ही मुख्यता देनी होगी, अन्यथा यह 
अम्‌ल्य नरभव यो ही चला जायेगा। 

यदि आप अपनी बद्धि और समय की कमी के.कारण आगम का विस्तृत 
अभ्यास नही कर पाते हैं तों उससे आपको अपना हित करने में विशेष 
परेशानी तो नही होगी, पर इस बहाने आगम के अभ्यास की निरर्थकता सिद्ध 
करने का व्यर्थ प्रयास न करे। 

जिनके पास समय है, ब॒द्धि भी तीक्ष्ण है और जिन्होने अपना सम्पूर्ण 
जीवन ही आत्महित के लिए समर्पित कर दिया है, वे लोग भी यदि अध्यात्म 


निश्चय व्य 4हार विविध प्रयोग प्रश्नोत्तर ] [१७७ 


के साथ-साथ आगम का अभ्यास नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा आगम का 
अभ्यास? 

आचार्यकल्प पंडित श्री टोडरमलजी ने चारों ही अनुयोगो के स्वरूप 
और प्रतिपादन-शैली का विस्तृत विवेचन” करते हुए सभी के अध्ययन की 
उपयोगिता पर विस्तार से प्रकाश डाला है। विस्तारभय से यहाँ उसे देना 
सभव नही है। जिज्ञास्‌ पाठकों से उसे मूलत पढने का साग्रह अनुरोध है। 

आगम का विरोधी अध्यात्मी नहीं हो सकता, अध्यात्म का विरोधी 
आगमी नहीं हो सकता। जो आगम का मर्म नहीं जानता, वह अध्यात्म का 
मर्म भी नही जान सकता, और जो अध्यात्म का मर्म नही जानता वह आगम 
का मर्म भी नहीं जान सकता। सम्यग्जानी आगमी भी है और अध्यात्मी भी 
तथा मिथ्याज्ञानी आगमी भी नहीं और अध्यात्मी भी नहीं होता। 

पॉडित श्री बनारसीदासजी 'परमार्थवर्चानका' मे लिखते है - 

"बस्त का जो स्वभाव उसे आगम कहते है, आत्मा का जो अधिकार 
उसे अध्यात्म कहते है। मिथ्यादृष्टी जीव न आगमी, न अध्यात्मी। 

क्यो? 

इसलिए कि कथनमात्र तो ग्रंथपाठ के बल से आगम-अध्यात्म का 
स्वरूप उपदेशमात्र कहता है, आगम-अध्यात्म का स्वरूप सम्यक्‌-प्रकार से 
नहीं जानता, इसलिए मृढ जीव न आग्मी, न अध्यात्मी, निर्वेदकत्वात। 

(७) प्रश्न -सदभतव्यवहारनतय, असदभतव्यवहारनय और 
उपचरित-असद्भूतव्यवहारनय को आगम के नयो में भी गिनाया है और 
अध्यात्म के नयो में भी-इसका क्‍या कारण है। क्‍या वे दोनो शैलियों के नय 
है” यदि हाँ तो उनमें परस्पर क्‍या अन्तर है” 

उत्तर :-हाँ, ये नय दोनो ही शैलियो मे पाये जाते है। आगमशैली मे 
उपनय के नाम से तीन भेदो में प्राप्त होते है तथा अध्यात्मशैली में 
व्यवहारनय के भेदप्रभेदो के रूप मे चार प्रकार के होते हैं। इन सबकी चर्चा 
पहले की ही जा चुकी है। अध्यात्मशैली मे इनका प्रयोग आत्मा के सन्दर्भ मे 
ही होता है, जबकि आगमशैली मे सभी द्रथ्यों के सन्दर्भ मे इनका प्रयोग पाया 
जाता है। यही कारण है कि जिसप्रकार आगम के असद्भूतव्यवहारनय में 
स्वजातीय, विजातीय आदि भेद बनते है, उसप्रकार के भेद अध्यात्म के 
असद्भूतव्यवहारनय में नही होते। तथा द्रव्य मे द्रव्य का उपचार आदि नौ 
भेद भी आगम के असदभतव्यवहारनय में ही बनते हैं, अध्यात्म के 





॥ माक्षमागप्रदा शक आठवा अधिकार 


१७८] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


असद्भतव्यवहारनय मे नहीं। 

अध्यात्म के नयो के सभी उदाहरण आगम मे भी प्राप्त हो सकते हैं, 
आगम के भी माने जा सकते हैं, क्योंकि अध्यात्म आगम का ही एक अंग है 
और आत्मा भी छह द्रव्यो में से ही एक द्रव्य है परन्तु आगम के सभी नय 
अध्यात्म पर भी घटित हो-यह आवश्यक नही है। 

समस्त लोकालोक को अपने में समेट होने से आगम का क्षेत्र 
बिस्तत है और उसकी प्रकृति भी विस्तार मे जाने की है। मात्र आत्मा तक 
सीमित होने तथा अपने मे ही सिमटने की प्रकृति होने से अध्यात्म के नयों मे 
भेद-प्रभेदो का वैसा विस्तार नही पाया जाता, जैसा कि आगम के नयो में पाया 
जाता है। 

आगम फैलने की और अध्यात्म अपने मे ही सिमटने की प्रक्रिया का 
नाम है। 

(४) प्रश्न :-यदि यह बात है तो फिर आपने अध्यात्मनयो की चर्चा मे 
आगम के इन नयो का उल्लेख क्यो किया? इससे यह भ्रम हो सकता है कि ये 
भी अध्यात्म के ही नय हैं। 

उत्तर :-निश्चय-व्यवहार यद्यपि मुख्यरूप से अध्यात्म के नय है, 
तथापि इनका प्रयोग आगम मे होता ही न हो-ऐसी बात भी नही है। जब 
निश्चय-व्यवहार का प्रयोग छहो द्रव्यो की मुख्यता से होता है, तब आगम के 
नयो के रूप मे ही होता है तथा आत्मा की मुख्यता से होता है तो अध्यात्म के 
नयो के रूप मे उनका प्रयोग पाया जाता है। अत ऐसा कहना पूर्णत सत्य 
नही है कि यह मात्र अध्यात्मनयो की ही चर्चा चल रही है। हाँ यह बात अवश्य 
है कि निश्चय-व्यवहार की यह चर्चा अध्यात्म की मुख्यता से अवश्य की जा रही 
है। अत गौणरूप से की गई आगम के नयो की चर्चा असगत नहीं है। ग्रन्थ 
चाहे अध्यात्म के हो अथवा आगम के, अधिकाश ग्रन्थो में आगम और 
अध्यात्म -दोनों प्रकार के नयो का प्रयोग प्राप्त होता है। उनके अध्ययन 
करते समय यदि एक ही प्रकार के नयों का ज्ञान हो तो अनेक भ्रम उत्पन्न हो 
सकते है। इसप्रकार के भ्रम उत्पन्न न हो - इसलिए दोनो प्रकार के व्यवहारों 
का एक साथ स्पष्टीकरण कर देना उचित प्रतीत हआ। तथा दोनो प्रकार के 
नयो का स्पष्ट उल्लेख कर देने से किसी भी प्रकार के भ्रम उत्पन्न होने की 
सभावना स्वत समाप्त हो जाती है। दोनो की तलनात्मक स्थिति स्पष्ट करने 
के लिए भी यही अवसर उपयुक्त था, क्योकि जब आगे चलकर आगम के 
नयो की विस्तृत चर्चा होगी, तबतक के लिए इस विषय को यो ही अस्पष्ट 


निश्चय व्यवहार विविध प्रश्नोत्तर] [१७९ 


छोड़ देने से अनेक आशंकाएँ अवश्य उत्पन्न हो सकती थीं। 

(९) प्रश्न :-अध्यात्मनयों में निश्चयनय के दो ही प्रकार बताये हैं, 
जबकि आपने चार प्रकार के निश्चयनयों की चर्चा की है। क्या इसका भी 
कोई विशेष कारण है? 

उत्तर :-अध्यात्मशास्त्रों में शुद्धनश्चयनय और अशुद्धनिश्वयनय 
के साथ-साथ एकदेशशुद्धनिश्वयनय और परमशुद्धनिश्चयनय शब्दों का भी 
प्रयोग खुलकर हुआ है; अत. निश्चयनय के भेदों में उनका उल्लेख आवश्यक 
था, अन्यथा भ्रम उत्पन्न हो सकते थे। ये दोनों भेद शुद्धनिश्चयनय के ही हैं, 
अत इन्हें समग्र रूप से शुद्धनिश्ववनय भी कहा जा सकता है। इसलिए 
निश्चयनय के दो या चार भेद कहने में कोई विरोध या मतभेद की बात नहीं 
है। 

इनका स्पष्टीकरण यथास्थान बहत विस्तार से किया जा चुका है, अतः 
उसे यहाँ दहराने की आवश्यकता नहीं है। 

(१०) प्रश्न :-आत्महित के लिए जिन बातो का जानना अनिवार्य नहीं 
है-ऐसी अप्रयोजनभूत बातों को आगम मे क्यो समझाया गया है? 

उत्तर :-जबतक कोई दर्शन समग्र वस्तुव्यवस्था पर प्रकाश नही 
डालता, तबतक 'दर्शन' नाम प्राप्त नही कर सकता। प्रयोजन भूत तत्त्वों की 
जानकारी प्राप्त करते समय आत्मार्थी जिज्ञासुओ को भी अप्रयोजन भूत तत्त्वो 
के सम्बन्ध में भी सहज जिज्ञासाएँ उत्पन्न होती हैं, उनका समाधान भी 
आवश्यक ही है। इस आवश्यकता की पूर्ति हेतु भी समग्र विश्वव्यवस्था का 
प्रतिपादन आवश्यक ही है। 

जिसप्रकार एक वकील को कानून की जानकारी तो अनिवार्य है, क्योंकि 
उसके बिना वह वकालात करेगा कैसे? किन्त्‌ अन्य विषयो का ज्ञान होना 
यद्यपि उसके लिए अनिवार्य नही है, तथापि अन्य विषयो का भी सामान्य ज्ञान 
तो अपेक्षित है ही। उसीप्रकार एक आत्मार्थी को प्रयोजन भूत आत्मा आदि 
पदार्थों का जानना अनिवार्य है, अन्यथा वह आत्मानुभव करेगा कैसे? किन्तु 
अप्रयोजनभूत पदार्थों का ज्ञान यद्यपि उसके लिए अनिवार्य नहीं है, तथापि 
अप्रयोजनभूत पदार्थों का भी सामान्य ज्ञान तो अपेक्षित है ही। 

आध्यात्मिक ग्रंथों में प्रतिपादित प्रयोजनभूत शुद्धात्मादि तत्त्व तो 
आगम, अनुमानादि के साथ-साथ प्रत्यक्षानुभूतिगम्य पदार्थ हैं, किन्तु 
अप्रयोजनभूत पदार्थ तो अल्पज्ञो द्वारा आगमादि परोक्षज्ञानों द्वारा ही जाने जा 
सकते हैं; अतः उनका प्रतिपादन भी आवश्यक होने से आगम मे उनका 


१८८०] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


प्रतिपादन किया गया है। 

परमात्मा आत्मज्ञ होने के साथ-साथ सर्वज्ञ भी होते है तथा प्रत्येक 
आत्मा भी परमात्मा के समान आत्मज्ञ व सर्वज्ञस्वभावी है। वीतरागी 
परमात्मा की निरक्षरी दिव्यध्वनि मे आत्मा के समान सर्वलोक का प्रतिपादन 
भी सहज होता है। उस दिव्यध्वनि के आधार पर गणधरदेवादि आचार्य 
परम्परा द्वारा जिन शास्त्रो का निर्माण होता है, उनमे भी आत्मा के 
साथ-साथ सर्द लोक का भी प्रतिपादन होता है। उनमे से जिनमे आत्मा आदि 
प्रयोजन भूत तत्त्वार्थों की चर्चा होती है, वे अध्यात्मशास्त्र कहे जाते है और 
जिनमे सर्व जगत की व सर्व प्रकार की चर्चाएँ होती हैं, उन्हे आगम कहते है। 
आगम और अध्यात्म -दोनो को मिलाकर भी आगम कहा जाता है। 

इसप्रकार आगम और अध्यात्म - दोनो ही भगवान की वाणी हैं। उनमें 
हीनाधिक का भेद करना उचित नही है, तथापि बुद्धि की अल्पता और समय 
की कमी आदि के अनुसार प्राथमिकता का निर्णय तो करना ही होगा। इस 
प्रक्रिया मे प्रयोजनभूत पदार्थों को सहज प्राथमिकता प्राप्त होने से आत्मार्थी 
की दृष्टि मे आगम की अपेक्षा अध्यात्म को सहज प्राथमिकता प्राप्त हो जाती 
है। बस बात इतनी ही है, परन्तु इसमे आगम के प्रतिपादन या अध्ययन की 
निरर्थकता खोजना ब॒द्धिमानी का काम नहीं है। 

(११) प्रश्न :-अध्यात्म के नयो मे द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक तथा 
नैगमादि नयो की चर्चा नहीं है, किन्तु आगम मे निश्चय-व्यवहार के 
साथसाथ उक्त नयो की भी चर्चा है। इसका क्‍या कारण है? 

उत्तर :-आगम और अध्यात्मशैली मे मलभत अन्तर यह है कि 
अध्यात्मशैली की विषयवस्तु आत्मा, आत्मा की विकारी-अविकारी पर्याये 
और आत्मा से परवस्तओ के सबधमात्र है। आगमशैली की विषयवस्त छहो 
प्रकार क॑ समस्त द्रव्य, उनकी पर्याय और उनके परस्पर के सबध आदि 
स्थितियाँ हैं। इसी बात को सूत्ररूप मे कहे तो इसप्रकार कह सकते हैं कि 
आगम का प्रतिपाद्य सन्‍्मात्र वस्त है और अध्यात्म का प्रतिपाद्य चिन्मात्र वस्त 

[ 

अपने प्रतिपाद्य को स्पष्ट करने के लिए अध्यात्म को मात्र तीन बातों का 
स्पष्टीकरण अपेक्षित है - 

(१) अभद अछण्ड चिन्मात्र वस्त 

) चिन्मात्र वस्तु का अतरग वैभव एवं उपाधियाँ 
(३) चिन्मात्र वस्तु का पर से सबध और उनकी अभतार्थता। 


निश्चय व्यवहार विविध प्रश्नोत्तर ] [१८१ 


चिन्मात्र वस्तु के उक्त दृष्टिकोणों से प्रतिपादन के लिए अध्यात्मशैली 
ने निश्चय-व्यवहारनयों तक ही अपने को सीमित रखा और उक्त तीन 
बिन्दुओं के स्पष्टीकरण के लिए उसने क्रमशः निश्चयनय, 
सद्भूतव्यवहारनय और असद्भूतव्यवहारनय का' उपयोग किया है। 
आगमशैली को अपनी विषयवस्तु के स्पष्टीकरण के लिए अनेक प्रकार 
के अनेको नय स्वीकार करने पडे, क्योंकि उसका क्षेत्र असीमित है। उसकी 
सीमा में छहो द्रव्य, उनके गुण और पययि मात्र ही नहीं हैं; अपितु उससे आगे 
उनके परस्पर संयोग-वियोग, मानसिक संकल्प, लौकिक उपचार, 
निक्षेपों-नबधी व्यवहार आदि सब कछ भी समाहित हैं। यही कारण है कि 
उसे निश्चय-व्यवहार के अतिरिक्त, द्रव्यों को ग्रहण करने वाला 
द्रव्यार्थिकनय, पर्यायो को ग्रहण करने वाला पर्यायार्थिकनय, सकलल्‍पों को 
ग्रहण करने वाला नैगमनय, विभिन्‍न द्रव्यों का संग्रह करनेवाला सग्रहनय, 
सग॒द्दीत द्रव्यो में भेद करनेवाला व्यवहारनय, एक समय की पर्याय को ग्रहण 
करनेवाला ऋजुसूत्रनय, शब्दों के प्रयोगों का ग्राहक शब्दनय, रूढ़ियो का 
ग्राहक समभिरूढनय एवं तात्कालिक क्रियाकलापो को ग्रहण करने वाला 
एवभूतनय स्वीकार करना पडा। इनके अतिरिक्त उपनय भी हैं। इन सबके 
भेद-प्रभेदो का बहृत'विस्तार है। इन सबकी चर्चा आगे चलकर यथास्थल की 
ही जावेगी; अत' यहाँ उनके बिस्तार मे जाना प्रासंगिक न होगा। 
(१२) प्रश्न :-इसका मतलब तो यह हुआ कि अभी तो बहत कछ 
बाकी है। क्या हमको यह सब समझना होगा? ये सब बाते तो विद्वानों की हैं 
हमे इन सबसे क्या? हमारे पास इतना समय नहीं है कि इन सब में माथा मारे, 
हमें तो सीधा सच्चा मार्ग चाहिए। आप कहें तो चाहे जितना रुपया खर्च कर 
सकते हैं, पर इन सब चक्‍करो मे पडना अपने वश की बात नहीं है। हम तो 
आत्मार्थी हैं; हमे कोई पण्डित थोडे ही बनना है, जो इन सबमें उललझें? 
उत्तर :-भाई ! बात तो ऐसी ही है। अभी तो मात्र निश्चय-व्यवहार 
की ही चर्चा हुई है; द्रव्यार्थिक, पर्यायार्थिक, नैगमादि सात नय, उपनय तथा 
प्रवचनसार में समागत ४७ नयों की चर्चा अभी शेष है; पर घबड़ाने की 
आवश्यकता नहीं है; मुक्तिमार्ग तो सीधा, सच्चा, सरल और सहज है। 
भाई ! तुम तो स्वभाव से अनन्तज्ञान के धनी, ज्ञानानंदस्वभावी भगवान 
आत्मा हो; स्वभाव में भरा अनंतआनंद और अनंतज्ञान पर्याय में भी प्रगट 
करने अर्थात्‌ पर्याय में भगवान बनने के संकल्पवाले आत्मार्थी बन्धु हो। 
सर्वज्ञ बनने के आकांक्षी होकर इतना जानने से ही घबड़ाने लगे। ज्ञान का 


१८२ | [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


कोई भार नही होता - यह जानते हुए भी ऐसा क्यो कहते हो कि क्या हमे भी 
यह सब समझना होगा? भाई ! तुम्हे तो मात्र अपना आत्मा ही जानना होगा 
शेष सब तो तम्हारे ज्ञान में झलकेगे। ये सब तुम्हारे ज्ञान में सहज ही 
प्रतिबिम्बित हों - क्‍या इसमें भी तम्हे ऐतराज है? यदि हाँ तो फिर आप सर्वज्ञ 
भी क्‍यों बनना चाहते हैं? क्योंकि सर्वज्ञ बन जाने पर तो लोकालोक के समस्त 
पदार्थ आपके ज्ञानदर्पण मे प्रतिबिम्बित होगे। 

'ये सब बाते तो विद्वानो की हैं, हमें इनसे क्या? हम तो आत्मार्थी 
हैं। -ऐसा कहकर आप कहना क्‍या चाहते है? क्या जिनवाणी का 
अध्ययन-मनन करना मात्र विद्वानो का काम है, आत्मार्थियो का नही? क्‍या 
विद्वान आत्मार्थी नही होते या आत्मार्थी विद्वान नही हो सकता? भाई ! सच्चा 
आत्मार्थी ही वास्तविक विद्वान होता है और जिनवाणी का जानकार विद्वान ही 
सच्चा आत्मार्थी हो सकता है। जिनवाणी के अध्ययन-मनन मे अरुचि प्रगट 
करनेवाले, जिनवाणी के अध्ययन-मनन को हेय समझनेवाले, विषय-कषाय 
और धधा-पानी मे अन्धे होकर उलझे रहनेवाले लोग आत्मार्थी नही हो 
सकते। 

क्या जिनवाणी का अध्ययन उलझना है और पण्डित बनना कोई पाप 
है, जो आप ऐसा कहते हैं कि हमे कोई पण्डित थोडे ही बनना है जो इनमे 
उलझें। अरे, पण्डित बन जाओगे तो कोई नरक मे नहीं चले जाओगे। 
जिनवाणी का अध्ययन उलझना नही, सुलझना है और पण्डित बनना हीनता 
की नहीं, गौरव की बात है। लगता है कि 'पण्डित' शब्द का वास्तविक अर्थ 
आप नहीं जानते, इसीलिए ऐसी बातें करते हैं। आत्मज्ञानी ही वास्तविक 
पण्डित होते हैं। बनारसीदासजी, टोडरमलजी और समयसार के हिन्दी 
टीकाकार पण्डित जयचदजी छाबडा भी तो पण्डित ही थे। 

'आप कहे तो चाहे जितना खर्च कर सकते हैं, पर इनमें उलझना अपने 
वश की बात नही है। - इस कथन में आपकी यह मान्यता ही स्पष्ट होती है 
कि दुनियाँ की सब चीजें धन से प्राप्त की जा सकती हैं। पर ध्यान रखिए ! 
ज्ञानस्वभावी आत्मा ज्ञान से ही प्राप्त होगा, धन से नही। यहाँ आपका धन 
किसी काम नहीं आयेगा। यदि आप जिनवाणी के अध्ययन को उलझना 
समझते हैं तो आपको ज्ञानस्वभावी आत्मा कभी समझ में नहीं आयेगा। 

तथा 'हमारे पास इतना समय नहीं है, जो इसमें माथा मारें। हमें तो 
सीधा-सच्चा मार्ग चाहिए। - यह कहना भी कितना हास्यास्पद है! समय 
नहीं है। अरे ! कहाँ चला गया है समय? दिन-रात में तो वही चौबीस घण्टे ही 


निश्चय व्यवहार विविध प्रयोग प्रश्नोत्तर ] [१८३ 


हो रहे हैं। यह कहिए न कि विषय-कषाय से फ्रसत नहीं है, धूल-मिट्टी 
जोड़ने से फरसत नहीं है। परन्तु भाई ! ये सब निगोद के रास्ते हैं, नरक के 
रास्ते हैं; इनसे समय निकालना ही होगा। धन्धे-पानी और विषय-कषाय में 
उपयोग बरबाद करने को ज्ञान का सदपयोग और आगम के अध्ययन को 
माथा मारना कहनेवालों का हम क्‍या कहें? 

'हमें तो सीधा-सच्चा मार्ग चाहिए।' भाई ! मार्ग तो सीधा-सच्चा ही 
है। तुमने अपनी अरुचि से उसे दुर्गम मान रखा है या फिर धर्म के नाम पर 
धन्धा करनेवालों ने तुम्हे बहका रखा है, जो ऐसी बातें करते हो। 

शान्त होवो ! धैर्य से सुनो! सब-कछ समझ में आवेगा! सब-कछ 
सहज है। जिनवाणी में सर्वत्र सुलझाव ही सुलझाव है, कहीं कोई उलझाव नही 
है। 

हाँ, यह बात अवश्य है कि यदि आपकी बुद्धि मन्द है और शक्ति क्षीण 
है तो जितना बन सके, उतना स्वाध्याय करो; पर जिनवाणी के 
अध्ययन-मनन को व्यर्थ तो न बताओ। उसके अध्ययन-मनन करने में जीवन 
लगा देनेवालो को निठल्ला तो मत समझो। बहाने न बनाओ, जितना बन सके 
उतना जिनागम का अभ्यास अवश्य करो, तुम्हारा कल्याण भी अवश्य होगा। 

(१३) प्रश्न :-लगता है, आप नाराज हो गये है? 

उत्तर :-नाराज होने की बात नही है भाई ! पर यह बात अवश्य है कि 
यदि कोई बात समझ मे नक्ष्षावे तो उपयोग और अधिक स्थिर करके समझना 
चाहिए, समझने का प्रयत्न करना चाहिए। फिर भी न आवे तो जिज्ञासाभाव से 
विनयपूर्वक पूछना चाहिए। पर यह कहाँ तक ठीक है कि यदि हमारी समझ में 
कोई बात नहीं आती है, तो हम उसे निरर्थक ही बताने लगे? 

(१४) प्रश्न :-तो आखिर आप चाहते क्‍या हैं? 

उत्तर :-क॒छ नहीं, मात्र यह कि सम्पूर्ण जगत जितना बन सके, 
जिनवाणी का अभ्यास करे। क्‍योंकि सच्चे सुख और शान्ति की मार्गदर्शक यह 
नित्यबोधक वीतरागवाणी ही है, जिनवाणी ही है। इस निकृष्टकाल मे साक्षात्‌ 
बीतरागी-सर्वज्ञ परमात्मा का तो विरह है, अत: उनकी दिव्य ध्वनि के श्रवण का 
साक्षात्‌ लाभ मिलना सभव नही है। सन्मार्गदर्शक सच्चे गुरुओ की भी 
विरलता ही समझो। हमारे परमसदभाग्य से एकमात्र जिनवाणी ही है, जो सदा 
सर्वत्र, सभी को सहज उपलब्ध है। यदि हम बहानेबाजी करके उसकी भी 
उपेक्षा करेंगे तो समझ लेना कि चारगति और चौरासी लाख योनियों मे 
भटकते-भटकते कहीं ठिकाना न लगेगा। 


१८४] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


धर्मपिता सर्वज्ञ परमात्मा के विरह मे एक जिनवाणी माता ही शरण है। 
उसकी उपेक्षा हमें अनाथ बना देगी। आज तो उसकी उपासना ही मानो 
जिनभक्ति, गरुभक्ति और श्रतभक्ति है। उपादान के रूप में निजात्मा और 
निमित्त के रूप मे जिनवाणी ही आज हमारा सर्वस्व है। निश्चय से जो क॒छ भी 
हमारे पास है, उसे निजात्मा मे और व्यवहार से जो क॒छ भी बुद्धि, बल, समय 
और धन आदि हमारे पास हैं, उन्हें जिनवाणी माता की उपासना, अध्ययन, 
मनन, चिन्तन, सरक्षण, प्रकाशन, प्रचार व प्रसार मे ही लगा देने मे इस 
मानवजीवन एव जैनकल में उत्पन्न होने की सार्थकता है। 

अत विषय-कषाय, व्यापार-धन्धा और व्यर्थ के वादविवादो से समय 
निकालकर बवीतरागवाणी का अध्ययन करो, मनन करो, चिन्तन करो, बन 
सको तो दूसरो को भी पढ़ाओ, पढने की प्रेरणा दो, इसे जन-जन तक पहुँचा ओ, 
घर-घर मे बसाओ। स्वय न कर सको तो यह काम करनेवालो को सहयोग 
अवश्य करो। वह भी न कर सको तो कम से कम इस भले काम की अनुमोदना 
ही करो। बुरी होनहार से यह भी संभव न हो तो कम से कम इसके विरुद्ध 
वातावरण तो मत बनाओ। इस काम मे लगे लोगो की टॉग तो मत खीचो। 
इसके अध्ययन -मनन को निरर्थक तो मत बताओ। इसके विरुद्ध वातावरण तो 
मत बनाओ। यदि आप इस महान कार्य को नही कर सकते, करने के लिए लोगो 
को प्रेरणा नही दे सकते, तो कम से कम इस कार्य मे लगे लोगो को निरुत्साहित 
तो मत करो, उनकी खिलली तो मत उडाओ। आपका इतना सहयोग ही हमे 
पर्याप्त होगा। 

आशा है आप हमारी बात पर गम्भीरता से विचार करेंगे। यदि आपने 
हमारे दर्द को पहिंचानने का यत्न किया और हमारी बात को गम्भीरता से लिया 
तो सहज ही यह समझ मे आ जावेगा कि आखिर हम चाहते क्‍या हैं? 

प्रश्न :-हमने जिनवाणी के अध्ययन-मनन का निषेध कब किया है? 
हमने तो इन नयो के चक्कर मे न उलझने की बात कही थी? 

उत्तर :-भाई ! नयो के अध्ययन मनन को चक्कर मत कहो। यह चक्कर 
नही, चौरासी के चक्कर से उबरने का मार्ग है। जैसा कि पहले कहा भी जा चुका 
है कि समस्त जिनवाणी नयो की भाषा में निबद्ध है, अतः जिनवाणी का 
वास्तविक मर्म जानने केलिए नयो का स्वरूप भी जानना आवश्यक ही नहीं, 
अनिवार्य है। जिनवाणी के व्याख्याकारो मे आज जितने भी विवाद दिलाई देते 
हैं, वे सब नयों के सम्यक्परिज्ञान के अभाव में ही हैं। अत' जितना बन सके, 
नयों का अभ्यास अवश्य करना चाहिए। यदि विशेष विस्तार में न जा सको तो 


निश्चय व्यवहार * विविध प्रयोग प्रश्नोत्तर ] [१८५ 


सामान्य अभ्यास तो अवश्य ही करना चाहिए। अन्यथा जिनवाणी में गोता 
लगाने पर भी कुछ हाथ न आवेगा। इसके अध्ययन के जितने विस्तार और 
गहराई में जाओगे, ज्ञान में उतनी ही निर्मलता बढ़ेगी; अत: बुद्धि, शक्ति और 
समय के अनुसार इसका गहराई से अध्ययन करने में कृपणता (कंजूसी) नहीं 
करना। 

सभी आत्मार्थी इनके सम्यक्‌-अभ्यास-पूर्वक आत्मानुभति प्राप्त 
करें -- इस भावना से नयचक्र की निम्नांकित गाथा का स्मरण करते -कराते हुए 
निश्चय-व्यवहार के विस्तार से विराम लेता हूँ .- 

"जइ इच्छह उत्तरिदुं अण्णाणमहोवर्शहि सुलीलाए । 
ता जादूं कजह मई जयचकक्‍्के दुणयतिमिरमसण्डे ।। ' 

यदि लीलामात्र से अज्ञानरूपी सागर को पार करने की इच्छा है तो 
दुर्नयरूपी अंधकार के लिए सूर्य के समान इस नयचक्र को जानने में अपनी बुद्धि 
लगाओ। 


&०७७७५३४०५+४५ #+ ४१ #++५०००+५२२२०२ जी 


धपनो प्रोर देख ! एक बार इसी जिज्ञासा से प्रपनी भोर देख ! ! 

| जानने लायक, देखने लायक एकमात्र झात्मा ही है, भ्रपना भात्मा ही 
है । यह झात्मा शब्दों में नही समझाया जा सकता, इसे वाशी से नहीं 
बताया जा सकता | यह शब्दजाल भौर वाक्विलास से परे है। यह मात्र 
जानने की वस्तु है, भ्रनुभवगम्य है। यह प्रनुभवगम्य प्रात्मबस्तु ज्ञान 

३ का धनपिण्ड झौर भानन्द का कन्द है। प्त: समस्त परपदार्थां, उनके 
भावों एवं भ्रपनी पश्रात्मा मे उठनेवाले विकारी-प्रविकारी भावों से भी 
७ 





दृष्टि हटाकर एक बार भनन्‍्तर मे राँक ! प्नन्तर मे देख, भ्रन्तर मे हो 
देख ! देख !! देख |! ! 


- तीर्थंकर सहाबोर झौर उसका सर्वोदय तो, पृष्ठ ७६ 


हसीजीफीफी तीज ी॑ मी जीतकर १९१ सी+पिसीसी पीली जी >+रडी फीकी पक २: पक पक रडी सकी फनिकीफकीफफीलरछी की पी चीत यकीन है 





१ द्रव्यस्वभावप्रकाशक नयचक्र, गाथा ४१९ 


तृतीय अध्याय 


द्रव्याधिक और पर्याया्थिक 
द्रव्याथिक-पर्यायाथिक : स्वरूप और विषय-बस्तु 


मूलनयों की चर्चा करते समय निश्चय-व्यवहार के साथ ही द्रव्यार्थिक 
और पर्यायार्थिक नयो की चर्चा भी मूलनयों के रूप में की गई थी। उनमे से 
निश्चय-व्यवहार की चर्चा तो अपेक्षित विस्तार के साथ हो चुकी है। अब 
द्रव्याधिक और पर्यायार्थिक नयों की चर्चा प्रसंगप्राप्त है। 

प्रत्येक वस्तु सामान्य-विशेषात्मक है। वस्तु के सामान्य अश को द्रव्य 
एवं विशेष अश को पर्याय कहते हैं। यही कारण है कि बस्तु के सामान्य अश 
को ग्रहण करनेवाले ज्ञान के अंश को द्रव्यार्थिकनय और विशेष अश को 
ग्रहण करनेवाले ज्ञान के अश को पर्यायार्थिकनय कहा जाता है तथा दोनो 
अशो को एक साथ ग्रहण करनेवाले ज्ञान को प्रमाण कहते हैं। 

इसप्रकार यह निश्चित हुआ कि वस्तु का सामान्याश द्रव्याधिकनय का, 
विशेषाश पर्यायार्थिकनय का एवं जिसमे सामान्य और विशेष दोनो अश 
गर्भित है - ऐसी सामान्य-विशेषात्मक सम्पूर्ण वस्तु प्रमाण का विषय है। जैसा 
कि कहा भी गया है - 

“सामान्यविशेषात्मा तदर्थों विषय: 
सामान्य-विशेषात्मक पदार्थ प्रमाण का विषय है।' 
प्रमाण, नय और निक्षेप का विषय बताते हुए नयचक्रकार लिखते हैं.- 
“बत्थू. पमाणविसयं जयविसयं हवई वत्यएकंसं । 
जं॑ दोहि जिण्णयट्ठं त॑ निक्‍्लेवे हवइ विसयं।।* 

वस्तु प्रमाण का विषय है और वस्तु का एक अंश नय का विषय है। तथा 
जो अर्थ प्रमाण और नय से निर्णीत होता है, वह निक्षेप का विषय है। 

प्रमाण की विषयभूत प्रत्येक वस्तु सामान्य-विशेषात्मक के समान 
नित्यानित्यात्मक, एकानेकात्मक एवं भेदाभेदात्मक भी है। उसमे 
द्रव्याथिकनय का विषय बननेवाला वस्तु का सामान्याश नित्य, एक एव 


१ परीक्षामख,, चत्‌र्थ परिच्छेद सत्र १ 
२ व्रव्यस्वभावप्रकाशक मयचक्र, गाथा १७१ 


द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिक : स्वरूप और विषय वस्त॒] [१८७ 


अभेदस्वरूप तथा पर्यायार्थिकनय का विषय बननेवाला विशेषांश अनित्य, 
अनेक एवं भेदस्वरूप है। 

इसप्रकार हम देखते हैं कि द्रव्यार्थिकनय का विषय सामान्य, एक, नित्य 
एवं अभेदस्वरूप वस्त्वश है तथा पर्यायार्थिकनय का विषय विशेष, अनेक, 
अनित्य एवं भेदस्वरूप वस्त्वश है। जिसमे उपर्युक्त सब-कछ समाहित है, 
बह वस्तु प्रमाण का विषय है अर्थात्‌ सामान्य-विशेषात्मक, एकानेकात्मक, 
नित्यानित्यात्मक एवं भेदाभेदात्मक वस्तु प्रमाण का विषय है। 

यदि द्रव्य, क्षेत्र, काल एव भाव की अपेक्षा विचार करें तो प्रमाण की 
विषयभूत वस्तु द्रव्य की अपेक्षा सामान्य-विशेषात्मक, क्षेत्र की अपेक्षा 
भेदाभेदात्मक, काल की अपेक्षा नित्यानित्यात्मक एवं भाव की अपेक्षा 
एकानेकात्मक है। 

प्रमाण की विषयभूत उक्त बस्तु के द्रव्यारथिकनय के विषय भूत द्रव्याश 
मे एवं पर्यायाथिकनय के विषयभूत पर्यायांश मे द्रव्य, क्षेत्र काल एवं भाव की 
अपेक्षा विचार करे तो द्रव्याथिकनय के विषयभूत द्रव्याश मे सामान्यत्व, 
अभेदत्व, नित्यत्व एवं एकत्व समाहित रहता है तथा पर्यायार्थिकनय के 
विषय भूत पर्यायाश मे विशेषत्व, भेदत्व, अनित्यत्व एवं अनेकत्व समाहित 
रहता है। 

इसी विशेषता के कारण द्रव्यार्थिकनय के विषय को द्रव्य, सामान्य, 
अभेद, नित्य एव एक तथा पर्यायाथिकनय के विषय को पर्याय, विशेष, भेद, 
अनित्य एब अनेक आदि शब्दों से अभिहित किया जाता है। 

उपर्युक्त कथन का फलितार्थ यह हुआ कि उक्त नयो के सन्दर्भ में द्रव्य, 
सामान्य, अभेद, नित्य और एक-ये सभी विशेषण विभिन्‍न अपेक्षाओ से 
द्रव्याधिकनय का विषय होने से एकार्थवाची हो गये अर्थात्‌ द्रव्य पद के ही 
पर्यायवाची रूप हो गये। इसीप्रकार पर्याय, विशेष, भेद, अनित्य एव 
अनेक -ये सभी विशेषण विभिन्‍न अपेक्षाओं से पर्यायारथिकनय का विषय 
होने से एकार्थवाची हो गये अर्थात्‌ 'पर्याय' पद के ही पर्यायवाची रूप हो गये। 

यद्यपि एक दृष्टि से उपर्यक्त शब्द एकार्थवाची है, तथापि विभिन्‍न 
अपेक्षाओं से प्रयुक्त होने के कारण अपना भिन्‍न - भिन्‍न भाव भी व्यक्त करते 
हैं - इस बात को हमें नही भूलना चाहिए। जैसे जब हम यह कहें कि वस्तु 
पर्यायार्थिकनय से अनेकस्वरूप है तो समझना चाहिए कि पर्यायार्थिकनय का 
यह प्रयोग भाव की अपेक्षा किया गया प्रयोग है और इसमें वक्ता का अभिप्राय 
पर्यायार्थिकनय से भावसंबंधी विशेषता बताना है। इसीप्रकार जब हम यह 


१८८] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


कहे कि वस्तु पर्यायार्थिकनय से अनित्य है तो समझना जाहिए कि 
पर्यायार्थिकनय का यह प्रयोग काल की अपेक्षा किया गया प्रयोग है और इसमें 
वक्ता का अभिप्राय कालसंबंधी विशेषता बताना है। 

जिसप्रकार यहाँ भावसबधी एव कालसंबधी विशेषताओं को उदाहरण 
देकर स्पष्ट किया गया है, उसीप्रकार क्षेत्रसब धी एवं द्रव्यसब धी विशेषताओं 
को भी समझ लेना चाहिए तथा जिसप्रकार यहाँ पर्यायार्थिकनय का उदाहरण 
देकर बात स्पष्ट की गई है, उसीप्रकार द्रव्याथिकनय पर भी घटित कर लेना 
चाहिए। 

यद्यपि द्रव्यारथिकनय के विषय की 'सामान्य', अभेद', नित्य एव 
'एक' सज्ञाएँ भी हैं: तथापि 'द्रव्य' यह सज्ञा अधिक वजनदार है। इसीप्रकार 
पर्यायार्थिकनय के विषय की भी यद्यपि विशेष ', 'भेद', 'अनित्य' एवं 'अनेक' 
सज्ञाएँ भी हैं, तर्थाप पर्याय' यह सज्ञा अधिक वजनदार है, क्योकि इन द्रव्य 
और 'पर्याय' सज्ञाओ के कारण ही तो इन नयो के नाम द्रव्यारथिक और 
पर्यायार्थिक पडे है। 

अत यह अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि इस प्रकरण में मुख्यरूप से 
द्रव्याथिकनय के विषय की 'द्रव्य' एवं पर्यायार्थिकनय के विषय की पर्याय 
सज्ञा जिनवाणी को अभीष्ट है। यहाँ द्रव्य/ और 'पर्याय' शब्दों के अर्थ 
'गणपर्ययवद्व्रव्यम्‌* और 'तद्भाव: परिणामः२' न होकर द्रव्याधिकनय का 
विषय द्रव्य एवं पर्यायार्थिकनय का विषय, 'पर्याय' अपेक्षित है। 'द्रव्य' माने 
द्रव्याथिकनय का विषय: वह चाहे जो कछ भी हो, सामान्य हो, अभेद हो, 
नित्य हो, एक हो, कछ भी हो, वही अभिप्रेत है। इसीप्रकार 'पर्याय' माने 
पर्यायार्थिकनय का विषय, वह चाहे जो कछ भी हो, विशेष हो, भेद हो, 
अनित्य हो, अनेक हो; क॒छ भी हो, वही 'पर्याय' शब्द से अभिप्रेत है। 

यहाँ एक बात विशेष ध्यान रखने की यह भी है कि यद्यपि यहाँ 
द्रव्याथिकनय के विषयभूृत द्रव्याश को 'द्रव्य' कहा जा रहा है तथा आगम में 
भी इस प्रकरण मे प्राय इसी अर्थ में इसका प्रयोग पाया जाता है; तथापि 
आगम में ही कही -कहीं सामान्य -विशेषतात्मक अर्थात्‌ द्रव्य -पर्यायात्मक प्रमाण 
की विषयभत सम्पूर्ण वस्तु को भी 'द्रव्य' कह दिया जाता है। 

अत यह ध्यान रखना अत्यन्त आवश्यक है कि स्थानविशेष पर 'द्रव्य॑' 





१ तस्चार्थमत्र अध्याय ५, सूत्र ३८ 
२ बही, अध्याय ५, सत्र ४२ 


द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिक - स्वरूप और विषय वस्तु] [१८९ 


शब्द का जो प्रयोग किया जा रहा है, वह द्रव्यार्थिकनय के बिषय भूत द्रव्यांश 
के सन्दर्भ मे है या प्रमाण की विषयभूत वस्तु के सन्दर्भ मे। इसी बात की 
स्पष्टता के लिए कभी-कभी सम्पूर्ण वस्तु को प्रमाण का द्रव्य एव द्रव्याश को 
द्रव्याथिकनय का द्रव्य भी कह दिया जाता है। 

'द्रव्यांश' शब्द का अर्थ 'द्रव्य का अश' नही होता, अपितु वस्तु का बह 
अंश जिसे 'द्रव्य' कहा जाता है, होता है। 

आगम और परमागम मे प्राप्त द्रव्याथिक और पर्यायार्थिकनयो के 
विविध प्रयोगो को सही रूप मे समझने के लिए उपर्यक्त जानकारी अत्यन्त 
आवश्यक है। 

अब हम इस आशा के साथ कि द्रव्य और पर्याय' शब्द के जो अर्थ 
ऊपर बताये गये हैं, आप उन्हे ही ग्रहण करेगे, आगम और परमागम में 
समागत द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक नयो की परिभाषाएँ प्रस्तुत करते हैं। 

'नयचक्र' मे द्रव्यारथिक और पर्यायार्थिकनयों की परिभाषा इसप्रकार द्री 
गईं है.- 

''पज्जय गउणं किच्या वव्यं पिय जो हू गिहणह लोए । 

सो वसब्यत्यिय भणिओ विवरीओ पज्जयत्थिणओ ।।" 

पर्याय को गौण करके जो द्रव्य को ग्रहण करता है, वह द्रव्याथिकनय है 
और उससे विपरीत पर्यायार्थिकनय है अर्थात्‌ द्रव्य को गौण करके जो पर्याय 
को ग्रहण करता है वह पर्यायार्थिकनय है। ' 

समयसार की 'आत्मख्याति नामक टीका मे इन दोनो नयो की चर्चा 
इसप्रकार है - 

“तत्र ब्रव्यपर्यायात्मके वस्तुनि व्रव्यं मुख्यतयान्‌ भावयतीति 
द्रव्याथिक:, पर्यायं मुख्यतयानुभावयतीति पर्यायार्थिक:।* 

द्रव्य-पर्यायस्वरूप वस्तु में जो मुख्यरूप से द्रव्य का अनुभव कराये, वह 
द्रव्याधिकनय है और जो मुख्यरूप से पर्याय का अनुभव कराये, वह 
पर्यायार्थिक नय है।'' 

उक्त परिभाषाओ पर गहराई से दृष्टि डालने पर एक बात हाथ पर रखे 
हुए आँवले की भाँति स्पष्ट होती है कि इन दोनो नयो का विषय एक वस्तु की 
मर्यादा के भीतर है। यद्यपि एक-एक करके प्रत्येक वस्तु उसके विषय में 


१ द्र्यस्थभावप्रकाशक नयअक्र, गाथा १८५९ 
२ समयसार गाथा १३ की 'आत्मव्याति' टीका 


१९०] [प्‌रमभाक-प्रकाशक नयचक्र 


समाहित हो जाती है तथा विभिन्‍न वस्तुओं का सत्सामान्य या चित्सामान्य की 
अपेक्षा भी समाहार होता है, जिसकी चर्चा आगे चलकर यथास्थान विस्तार से 
होगी, तथापि इन नयो का मलकार्य समस्त वस्तुओ को मिलाकर देखने की 
अपेक्षा मुख्यरूप से प्रत्येक वस्तु को उसके विभिन्‍न पक्षों से देखना है, 
प्रकाशित करना है। 

चेक वस्त के मलपक्ष दो है -द्रव्य और पर्याय; अत उन्हे ग्रहण 
करनेवाले मलनय भी दो हैं -द्रव्याथिक और पर्यायार्थिक। 

इसी बात को स्पष्ट करने के लिए 'आत्मख्याति' मे 'द्रव्यपर्यायात्मके 
बस्तुनि' पद का प्रयोग किया गया है। 'बस्तुनि' पद मे सप्तमी विभक्ति के 
एकबचन का प्रयोग कर यह स्पष्ट किया है कि इन नयो का प्र्नोग एक वस्तु मे 
होता है और 'ब्रव्यपर्यायात्मके' पद द्वारा उस एक वस्तु के भीतर होनेवाले दो 
पक्षो का निर्देश कर उन्हे स्पष्ट कर दिया है। 

मख्यतया अनभावयति अर्थात्‌ मख्यरूप से द्रव्य का अनुभव 
करावे - यह कहकर 'आत्मख्याति' मे अनक्तरूप से पर्याय को गौण किया है 
जबकि नयचक्र मे गठण किच्चा अर्थात्‌ गौण करके कहकर अपरपक्ष की 
गौणता को मुखरित कर दिया गया है। इसप्रकार ध्यान रखने की बात यह है 
कि नय अपरपक्ष को गौण करते है, अभाव नहीं। 

द्रव्याथिकनय के प्रकरण मे जो स्थिति पर्याय की है, पर्यायार्थिकनय के 
प्रकरण में बही स्थिति द्रव्य की समझ लेना चाहिए। 

इसप्रकार यह प्रतिफलित होता है कि प्रमाण के विषय मे मुख्य-गौण की 
व्यवस्था नही है, क्योकि उसका विषय सम्पूर्ण वस्तु है। अत उसके विषय मे 
वस्त के दोनो अश ही मुख्य रहते है। नयो का विषय वस्तु का अश बनता है। 
अत जिस वस्तु का जो अश जिस नय का विषय बनता है, वह अश मुख्य 
होता है, शेष अश गौण रहते है। मुख्य अश को विवक्षित अश और गौण 
अश को अविवक्षित अश भी कहते है। 

अत' यह स्पष्ट है कि वस्तु के द्रव्यांश को जानने/ बतानेवाला 
द्रव्याथिकनय है एवं पर्यायाश को जानने/बतानेवाला पर्यायार्थिकनय है। 

'तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक' मे कुछ नई बात भी की गई है। उसमें द्रव्यांश 
को अशी' और पर्यायाश को 'अश' शब्द से अभिहित किया गया है तथा 
साफ-साफ लिखा है कि जिस अशी मे अशी के सभी अश गौण हो जाते हैं, 
बह अशी द्रव्याथिकनय का विषय है। 

'तत्त्वार्थश्लोकवार्तिक' का मूलकथन इसप्रकार है:- 


द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिक . स्वरूप और विषय वस्त्‌] [१९१ 


"तन्नांशिन्यपि निःशेषघर्माणां गुणतागता । 
व्रव्याथिकनयस्थैव व्यापारान्मुख्यरूपत:।। * 

जिस अशी या धर्मी में उसके सब अश या धर्म गौण हो जाते हैं, उस 
अशी मे मुख्यरूप से द्रव्यारथिकनय की ही प्रवत्ति होती है अर्थात्‌ ऐसा अशी 
द्रव्याथिकनय का विषय है।' 

इस कथन से ऐसा भ्रम हो सकता है कि अशी को तो प्रमाण का विषय 
होना चाहिए, यहाँ उसे द्रव्यारथिकनय का विषय क्‍यों बताया जा रहा है? 

यहाँ जिस अशी को द्रव्याथिकनय का विषय बताया जा रहा है, वह 
अशी भी वस्तु का एक अश ही है, सम्पूर्ण वस्तु नही। सम्पूर्ण वस्त तो अश 
और अशी मिलकर बनती है। 

वस्तृत बात यह है कि द्रव्य' शब्द के समान 'अंशी' शब्द भी दो अर्थों 
मे प्रयक्त होता है। द्रव्य' के सन्दर्भ मे इस बात को पहले ही स्पष्ट किया जा 
चका है। यहाँ जो अशी अपेक्षित है, वह द्रव्यार्थिकनय के द्रव्य के स्थान पर है 
तथा इस अशी और अश के सम्मिलित रूप जो अशी है, उसे प्रमाण के द्रव्य 
के स्थान पर समझना चाहिए। 

यह तो आपको पहले ही बताया जा चुका है कि मुख्यता और गौणता 
नय के विषय में ही होती है, प्रमाण के विषय में नहीं। श्लोकवार्तिक' के इस 
कथन में स्पष्ट लिखा है कि जिस अंशी मे उसके सब अश गौण हो जाते हैं, 
बह अशी द्रव्यारथिकनय का विषय है। प्रमाण के विषयभूत अंशी में कोई भी 
अश गौण नहीं होता, सभी अंश मुख्य रहते हैं। प्रमाण के विषय मे 
मुख्य-गौणता की व्यवस्था नहीं है - इसका अर्थ ही यह है कि सभी अश मुख्य 
हैं, अंशों के समूहरूप अंशी भी मुख्य है, कोई भी गौण नहीं है। 

उक्त कथन की विशेष स्पष्टता के लिए 'श्लोकवार्तिक' के उक्त कथन 
का पूर्वापर सन्दर्भ देख लेना उपयुक्त होगा, जो कि इसप्रकार है:- 

“जैसे अंशी - वस्तु में प्रव॒त्ति करनेवाले ज्ञान को प्रमाण माना जाता है, 
बैसे ही वस्तु के अंश में प्रवत्ति करनेवाले अर्थात्‌ जाननेवाले नय को प्रमाण 
क्यों नहीं माना जाता? अतः नय प्रमाणस्वरूप ही है। 

उक्त आशंका ठीक नहीं है, क्योंकि जिस अंशी या धर्मी में उसके सब 
अंश या धर्म गौण हो जाते हैं, उस अंशी में मुख्यरूप से द्रव्यार्थिकनय की 
प्रवृत्ति होती है; अर्थात्‌ ऐसा अंशी द्रव्यार्थिकनय का विषय है; अत: उसका 


१ तस्वार्थश्लोकबार्तिक, नयविवरण, श्लोक ८ 


१९२] [परमभाव-प्रकाशक नयचतक्र 


ज्ञान नय है। और धर्म तथा धर्मी के समूहरूप वस्तु के धर्मों और धर्मी दोनो 
को प्रधानरूप से, जाननेवाले ज्ञान को प्रमाण कहले हैं। अतः नय प्रमाण से 
भिन्‍न है। 

इसप्रकार हम देखते है कि द्रव्यारथिकनय के विषयरूप अशी में उसके 
सभी अश गौण हैं और प्रमाण के विषयरूप अंशी मे अंशी के साथ वे अंश भी 
मुख्यरूप से ही विषय बनते हैं। 

यह बात सर्वत्र विशेष ध्यान रखने योग्य है, अन्यथा सर्वत्र 
शकाएँ-आशकाएँ खडी होती रहेगी। 

इस सन्दर्भ मे 'प्रवचनसार' ग्रन्थ की ११४ वी गाथा की आचार्य 
अमृतचन्द्रकृत 'तत्त्वप्रदीषिका' नामक सस्कुत टीका भी द्रष्टव्य है, जिसका 
हिन्दी अनुवाद इसप्रकार है - 

'बस्तृत सभी वस्तुओ के सामान्य-विशेषात्मक होने से वस्तु का स्वरूप 
देखनेवालो के क्रमश सामान्य और विशेष को जाननेवाली दो आँखे है - 
द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक। 

इनमे से पर्यायार्थिक चक्षु को सर्वथा बन्द करके जब मात्र खुली हुई 
द्रव्यार्थिक चक्षु के द्वारा देखा जाता है, तब नारकत्व, तिर्यचत्व, मनृष्यत्व, 
देवत्व एवं सिद्धत्व पर्यायरूप विशेषों मे रहनेवाले एक जीवसामान्य को 
देखनेवाले और विशेषों को न देखनेवाले लीवो को बह सब जीवद्रव्य 
है - ऐसा भासित होता है। और जब द्रव्यार्थिक चक्षु को सर्वथा बन्द करके 
मात्र खुली हुई पर्याया्थिक चक्षु के द्वारा देखा जाता है, तब जीवद्रव्य मे 
रहनेवाले नारकत्व, तिर्यचत्व, मनुष्यत्व, देवत्व और सिद्धत्वपर्यायरूप 
अनेक विशेषो को देखनेवाले और सामान्य को न देखनेवाले जीवो की बह 
जीवद्रव्य अन्य-अन्य (नारकादि पर्यायस्वरूप) है'-ऐसा भासित होता है; 
क्योंकि द्रव्य उन-उन विशेषों के समय तन्‍्मय होने से उन-उन विशेषो से 
अनन्य है, कण्डे, घास, पत्ते एव काष्ठमय अग्नि की भाँति। 

जिसप्रकार घास, लकड़ी आदि की अग्नि उस-उस समय घासमय, 
लकडीमय होने से घास, लकडी आदि से अनन्य है; उसीप्रकार द्रव्य उन-उन 
पर्यायरूप विशेषों के समय उनसे तनन्‍्मय होने से अनन्य है। 

जब उन द्रव्याथिक और पर्यायार्थिक दोनो आँखों को एक ही साथ 
खोलकर दोनो से एक साथ देखा जाता है, तब नारकत्व, तिय॑चत्व, मनुष्यत्व, 





१ सस्थाथश्लोकवार्तिक्, नयविवरण, श्लोक 3 से ९ 


द्रव्याधिक-पर्यायार्थिक स्वरूप और विषय वस्त्‌] [१९३ 


देवत्व और सिद्धत्वपर्यायों में रहनेवाला जीवसामान्य तथा जीवसामान्य में 
रहनेवाले नारकत्व, तिय॑चत्व, मनुष्यत्व, देवत्व एवं सिद्धत्वपर्यायरूप विशेष 
एक ही साथ दिखाई देते हैं। 


आचार्य अमृतचन्द्र के उक्त कथन में सर्वाधिक ध्यान देने योग्य बात यह 
है कि इसमें सर्वथा शब्द का प्रयोग हुआ है। जैनदर्शन में सर्वथा' शब्द है 
ही नहीं -इस बात का हठ रखनेवालों को इस कथन पर अवश्य ध्यान देना 
चाहिये। 


मूल सस्कृत टीका मे 'एकान्त' शब्द का प्रयोग है, जिसका अनुवाद 
हिन्दी टीकाकार ने 'सर्वथा' किया है। नय एकान्तस्वरूप ही होते हैं - इस बात 
को 'नयो की प्रमाणिकता' शीर्षक के अन्तर्गत सप्रमाण स्पष्ट किया ही जा 
चुका है। वहाँ कहा है कि 'सम्यगेकान्त नय कहलाता है और सम्यगनेकान्त 
प्रमाण। नयविवक्षा वस्तु के एक धर्म का निश्चय करानेवाली होने से एकान्त 
है और प्रमाणविवक्षा वस्तु के अनेक धर्मों का निश्चय करानेवाली होने से 
अनेकान्त है।' 


यद्यपि जैनदर्शन अनेकान्तवादी दर्शन है, तथापि वह अनेकान्त मे भी 
अनेकान्त स्वीकार करता है। उसे सम्यगनेकान्त के साथ सम्यगेकान्त भी 
स्वीकृत है तथा मिथ्या-एकान्त के साथ मिथ्या-अनेकान्त भी स्वीकृत नहीं। 
इसकी विशेष जानकारी के लिए सातवा अध्याय देखे। वहां 'ही' एवं 'भी' के 
सम्बन्ध मे भी विशेष स्पष्टीकरण किया गया है। 


द्रव्यार्थिक चक्ष से देखते समय पर्यायार्थिक चक्ष॒ को सवंथा बन्द रखना 
है, किचित्‌मात्र भी खुली नहीं रखना है। यदि पर्यायार्थिक चक्ष्‌ को 
किचित्‌मात्र भी खुली रखा गया तो द्रव्याथिकनय का विषय भूत द्रव्य दिखाई 
नही देगा। इसीप्रकार पर्यायार्थिक चक्ष से देखते समय द्रव्यार्थिक चक्षु को 
सर्वथा बन्द रखना है, किचितमात्र भी खुली नहीं रखना है; अन्यथा 
पर्यायार्थिकनय की विषयभूत पर्याये दिखाई नही देगी। एक नय की विषय भूत 
बस्तु को देखने के लिए दूसरे नय की आँख की पूरी तरह बन्द करना 
आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य है। पर ध्यान रहे.कि द्रव्यार्थिक चक्षु से देखते 


१ परमभावप्रकाशक नयबक्र, पृष्ठ ३१ 


१९४] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


समय पर्यायार्थिक चक्ष को मात्र सर्वथा बन्द ही रखना है, फोड नहीं लेना है 
क्योंकि सर्वथा बन्द रखने से सम्यक्‌-एकान्त होता है और फोड लेने से 
मिथ्या-एकान्त। 

जैसे लक्ष्य-बिन्दु के भेदने के लिए बन्दूक चलाते समय एक आँख को 
प्री तरह बन्द करना पडता है, अन्यथा लक्ष्य-भेद नहीं हो सकता है, 
उसीप्रकार अपने विषय के लक्ष्य-भेद के लिए दूसरे नय को सर्वथा गौण करना 
पडता है। तथा जिसप्रकार लक्ष्य-भेद के प्रयोजन से दूसरी आँख को सर्वथा 
बन्द करना आवश्यक है, फोड लेना आवश्यक नही; उसीप्रकार एक नय के 
विषय के स्पष्ट प्रतिभास के लिए अपर पक्ष को सर्वधा गौण करना आवश्यक 
है, उसका निषेध आवश्यक नही। 

"अपना काम तो लक्ष्य-भेद करना ही है, इसमें दूसरी आँख को 
बार-बार बन्द करना पडता है; इस बन्द करने की झझट मे बार-बार कौन 
पड़े?”-इस विकल्प से यदि कोई लक्ष्यभेदी दूसरी आँख फोड ही ले तो वह 
एकाक्षी (काना) ही हो जायेगा। उसीप्रकार ' अपने को तो मात्र द्रव्यदृष्टि से 
प्रयोजन है। इन पर्यायो को जानने से क्या लाभ है? द्रव्य को जानने के लिए 
बार-बार पर्यायार्थिक नय की चक्षु को बन्द करना पडता है। इसप्रकार 
पर्यायार्थिकनय को सर्वथा गौण करने की झझट से बचने के लिए अपने को 
आत्मार्थी मान लेनेवाला कोई अज्ञानी यदि पर्यायार्थिकनय को स्वीकार ही न 
करे, उसका सर्वथा निषेध ही कर दे तो वह एकान्ती (मिथ्या-एकान्ती) ही 
माना जायेगा। 

इसीप्रकार 'बिगाड-सुधार तो पर्याय में ही होता है; अत. उसे ही 
सुधारना है, सभालना है; इसलिए उसे ही देखते-जानते रहना है। पर्याय को 
देखते समय द्रव्यार्थिक चक्षु को बार-बार बन्द करना पडता है। - इसप्रकार 
द्रव्यारथिकनय को सर्वथा गौण करने की झझट से बचने के लिए यदि कोई 
व्यवहार विमूढ़ पर्यायदृष्टिवाला द्रव्यार्थिकनय को स्वीकार ही न करे, उसका 
सर्वथा निषेध ही कर दे, तो भी वह एकान्ती (मिथ्या-एकान्ती) ही माना 
जायगा। यदि पर्यायों के सुधारने के चक्कर मे उन्हीं को देखता रहेगा, द्रव्य 
को देखेगा ही नहीं तो उसकी पर्याय का सुधार भी संभव नहीं है; क्योंकि 
पर्यायों का सुधार तो द्रव्याधीन है। आशय यह है कि द्रव्यदृष्टिबन्त को ही 
निर्मल पर्याय प्रगट होती है। द्रव्य पर दृष्टि जाने पर जो नई पर्याय प्रगट होती 
है, वह सुधरी हुई या निर्मल ही होती है। 

सर्वथा' शब्द का प्रयोग यद्यपि मिथ्या-एकान्त के अर्थ में भी होता है, 


द्रव्याथिक-पर्यायार्थिक स्वरूप और विषय वस्त ] [१९५ 


तथापि सर्वत्र ऐसा ही होता हो - ऐसी बात नहीं है, क्योंकि सम्यगेकान्त के 
लिए भी इसका प्रयोग पाया जाता है। 

'सर्वथा' शब्द के विभिन्‍न प्रयोगों के सन्दर्भ में समयसार नाटक का 
निम्नांकित छन्द भी द्रष्टव्य है:- 

“जैसें फिटकड़ी लौद हरड़ेकी पुट बिना, 
स्वेत वस्त्र डरिये मर्जीठ रंग नीरमें । 
भीग्यौ रहे चिरकाल सर्वथा न होइ लाल, 
भेदे नहिं अंतर सफैदी रहे चीरमें ।।* 

इस छन्द मे सर्वथा' शब्द का प्रयोग एकप्रकार से कथंचित के अर्थ में 
ही हुआ है। सर्वथा न होई लाल' का अर्थ यह नही है कि वस्त्र बिल्कल लाल 
नहीं होगा; अपितु यही है कि सम्पूर्णतः लाल नही होगा, अपितु कछ-कछ 
लाल होगा; पर इसतरह के प्रयोग निषेधपरक कथनो मे ही होते हैं। इसी 
तरह और भी अनेक प्रकार के प्रयोग जिनवाणी मे स्थान-स्थान पर देखे जा 
सकते हैं। 

प्रवचनसार के इस प्रकरण मे सर्वथा बन्द करने का अर्थ सर्वथा गौण 
करने के अर्थ मे ही है। इसे हम इसप्रकार समझ सकते हैं:- 

'"द्रव्याधिकनय से वस्तु सर्वथा नित्य है अर्थात्‌, नित्य ही है, 
पर्यायार्थिकनय से वस्त्‌ सर्वथा अनित्य है अर्थात्‌ अनित्य ही है एवं प्रमाण से 
वस्तु नित्यानित्यात्मक है अर्थात्‌ नित्य भी है और अनित्य भी है। 

उक्त कथन मे आप स्पष्ट देखेगे कि सर्वथा' शब्द का प्रयोग एकप्रकार 
से 'ही' के अर्थ मे ही हुआ है। नयों के सन्दर्भ मे जब नित्यता मुख्य है, 
विवक्षित है तो अनित्यता पूरी तरह गौण है, अविवक्षित है। इसीप्रकार जब 
अनित्यता मुख्य है, विवक्षित है तो नित्यता पूरी तरह गौण है, अविवज्षित है। 
तथा जब प्रमाण की बात आती है तो मुख्यता-गौणता का प्रश्न ही समाप्त हो 
जाता है अथवा ऐसा भी कह सकते है कि दोनो ही पक्ष समानरूप से मुख्य हो 
जाते हैं, विवक्षित हो जाते हैं। 

'सर्वथा' शब्द का मर्म समझने के लिए हमे कछ गहराई मे जाना होगा। 
जैसे - 

सर्व्सभी (द्रव्य -अपेक्षा) सर्वत्र -सबजगह (क्षेत्र - अपेक्षा) 

सर्वदा -हर समय -(काल - अपेक्षा) सर्वथा -सर्वप्रकार (भाव - अपेक्षा 


१. समयसार नाटक, निर्जरा द्वार छ़द ३४ 


१९६] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


उक्त शब्दार्थों से एक बात प्रतिफलित होती है कि 'सर्व' शब्द 
द्रव्यवाची, सर्वत्र' शब्द क्षेत्रवाची, 'सर्वदा' शब्द कालवाची एवं सर्वथा' 
शब्द भाववाची है। 


प्रत्येक पदार्थ स्वचतृष्टय की अपेक्षा ही सत्‌ है'। उसके 
स्वचतष्टय -स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव ही हैं। इसका अर्थ यह 
हआ कि वस्त द्रव्य, क्षेत्र काल और भावमय है; उसे इन्हीं के माध्यम से 
समझा जा सकता है, समझाया जा सकता है। 


जब हम ऐसा कहते हैं कि 'ईमानदारी का सर्वत्र अभाव है' तो इसका 
अर्थ 'कहीं' भी ईमानदारी नहीं है -यही होता है। इस वाक्य से ईमानदारी का 
निषेध सब क्षेत्रों में तो हुआ, पर सब कालो में नही। इसीप्रकार जब हम यह 
कहे कि 'मैं सर्वदा सत्य बोलता हूँ तो यह कथन त्रिकाल के बारे में है, सभी 
द्रव्यो और क्षेत्रों के बारे में नहीं। इसीप्रकार जब हम 'सर्वथा' शब्द का प्रयोग 
करते हैं तो उसका अर्थ मात्र सर्वभाव ही होगा, सर्वक्षेत्र, सर्वकाल एवं 
सर्वद्रव्य कदापि नही। इसतरह 'सर्वथा' शब्द का अर्थ भावापेक्षा ही घटित 
होता है। 


यहाँ सर्वथा बन्द करने मे भी भावापेक्षा ही बात है अर्थात्‌ सदाकाल 
बन्द नहीं रखना है, सभी को बन्द नही रखना है और सर्वन्र भी बन्द नही 
रखना है। बस, जब द्रव्यार्थिक चक्षु से देख रहा हो, तब ही पर्यायार्थिकनय 
की चक्ष को बन्द रखना है; द्रव्याथिकनय से देखनेवालो को ही पर्यायार्थिकनय 
की चक्षु को बन्द रखना है, सबको नहीं। इसीप्रकार सर्वत्र पर भी घटित कर 
लेना चाहिये। 


इसप्रकार सर्वधा बन्द करने का अर्थ सबको नही, मात्र उसे जो 
द्रव्याधिक चक्ष से देख रहा हो, सदा नही, मात्र उससमय जब वह द्रव्यार्थिक 
चक्ष से देख रहा हो: सर्वत्र नहीं, मात्र उस क्षेत्र मे जिस क्षेत्र मे वह द्रव्यार्थिक 
चक्ष से देख रहा हो; ऐसा होता है। 


दूसरी दृष्टि से विचार करे तो 'सर्वथा' शब्द का अर्थ द्रव्य, क्षेत्र, काल 
और भाव-चारो की अपेक्षा भी होता है। सर्व, सर्वत्र, सर्वदा और 
सर्वथा - इस क्रम मे 'सर्वथा' अन्तिम शब्द है; अत. इसका प्रयोग चारो के 





१ सदैव सब॑ को नेच्छेत स्वरूपादिचतृष्टयाद - आचार्य समन्तभद्र, आप्तमीमासा, कारिका १५ 


द्रव्यार्थिक-पय्मारयार्थिक स्वरूप और विषय वस्त्‌] [१९७ 


समुदाय मे भी हो सकता है; होता भी है। जैसे - अग्नि सर्वथा गर्म है, जीव 
सर्वधा चितृस्वरूप है, पृदगल सर्वथा रूपी है-इन उदाहरणों में 
द्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव-ये सभी अपेक्षाएँ आ जाती हैं। सभी अग्नि गर्म है, 
उसका प्रत्येक प्रदेश गर्म है, उसकी प्रत्येक पर्याय गर्म है एवं उसका स्वभाव 
भी गर्म ही है। इसीप्रकार प्रत्येक जीव चित्स्वरूप है, प्रत्येक जीव का प्रत्येक 
प्रदेश चित्स्वरूप है, प्रत्येक जीव की प्रत्येक पर्याय चित्स्वरूप है और प्रत्येक 
जीव का स्वभाव भी चित॒स्वरूप ही है। इसीप्रकार पुदगल पर भी घटित कर 
लेना चाहिए। 

इसप्रकार हम देखते हैं कि द्रव्य, क्षेत्र, काल, भाव -चारो में घटित 
करने पर भी सर्वथा' शब्द से मिथ्या-एकान्त नहीं हुआ; क्योंकि जीव 
स्वचतृष्टय से चितृस्वरूप ही है। अग्नि स्वचतष्टय से गर्म ही है एव पुदगल 
स्वचतष्टय से रूपी ही है। वस्तृत बात ऐसी है कि सर्वथा शब्द को यदि 
अपरपक्ष की गौणता के अर्थ मे ही समझा जाये तो मिथ्या-एकान्त नही होता। 
जब उसे अपरपक्ष के निषेध के अर्थ मे प्रयोग किया जाता है, तब ही 
मिथ्या-एकान्त का दोष आता है। 

अनेक स्थानों पर 'सर्वथा' शब्द का प्रयोग कथन को दृढ़ता प्रदान करने 
के लिए भी होता है,किसी बात पर विशेष बल देने के लिए भी होता है; यहाँ 
तक कि ध्यान आकर्षित करने के लिए भी होता है। अब यह हमारे विवेक पर 
निर्भर करता है कि हम उस का सही भाव समझते हैं या नही। 

जिसप्रकार लोक मे सदा तो दोनो आँखो से ही देखा जाता है, एक आँख 
से तो विशेष प्रयोजन से ही देखा जाता है। जैसे -बन्दूक चलाना हो, 
हीरा-मीणक परखना हो; तभी एक आँख से देखते हैं। उसीप्रकार ज्ञानीजन 
के सदा तो सम्यग्ज्ञानस्वरूप प्रमाण ही प्रकाशित रहता है, द्रव्यार्थिक या 
पर्यायार्थिकनय का प्रयोग तो यथासभव प्रयोजनानुसार ही होता है। 

जिसप्रकार किसी प्रयोजन विशेष के आग्रह से एक आँख फोड लेनेवाले 
की मात्र वह एक आँख ही नहीं फूटेगी, अपितु वह व्यक्ति ही काना हो 
जाएगा। उसीप्रकार एक नय के आग्रह से दूसरे नय का निषेध करने में मात्र 
उस नय का ही निषेध नही होगा, अपित्‌ प्रमाणज्ञान भी खण्डित हो जाएगा, 
सम्यग्ज्ञान ही नहीं रहेगा; क्योंकि अंशो के निषेध से अंशी का निषेध एवं 
अंशी के निषेध से अंशों का निषेध सहज ही हो जाता है। अतः आत्मार्थी 
किसी भी नय का सर्वथा निषेध नहीं कर सकता। 

गौणता कोई दोष नहीं है, वह तो नयों के स्वरूप में ही समाहित है; अत: 


- नयचक्र 
१९८] [परमभाव-प्रकाशक 


'सर्वथा गौण' शब्द से घबड़ाने की आवश्यकता नहीं है, पर अपरनय का 
'सर्वथा निषेध' दृष्ट नहीं है । यदि जिनवाणी में भी कहीं निषेध शब्द का 
प्रयोग हो तो उसे भी 'गौण' के अर्थ में ही समझना चाहिए। 

भाई ! वस्त का स्वरूप अगाध है, अपार है; उसका तल एवं पार पाना 
असंभव तो नहीं, पर गंभीर अध्ययन-चिन्तन-मनन की अपेक्षा अवश्य रखता 
है। जिसप्रकार वस्तु का स्वरूप अगाध और अपार है, उसीप्रकार उसका 
प्रतिपादन करनेवाली प्रमाणनयात्मक शैली भी कम गम्भीर नहीं है। जटिल 
विषय आने पर निराश नहीं होना चाहिए, उदास नहीं होना चाहिए; इसके 
अध्ययन से विरत भी नहीं होना चाहिए, अपितु दने उत्साह से समझने का 
यत्न करते रहना चाहिए। सतत प्रयास चालू रखना चाहिए, क्योंकि मार्ग 
प्राप्त करने का यही मार्ग है। 


-+0०५-- 


0०७७७०७०७*%/४१४७००४४४१५७०५ ५४ ५५४४५००५४४ १२४९ न्‍ीच॑ जी *स सी 2+ सम सर + 
यदि झ्रापको इस जगत. का उतावलापन देखना है तो किसी भी ; 
नगर के व्यस्त चोराहे पर खड़े हो जाइये भ्रौर देखिये इस दुनियां का 
उतावलापन । चौराहे पर मौत की निशानी लालबत्ती है, एक सिपाही 
भी खड़ा है प्रापको रोकने के लिये, फिर भी प्राप नही रुक रहे है; 
झपनी मौत की कीमत पर भी नहीं रुक रहे हैं। यद्यपि श्राप भ्रच्छी 
तरह जानते हैं कि लालबत्ती होने पर सड़क पार करना खतरे से 
खाली नही, कभी भी किसी भारी वाहन के नीचे झ्रा सकते हैं, पुलिस 
वाला भी भ्रापको सचेत कर रहा है, फिर भी आप दोौड़े जा रहे हैं । 
क्या यह उतावलेपन की हद नहीं है ? इतनी भी जल्दी किस काम 
की ? पर ऐसा उतावलापन कहीं भी देखा जा सकता है। 
क्या यह देश का दुर्भाग्य नही है कि झ्राप श्रपने उतावलेपन के 
कारण लालबत्ती होने पर भी किसी वाहन के तीचे भ्राकर मर न जायें -- 
मात्र इसलिये लाखो पुलिसमेनों को चौराहों पर खड़ा रहना पड़ता है । 
प्रपती मौत की भी कीमत पर जिनको इतनी भी देरी स्वीकृत 
नहीं, पसद नहीं; ऐसे प्रधीरिया - उतावले लोगों की समझ में यह 
कंसे प्रा सकता है कि जो कार्य जब होना होगा, तभी होगा । 
- भमबद्धपर्याय, पृथ्ठ ६४ 
छ १४४२४५५२२२०२२२३७०२२२२०//:२००३२३२४२७/२२५२ २२२२: उनरकीजन> चल स जप न्‍ छ 


द्रव्याथिक-पर्यायाथिक : कुछ प्रदनोत्तर 


(१) प्रश्न:-द्रव्य और पर्याय के समान गुण भी तो वस्तु के महत्त्वपूर्ण 
अंश हैं; अतः वस्तु के द्रव्यांश को ग्रहण करनेवाले द्रव्यारथिकनय और 
पर्यायांश को ग्रहण करनेवाले पर्यायार्थिकनय के समान गणांश को ग्रहण 
करनेवाला एक गणार्थिकनय भी होना चाहिए। 

उत्तर:-इसीप्रकर का प्रश्न आचार्य अकलंकदेव ने 
'तत्त्वार्थराजवार्तिक' में स्वय उठाकर उसका समाधान इसप्रकार प्रस्तुत 
किया है'- 

"'प्रश्न:-द्रव्य और पर्याय के अतिरिक्त यदि गण' नाम का पदार्थ 
विद्यमान है तो उसको विषय करनेवाला एक गणार्थिक' नामक तीसरा 
मुलनय भी होना चाहिए। 

उत्तर -यह कोई दोष नहीं है, क्योंकि द्रव्य के सामान्य और विशेष दो 
स्वरूप हैं। सामान्य, उत्सर्ग, अन्वय और गण-ये एकार्थ शब्द हैं। सामान्य 
को विषय करनेवाला द्रव्यारथिकनय है और विशेष को विषय करनेवाला 
पर्यायार्थिकनय है। दोनों के समुदित अयुतसिद्धरूप द्रव्य है; अत गुण जब 
द्रव्य का ही सामान्यरूप है, तब उसके ग्रहण के लिए द्रव्याथिकनय से पृथक्‌ 
गणार्थिकनय की कोई आवश्यकता नहीं है।" 

इसी प्रश्न का उत्तर श्लोकवार्तिककार आचार्य विद्यानन्दि इसप्रकार 
देते हैं:- 

"जुण: पर्याय एवात्र सह्ावी विभावित: । 
शति तदगोचरो नान्यस्ततीयो&स्ति गणार्थिक:।।'* 

यहाँ गण से सहभावी पर्याय ही विवक्षित है, अत: गुण को जाननेवाला 
तीसरा गुणार्थिकनय नही है। 


१ तस्वचार्थराजवार्तिक, अध्याय ५, सूत्र ३८ 
२ लस्‍्थार्यश्लोकथातिक, मंवविवरण, श्लोक २२ 


२००] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


भारतीय ज्ञानपीठ से प्रकाशित (द्रव्यस्वभावप्रकाशक नयचक्र' के अन्त 
में 'परिशिष्ट २' के रूप में 'श्लोकवार्तिक' में समागत नयों की चर्चा को 
'नयविवरणम्‌' नाम से प्रकाशित किया गया है। उसमे उक्त श्लोक के भाव को 
विशेषार्थ के रूप में इसप्रकार स्पष्ट किया गया है.- 

"पर्याय के दो प्रकार हैं :-क्रमभावी और सहभावी। कालक्रम से 
होनेवाली पर्यायों को क्रमभावी कहते है। जैसे .- मनृष्य मे होनेबाली बाल्य, 
कमार, युवा आदि अवस्थाएँ। और वस्तु के साथ सदा रहनेवाली पर्यायों को 
सहभावी कहते हैं। जैसे '- पुद्गलद्गव्य मे रहनेवाले स्पर्श, रूप, रस और 
गंध। इसीतरह द्रव्य के भी दो प्रकार हैं .- शुद्ध और अशुद्ध। अत. 'पर्याय' 
शब्द से सब पर्याये गृहीत होती हैं और 'द्रव्य' शब्द से अपनी सब शक्तियों मे 
व्याप्त द्रव्यसामान्य का ग्रहण होता है। 

अत सहभावी पर्यायरूप गुण इन दो से पृथक नही हैं। 

गुण और पर्याय के अभेद की चर्चा 'सन्मतितर्क' में उठाई गई है। उसमे 
कहा है - 

द्रव्य और गृण का भेद तो दूर रहो, पहले 'गण' शब्द के विषय मे ही 
विचार करते हैं कि क्‍या 'गुण'-संज्ञा पर्याय से भिन्‍न अर्थ में प्रयुक्त है या 
पर्याय के ही अर्थ मे प्रयक्त है। 

भगवान ने द्रव्यास्तिक और पर्यायास्तिक -ये दो ही नय निश्चित किये 
हैं। यदि पर्याय से गुण भिन्‍न होता तो गुणास्तिकनय भी उन्हें निश्चित करना 
चाहिए था; परन्तु चूँकि अरहत ने उन-उन सूत्रों मे गौतम आदि गणधरों के 
समक्ष पर्याय -सज्ञा निश्चित करके उसी का विवेचन किया है; अतः ऐसा 
मानना चाहिए कि पर्याय ही है और पर्याय से गुण भिन्‍न नहीं हैं। 

'पर्याय' शब्द का अर्थ है :-वस्तु को अनेक रूपों मे परिणत करनेवाला 
और गण' का अर्थ है .-बस्तु को अनेकरूप करनेवाला। इसतरह ये दोनों 
शब्द समान अर्थ वाले ही हैं, फिर भी उसे 'गण' शब्द से नहीं कहा जाता ; 
क्योंकि देशना पर्यायास्तिकनय की ही है, गुणास्तिकनय की नहीं। 

इसतरह सन्मतितर्क' के तीसरे काण्ड में गुण और पर्याय के अभेद की 
पृष्टि विस्तार से की गई है। उसी का अनुसरण करते हुए आचार्य विद्यानन्दि 
ने भी उक्त कारिका के द्वारा गुण और पर्याय के अभेद का कथन करते हुए 
कहा है कि द्वव्यमात्र द्रव्याथिकनय का विषय है और पर्यायमात्र 
पर्यायार्थिकनय का विषय है, इसके सिवाय कोई तीसरा मूलनय नहीं है। 

इस सन्दर्भ में धवला में प्राप्त उल्लेख भी द्रष्टव्य है, जो कि इसप्रकार है:-- 


द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिक कछ प्रश्नोत्तर | [२०१ 


"प्रश्चः-यह कैसे जाना कि तीसरे प्रकार का कोई नय नही है? 

उत्तर:-क्योंकि संग्रह और असंग्रह अथवा सामान्य और विशेष को 
छोड़कर किसी अन्य नय का विषयभूत कोई पदार्थ नहीं पाया जाता है।* 

आगमोक्त उक्त कथनों मे स्पष्ट रूप से दो पक्ष सामने आते है :- 

१. सामान्य होने से गुण को द्रव्य मे सम्मिलित कर उसे द्रव्याधिकनय 
का विषय बतानेवाला पक्ष। 


२ गुण का नामान्तर सहभावी पर्याय होने से उसे पर्यायाथिकनय का 
विषय बताने वाला पक्ष। 


उक्त दोनो पक्षों पर गभीरता से विचार करने पर अन्तत इसी निष्कर्ष 
पर पहुँचते है कि गुण जब अभेद, एक, सामान्यरूप से विवक्षित हों, तब 
द्रव्याथिकनय के एवं जब भेद, अनेक तथा विशेषरूप से विवक्षित हो, तब 
पर्यायाधिकनय के विषय बनते हैं। अतः सृत्ररूप मे यही कहा जा सकता है कि 
गुण द्रव्य में और गुणभेद पर्याय मे गर्भित होते हैं। 


निष्कर्ष के रूप मे कहा जा सकता है कि जिनागम को वस्तु के दो पक्ष ही 
स्वीकृत हैं -द्रव्य और पर्याय। गुण विभिन्‍न अपेक्षाओं से इन्हीं मे गर्भित हैं। 
अत मूलनय भी दो ही है “-द्रव्यार्थिक और पर्यायर्थिक। ग॒णार्थिक नाम का 
कोई नय नहीं है। उसकी आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि गुण विभिन्‍न 
अपेक्षाओ से इन दो नयो के विषय मे ही गर्भित हो जाते हैं। 

(२) प्रश्न:-गुण को आचार्य अकलकदेब द्रव्य में एवं आचार्य 
विद्यानन्दि पर्याय मे सम्मिलित मानते है। आचार्यों में इसप्रकार का मतभेद 
क्यों है? 

उत्तर:-भाई ! आचार्यों में कोई मतभेद नही है। वस्तु के स्वरूप मे ही 
ऐसे दो पक्ष पडे हुए हैं। तथा जिनागम में विभिन्‍न स्थानों पर विभिन्‍न 
अपेक्षाओं से विभिन्‍न प्रकार के कथन उपलब्ध होते हैं। उनमें से जितने 
अधिक प्रकारों से आप परिचित रहेंगे, जिनवाणी के अध्ययन -काल में उतने 
ही कम भ्रम उत्पन्न होंगे। 

विद्यानन्दि के समान अकलंकदेव भी अथवा कहकर गण को पर्याय में 
सम्मिलित कर लेते हैं। उनका मूल कथन इसप्रकार है:- 

"'जुणा एवं पर्याया इत वा निर्देश: । 
१ धबला, पुस्तक ५, खड़ १, भाग ६, सत्र १, पृष्ठ ३ 
२ तस्वार्थराजवार्तिक, पृष्ठ ५०१ 


२०२] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


अथवा गण ही पर्याय है-इसप्रकार का भी निर्देश है। 

(३) प्रश्न:-यदि गुण ही पर्याय है अर्थात्‌ गुण और पर्याय एक ही हैं, 
तो फिर द्रव्य की परिभाषा मे 'गुणपर्ययवद्‌ द्रव्यम्‌-ऐसा क्‍यों कहा है? 
'शुणवद्‌ द्रव्यम्‌' या 'पर्ययवद्‌ द्रव्यम्‌' इतना ही पर्याप्त था। 

उत्तर:-इस प्रश्न का उत्तर आचार्य विद्यानन्दि ने इसप्रकार दिया है:- 

"जुणवद्‌ ब्रव्यमित्यक्त॑ सहानेकान्तसिद्धये । 
तथा पर्यायवद्‌ व्रव्यं क्रमानेकान्तवित्तये ।। * 
सहानेकान्त की सिद्धि के लिए तो गणयुक्त को द्रव्य कहा गया है और 
क्रमानेकान्त के ज्ञान के लिए पर्याययुक्त को द्रव्य कहा गया है। 
इसप्रकार द्रव्य के लक्षण में गुण और पर्याय दोनो का शामिल करना 
युक्त ही है। 

(४) प्रश्न:-जब द्रव्य-पर्यायात्मक वस्तु का स्वरूप प्रमाण द्वारा ही 
सम्यक्रूप से जान लिया जाता है, तब फिर द्रव्यार्थिक या पर्यायार्थिकनयो का 
क्या प्रयोजन रह जाता है? क्योंकि वस्तु के द्रव्य और पर्याय दोनो ही पक्ष 
प्रमाण द्वारा जान ही लिये गये हैं। 

उत्तर:-यद्यपि वस्तु के सामान्य और विशेष अर्थात्‌ द्रव्य और पर्याय 
दोनो पक्ष प्रमाण द्वारा जान लिये जाते है, तथापि उन्हीं को जाननेवाले नयो के 
प्रयोग की आवश्यकता समाप्त नहीं हो जाती, क्योंकि दोनों के जानने मे 
अन्तर है। 

प्रमाणज्ञान मे मुख्य-गौणता की व्यवस्था न होने से उसमें वस्तु के सभी 
पक्ष समान रूप से प्रतिभासित होते हैं; जबकि नयज्ञान में मुख्य-गौण की 
व्यवस्था होने से उनमे एक पक्ष मुख्य रहता है, शेष सभी पक्ष उससमय गौण 
रहते हैं, अथवा दो पक्षो मे एक पक्ष मुख्य रहता है और दूसरा पक्ष गौण रहता 
है। मुख्य पक्ष को विवक्षित कहा जाता है और गौण पक्ष को अविवक्षित कहते 
हैं। 

प्रमाणज्ञान और नयज्ञान के अन्तर एव उनकी पृथक्‌-पुथक्‌ उपयोगिता 
को हम निम्नलिखित उदाहरण से अच्छी तरह समझ सकते हैं। 

जिसप्रकार एक बहुत बड़ी सभा को सम्बोधित करते हुए एक प्रभावक 
वक्ता एव उसके भाषण मे तन्‍्मय भावविभोर श्रोताओं के फिल्मांकन के लिए 
आवश्यक है कि हम आरम्भ में तो इसप्रकार फिल्मांकन करें कि जिसमें वक्ता 


१ नत्वार्थलोकबार्तिक, पृष्ठ ५३८ 


द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिक क॒छ प्रश्नोत्तर] [२०३ 


एवं श्रोताओं की विशाल सभा अपने सम्पूर्ण परिवेश के साथ चित्रित हो। 
उसके बाद हम अपने फिल्मांकन को वक्ता पर केन्द्रित करें, जिससे उसके 
सभी हाव-भाव स्पष्ट हो सकें। तत्पश्चात्‌ मात्र उसके चेहरे को फिल्माएँ, 
जिससे उसके चेहरे पर आने-जाने वाली सक्ष्म भाव-भंगिमाएँ स्पष्ट हों। फिर 
भीड़ की ओर मुडें, पर अपार भीड़ को अपने में समेटने का विकल्प छोड़कर 
वक्ता के वक्तव्य से प्रभावित सीमित श्रोताओं के हाव-भावों का फिल्मांकन 
करें। उसके बाद आवश्यकतानूसार किसी विशिष्ट सभासद के मात्र 
भावविभोर चेहरे पर ही कैमरे की आँख केन्द्रित कर दें, जिससे वक्ता और 
वक्तव्य के प्रभाव को फिल्‍म देखनेवाला स्पष्ट अनुभव कर सके। अन्त में एक 
बार फिर कैमरे की आँख वक्ता से लेकर श्रोताओं की भीड़ को समेटती हुई, 
उसकी विशालता का ज्ञान करावे। 

इसप्रकार के फिल्मांकन मे सभा की विशालता एब वक्ता का प्रभाव 
स्पष्ट दिखाया जा सकेगा। 

इस फिल्मांकन में तीन प्रक्रियाएँ सामने आती हैं.-- 

(१) प्रथम प्रक्रिया में वक्ता एवं श्रोताओं की सभा का समग्र चित्रांकन, 
जिससे यह स्पष्ट हो कि यह सभा किसी प्रभावक वक्ता को सुनने एकत्रित हुई 
है, सुन रही है। यद्यपि इससे वक्तासहित सभा की विशालता तो परिलक्षित हो 
जावेगी तथा यह भी स्पष्ट हो जावेगा कि इस विशाल सभा को कोई 
प्रभावशाली वक्ता सम्बोधित कर रहा है, पर छोटे से फिल्म के पर्दे पर हजारों 
श्रोता और वक्ता पहचाने भी नहीं जा सकेगे। जब पहिचाने ही न जा सकेंगे तो 
श्रोताओं पर वक्ता का प्रभाव कैसे जाना जा सकता है? तदर्थ दूसरी प्रक्रिया 
आवश्यक है। 

(२) दूसरी प्रक्रिया में, उपस्थित सभा की उपस्थिति से इन्कार नहीं 
करते हुए भी उसकी पूर्णतः उपेक्षा करके मात्र स्टेज के फिल्मांकन से वक्ता 
पहचाना जा सकेगा, उसके हाव-भाव भी कछ-कछ पहिचाने जा सकते हैं, 
परन्तु उसके आन्तरिक गहरे भावों को पहचानने के लिए और आगे बढ़ना 
होगा। स्टेज पर बैठे हुए वक्ता से भिन्‍न अध्यक्षादि भी तो वस्तुत:ः श्रोता ही हैं। 
उन्हें भी फिल्‍म की आँख से ओझल करना होगा। उन्हें ही क्‍यों, वक्ता के 
हाथ-पाँव भी तो बोलने बाले बद्रन (मुख) से दूर की चीजें हैं, उनकी भी 
उपेक्षा आवश्यक है। इसप्रकार जब मात्र चेहरा ही फिल्माया जायगा, तब ही 
चेहरे की रेखाओं की रचना में हृदय की गहराई पकड़ी जा सकेगी। 

(३) तीसरी प्रक्रिया में विशिष्ट श्रोताओं के हाव-भाव और चेहरे पर 


२०४] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


आई रेखाओ के चित्रांकन से, उन पर वक्ता के वक्तव्य का क्‍या प्रभाव 
पडा -यह स्पष्ट होगा। इसके लिए वक्ता की सत्ता और आदरणीय उपस्थिति 
से इन्कार नहीं करते हए भी, फिल्मांकन में उसकी पूर्ण उपेक्षा करनी होगी 
अन्यथा उसके वक्तव्य के प्रभाव को अंकित नही किया जा सकेगा। 

अन्त में वक्तासहित समग्र सभा के चित्रांकन से उसका जो चित्र हमारे 
मानस पर उभरेगा, वहीं वास्तविक होगा। 

उक्त सम्पर्ण प्रक्रिया मे जिसप्रकार वक्तासहित सम्पर्ण सभा का चित्र 
जितना आवश्यक है, उतने ही आवश्यक वक्ता और श्रोताओ के चेहरे के 
चित्र भी हैं। दोनों की अपनी अलग-अलग उपयोगिता है। एक की संपूर्ति 
दूसरे के द्वारा संभव नहीं है। यदि हम एक के पक्ष मे जाकर दूसरे का लोप 
करेगे तो यह न्याय नहीं होगा। 

अब हम इसी बात को प्रमाण और नयो के सन्दर्भ में घटित करें। 

संबंप्रथम प्रमाण के द्वाया द्रत्य - पयायात्मक वस्त को समग्ररूप से जान 
जिससे उसकी विशालता-विराटता से परिचित हो सकें। तदुपरान्त 
पर्यायपक्ष को सर्वथा गौण करके द्रव्यारथिकनय के विषय भूत द्रव्यपक्ष पर ही 
अपनी दृष्टि केन्द्रित करे। पर्यायो की उपेक्षा करते समय सम्यक्‌ एव मिथ्या 
पर्यायों का भेद न करके, सम्पूर्ण पर्यायपक्ष को अविवक्षित रखकर, मात्र अभेद 
सामान्य-द्रव्य पर ही दृष्टि केन्द्रित करना आवश्यक है, अन्यथा दृष्टि 
द्रव्याधिकनय के विषयभूत द्रव्य तक पहुँच ही न सकेगी। जब दृष्टि सामान्य 
द्रव्य पर पहुँचेगी तो सहज ही निर्मलपर्याय प्रगट होगी, आत्मानुभूति प्रगट 
होगी। उसके बाद जब दृष्टि वहाँ से हटेगी तो पर्याय पर जावेगी, 
द्रव्य-पर्यायात्मक सम्पूर्ण वस्तु पर भी जा सकती है। पर ध्यान रखने की बात 
यह है कि पर्यायपक्ष को गहराई से देखने के लिए दृष्टि में द्रव्यपक्ष को पूर्णत 
गौण करना होगा; अन्यथा पर्याय का वास्तविक स्वरूप स्पष्ट नही हो सकेगा। 
अन्तत हमारे प्रमाणज्ञान में निर्मलपर्याय सहित सम्पूर्ण द्रव्य-पर्यायात्मक 
वस्तु प्रस्फूटित होगी। उस प्रमाणरूप सम्यकृज्ञान मे द्रव्य और पर्याय एक 
साथ ज्ञात होगे। इसप्रकार सामान्य-विशेषात्मक वस्तु को जानने की यह नय 
प्रमाणात्मक सहज प्रक्रिया है। 

यदि हम प्रमाण और नयज्ञान मे से किसी का भी सम्पर्णतः निषेध करेंगे 
तो न्याय नहीं होगा, क्योंकि जैनदर्शन में न्याय की परिभाषा ही इसप्रकार दी 
गई है - “नय प्रमाणात्मको न्याय:। 

न्याय नय प्रमाणात्मक ही होता है। 


द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिक . कछ प्रश्नोत्तर ] [२०५ 


अत. प्रमाणज्ञान के पक्ष में पड़कर नयज्ञान की उपेक्षा ठीक नहीं है, 
संभव भी नहीं है। नय जैनदर्शन की अलौकिक उपलब्धि है। उसकी 
अस्वीकृति एकप्रकार से जैनदर्शन की ही अस्वीकृति है; क्योंकि जिसप्रकार 
जैनेतर कहते हैं कि जब प्रमाण से ही वस्तु जान ली जाती है तो नयों की क्या 
आवश्यकता है, इसीप्रकार का कथन यह भी हुआ। नय श्रुतज्ञानरूप प्रमाण 
के अंश हैं, उसके विषय को ही अधिक स्पष्ट करके दिखलानेवाले हैं। अंश के 
निषेध से जिसप्रकार अशी का निषेध भी सहज हो जाता है; उसीप्रकार नयों 
के निषेध से श्र॒तज्ञानरूप प्रमाण के निषेध का भी प्रसंग प्राप्त होगा। 

(५) प्रश्न:- सर्वथा', एकान्त' एवं 'ही शब्दो का जैनदर्शन में सदा 
ही निषेध किया जाता रहा है। 'आप्तमीमांसा' में आचार्य समन्तभद्र भी 
सर्वथा-एकान्त का निषेध करते हुए कहते हैं:- 


"त्वन्मतामृतबाहयानां, सवयेकान्तवादिनाम्‌ । 
आप्ताभिमानदर्धानां, स्वेष्टं दृष्टेन बाध्यते।।" 


आपके मतरूपी अमृत से बाहर, जो भी आप्ताभिमान से दग्ध 
सर्वथा-एकान्तवादी है, उनके द्वारा प्रतिपादित तत्त्व प्रत्यक्षादि प्रमाणो से 
बाधित है। 

इतने पर भी आप 'सर्वथा', 'एकान्त' एवं ही -इन सभी प्रयोगों को 
ठीक बता रहे हैं। यह सब कैसे गले उतरे? 

उसर:-आचार्य समन्तभद्र की उक्त कारिका मे सर्वथा-एकान्त' का 
निषेध किया गया है, 'सर्वथा' एव एकान्त' का नही। जब एकान्त को ही 
सर्वथा स्वीकार किया जाता है, तब ही वह मिथ्या-एकान्तरूप होता है; किन्तु 
जब उसे सर्वथा न मानकर कथंचित्‌ माना जाता है, तब वह मिथ्या-एकान्त न 
होकर सम्यक्‌-एकान्तरूप होता है। 

सभी नय एकान्तस्वरूप ही होते हैं। सम्यक्‌ू-एकान्त नय है और 
मिथ्या-एकान्त नयाभास। इसीप्रकार सम्यक्‌-अनेकान्त प्रमाण है और 
मिथ्या-अनेकान्त प्रमाणाभास। 

'सर्वधा,, एकान्त' तथा ही -ये सभी शब्द जब अकेले प्रयक्त होते हैं, 
तब मिथ्यात्व के सूचक नहीं होते; किन्तु जब ये आपस में मिलकर एक साथ 
प्रयक्त होते हैं तो मिथ्यात्व के सृचक हो जाते हैं। जैसे :- सर्वथा-एकान्त/ 


१. आप्तमीमासा , कारिका ७ 


२०६] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


'सर्वथा ही', 'एकान्त ही आदि। 

यद्यपि ये शब्द जहरीले है, इनमे मिथ्यात्व का जहर रहता है; तथापि 
स्या्मादी के लिए ये जहर का काम नही करते, क्योंकि इनका जहर स्यथात्‌ पद 
के अमोघ मंत्र से प्रतिबधित हो जाता है। जिसप्रकार मत्रवादी के लिए 
जहरीला सर्प भय का हेतु नहीं होता; उसीप्रकार स्याद्वादी के लिए 'ही', 
'सर्वथा' एव 'एकान्त' जैसे जहरीले पदों का प्रयोग भी भय का हेतु नहीं है। 

आचार्य अमृतचन्द्र ने प्रवचचनसार, गाथा ११४ की तत्त्वप्रदीषिका' 
टीका में कहा है.- 

"अनत धर्मोबाले द्रव्य के एक-एक धर्म का आश्रय लेकर 
विवक्षित-अविवक्षितता के विधि-निषेध के द्वारा प्रगट होनेवाली सप्तभगी 
सतत॒ सम्यकतया उच्चारित करने पर स्यात्‌काररूपी अमोघमत्र पद के द्वारा 
एवकार (ही, सर्वथा, एकान्त) मे रहनेवाले समस्त विरोध विष के मोह को दूर 
करती है। गा 

उक्त कथन मे स्पष्ट रूप से स्वीकार किया गया है कि एबकार (ही) मे 
विरोध का विष विद्यमान रहता है, परन्तु साथ में यह भी कहा गया है कि 
'स्यात्‌' (कथचित्‌ - किसी अपेक्षा) पद ऐसा अमोघमत्र है, जो उस विष को 
प्रतिबान्धत कर देता है। अत स्याद्वाद मे 'ही' अथवा 'ही' के वाचक 'सर्वथा' 
आदि शब्दो का प्रयोग हानिकारक नही है; अपितु विशिष्ट अर्थ का प्रतिपादक 
होने से आवश्यक है, गणकारक ही है। 

यद्यपि जहर मृलत तो जहर ही है, तथापि जब उसका समुचित 
परिष्कार कर लिया जाता है तो वह औषधि बन जाता है; उसीप्रकार एवकार 
तो एकान्त का ही सूचक है, परन्तु जब वह 'स्यात्‌' पद द्वारा परिष्कृत हो 
जाता है तो अनेकान्त के अशरूप सम्यक्‌-एकान्त का वाचक होता है। 

यद्यपि प्रकरण भिन्‍न है, तथापि 'समयसार' मे भी इसप्रकार का 
उदाहरण दिया गया है, जो इसप्रकार है - 

“दसरो के मरण के कारणभुत विष को भोगता हुआ भी विषवैद्य, 
अमोध (रामबाण) विद्या की सामर्थ्य से विष की शक्ति निरुद्ध हो जाने से 
मरण को प्राप्त नहीं होता।१ 

जिसप्रकार विषविद्या में पारंगत वैद्य विष का परिष्कार कर उससे अमृत 
का काम लेता है अर्थात्‌ उससे और्षाध बनाकर लोगों को जीवनदान देता है; 


नज--+-त_-...............  ॒*॒*॒*ै£॒£ैः ७  फ फफ७/कहफफ 
3) समयसार ग्राथा १९४ एवं उसकी अमृतचन्द्राचायंकुत 'आत्मख्याति' टीका 


दरब्यार्थिक-पर्यायार्थिक * कछ प्रश्नोत्तर ] [२०७ 


उसीप्रकार स्याद्वादी सर्वधा, एकान्त', ही आदि जहरीले शब्दों को 'स्यात्‌' 
पद से परिष्कृत कर उनसे ही वस्तु के सम्यक्स्वरूप का सम्यक्‌ प्रतिपादन 
करते हैं। 

(६) प्रश्न:-यदि विष से बनी हुई और्षाध का असावधानी के कारण 
समुचित परिष्कार नहीं हो पाया तो लाभ के बदले हानि भी हो सकती है; अत. 
हम विषौषधि का प्रयोग ही न करे तो कया हानि है? इसीप्रकार 'स्यात्‌' पद के 
समुचित प्रयोग न कर पाने से यदि एवकार का विष दूर नहीं हो पाया तो ' 
मिथ्या-एकान्ती हो जाने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता है. 
अतः यदि एवकार का प्रयोग ही न करे तो क्‍या हानि है? 

उत्तर:-हाँ, यह बात तो अवश्य है, पर इसका उपाय तो सम्‌चित 
सावधानी रखना ही हो सकता है, औषधि का बहिष्कार नही; क्योंकि विषाणु 
के ससर्ग से उत्पन्न बहुत से रोग विषौषधि से ही जाते हैं। कहा भी है 

- विषस्य विषमौषधम्‌। अत यदि हम विषौषधि का प्रयोग नहीं करेगे तो 
विषाणु से उत्पन्न होनेवाले सांघातिक रोगों से मुक्त कैसे होगे? अतः 
विषौषधि से बचने के प्रयत्न की अपेक्षा उसके परिष्कार में सावधानी रखना 
ही समुचित उपाय है। े 

उसीप्रकार यह बात तो सम्पूर्णत' सत्य है कि यदि स्याद्वाद का समुचित 
सही प्रयोग नही हुआ तो एवकार से उत्पन्न एकान्त-विष का शमन सभव 
नहीं है; तथापि इसका उपाय समुचित सावधानी रखना ही हो सकता है, 
एवकार का बहिष्कार तो नहीं; क्योंकि वस्तु के अशों की गहन पकड तो 
नयज्ञान से ही होती है। यहाँ तक कि सम्यग्दर्शन एव सम्यग्ज्ञान की उत्पत्ति 
ही द्रव्याधिकनय के विषयभूत द्रव्यसामान्य के अवलोकन से ही होती है। 
इसके बिना तो मिथ्या-एकान्तरूपी सर्वाधिक खंतरनाक सांघातिक रोग का 
शमन ही न हो सकेगा। अतः नयो के प्रयोग के निषेध की कल्पना करना 
उचित नहीं है। 

(७) प्रश्न:-नयो के प्रयोग का निषेध हमने कब किया, हम तो 
एवकार के बहिष्कार की बात कर रहे थे”? 

उत्तर:-एवकार के बिना नयों का प्रयोग सभव ही नही है; अत: एवकार 
के बहिष्कार से समस्त नय प्रयोग ही बहिष्कृत हो जावेगा। नयों के प्रयोग मे 
'ही' कीं अनिवार्यता असिद्ध नही है, अपितु आगमसिद्ध ही है। 

प्रमाणसप्तभंगी एव नयसप्तभंगी का भेद स्पष्ट करते हुए आचार्य 
जयसेन लिखते हैं - 


२०८] [परम भाव-प्रकाशक नयचक्र 


"पूर्व॑पंचास्तिकाये स्थादस्तीत्यादिप्रमाणवाक्येन प्रमाणसप्तभ्ंगी 
व्याख्याता, अत्र तु स्यादस्त्येय, यदेवकरग्रहणं॑ तननयसप्तभंगी 
ज्ञापनाथीमाति भावार्थ: । ' 

पहले पचास्तिकाय मे 'स्थादस्ति' (कर्थंचित॒ है) इत्यादि प्रमाणवाक्य से 
प्रमाणसप्तभंगी की व्याख्या की थी। यहाँ तो 'स्यादस्त्येब' (कथंचित्‌ है ही) मे 
जो एवकार (ही) का ग्रहण किया जा रहा है, वह नयसप्तभगी बताने के लिए 
किया जा रहा है। 

उक्त कथन से अत्यन्त स्पष्ट है कि नयवाक्यों मे ही का प्रयोग 
अनिवार्य है। अत एवकार (ही) के बहिष्कार से समस्त नयप्रयोगो का 
बहिष्कार अनिवार्य हो जाता है। इस सन्दर्भ मे यह बात भी भूल जाने योग्य 
नहीं है कि समस्त जिनागम नयो की भाषा में ही निबद्ध है। 'ही' के सर्वथा 
निषेधरूप इस आत्मघाती कदम से समस्त जिनागम के निषेध का भी प्रसग 
प्राप्त होगा। 

असावधानी से गलत प्रयोग हो जाने से होनेवाली हानि की सभावना तो 
सर्वत्र सभावित है। 'स्यात्‌' एबं ही' मे ही क्यो, गलत प्रयोग तो सर्वत्र ही 
खतरनाक सिद्ध हो सकते है। अत सर्वत्र सावधानी ही अपेक्षित है, इन्कार 
नहीं। यदि इसप्रकार के काल्पनिक भय से इन्कार करने लगेगे तो कहाँ-कहाँ 
इन्कार करेगे, कछ करना ही सभव न रह जाएगा। 

(८) प्रश्न:-जब सम्यग्दर्श एवं सम्यग्ज्ञान की उत्पत्ति 
द्रव्याथिकनय के विषय भूत द्रव्यसामान्य के अवलोकन से ही होती है, तो फिर 
हमे आप पर्यायार्थिकनय के विषय को जानने मे उलझाते ही क्यो हैं? 

उत्तर:-भाई ! तुझे हो क्या गया है? तुझे वस्तस्वरूप जानना भी भार 
लगता है, उलझन लगती है। लडाई-झगडे, धधे-पानी एवं विषय-कषायो मे 
तो दिन-रात रचा-पचा रहता है; वे तो भारभृत नहीं लगते, उनमे उलझते 
हुए तो उलझन भी नही लगती; किन्तु जब वस्तुस्वरूप समझाते है तो थोडे से 
विस्तार मे जाते ही घबडाने लगता है। इसमे तुझे समय, शक्ति एवं प्रकटज्ञान 
की बरबादी लगती है। इस समय, शक्ति एव क्षयोपशमज्ञान को बचाकर 
कहाँ लगाना चाहता है? यदि त्रिकाली ध्रुव मे लगावे तो हमें कछ भी नहीं 
कहना है, किन्तु यदि वहाँ न लगाकर अन्यत्र बरबाद करे तो उससे यही 
अच्छा है कि जो हम बता रहे हैं, उसे समझने में पूरी शक्ति लगा दे। 
सनक मन 


१ प्रवचनसार, गाथा ११५ की जयसेनाचायकृत 'तात्पय॑बृत्ति' टीका 


द्रव्याथिंक-पर्यायार्थिक कछ प्रश्नोत्तर ] [२०९ 


पर्यायार्थिकनय की विषयभूत अनित्यता, अनेकता, भेद भी तो वस्तु के 
स्वभाव ही हैं; ये कोई विभाव तो हैं नही। इनके जानने का प्रयोजन भी 
आत्मस्वभाव को जानना, उसके समीप जाना ही तो है। 

द्रव्याथिकनय के समान पर्यायार्थिकनय की भी अपनी उपयोगिता है। 
दोनों मे से किसी भी नय एवं उसकी विषय भूत वस्तु का ज्ञान निरर्थक नही है; 
पर यह जानना आवश्यक अवश्य है कि इनकी उपयोगिता, आवश्यकता एव 
सफलता का स्वरूप क्‍या है? 

दोनो नयो की उपयोगिता, आवश्यकता एव सफलता का स्वरूप स्पष्ट 
करते हुए इस युग के महान आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी लिखते 
ट्ट ले 

"जीव का स्वरूप दो नयो से बराबर ज्ञात होता है। अकेले 
द्रव्याथिकनय से या अकेले पर्यायार्थिकनय से ज्ञात नहीं होता; इसलिए दोनो 
नयो का उपदेश ग्रहण करने योग्य है। 

एकान्त द्रव्य को ही *वीकार करे और पर्याय को स्वीकार न करे तो 
पर्याय के बिना द्रव्य का स्वीकार किसने किया और किसमे किया? और मात्र 
पर्याय ही को स्वीकार करे, द्रव्य को स्वीकार न करे तो पर्याय कहाँ दृष्टि 
लगाकर एकाग्र होगी? इसलिए दोनो नयों का उपदेश स्वीकार करके 
द्रव्य-पर्याय की संधि करने योग्य है। 

द्रव्य - पर्याय की संधि का अर्थ क्या? 

पर्याय को पृथक करके लक्ष्य मे न लेते हुए, अन्तर्मख करके द्रव्य के 
साथ एकाकार करना अर्थात द्रव्य-पर्याय के भेद का विकल्प तोडकर 
एकतारूप निर्विकल्प अनुभव करना सो द्रव्य-पर्याय की संधि है. वही दोनो 
नयो की सफलता है। 

पर्याय को जानते हुए उसी के विकल्प में रूक जाबे तो वह नय की 
सफलता नही है, उसीप्रकार द्रव्य को जानते हुए यदि उसी मे एकाग्रता न करे 
तो वह भी नय की सफलता नही है। द्रव्य-पर्याय दोनों को जानकर, दोनो के 
विकल्प तोड़कर, पर्याय को द्रव्य मे अन्तर्लीन-अभेद-एकाकार करके अनुभव 
करने मे ही दोनो नयों की सफलता है।'' 

अनादिकाल से यह आत्मा अनन्तगुणात्मक निज शाद्धात्मत्त्व से 
अपरिचित ही है; क्योंकि अपने वैभव के सम्यक्‌ परिज्ञान के अभाव मे उसके 


१ आत्मधर्म (हिन्दी), वर्ष १६, अक १८२, जून १९६०, कबर पृष्ठ २ 


२१०] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


उपभोग से वंचित ही रहा है। 

जिसप्रकार औषधियो के भंडार औषधालय मे सोता हुआ भी रोगी, 
औषधियों के अपरिचय एवं असेवन के कारण आरोग्यलाभ प्राप्त नहीं कर 
पाता है; उसीप्रकार यह आत्मा भी अनन्तसुख जैसे अनन्त गुणों का धनी 
होकर भी अपरिचय एवं असेवन के कारण रंचमात्र सुख-लाभ प्राप्त नहीं कर 
पा रहा है। 

तथा जिसप्रकार 'बीमारियों और दवाइयों के विस्तार में जाने में समय 
और शक्ति व्यय करने से क्या लाभ है? सभी औषधियोँ हैं तो रोगों को मिटाने 
के लिए ही'- यह विचार कर यदि कोई आलसी रोगी सभी औषधियों को या 
बिना विचारे जिस किसी औषधि को छोडकर, चाहे जिस औषधि का सेवन 
करने लगे तो लाभ के बदले हानि ही उठायेगा। उसीप्रकार 
'मोह-राग-द्वेषरूपी रोगों एव उनके अभाव के उपायो के विस्तार मे जाने में 
समय और शक्ति व्यय करने मे क्या लाभ है? जिनवाणी के सभी कथन हैं तो 
सुख-शान्ति प्राप्त करने के लिए ही -यह विचार कर उनके मर्म को समझे 
बिना ही नयो का यद्वा-तद्वा प्रयोग करने लगे, अथवा बिना बिचारे किसी भी 
नय को व्यर्थ बताकर, किसी भी नय का यद्वा-तद्वा प्रयोग करने लगे तो लाभ 
के बदले हानि ही उठायेगा। 

अत उचित तो यही है कि सुयोग्य वैद्य से सलाह लेकर, बीमारी और 
औषधि का सम्यक परिज्ञान कर उसका विधिपूर्वक सेवन करे, तभी आरोग्य 
लाभ प्राप्त होगा। उसीप्रकार जिनागम एव जिन-अध्यात्म के विशेषज्ञ ज्ञानी 
से नयो के प्रयोजन का परिज्ञान कर, निजश॒द्धात्मतत्त्व का विधिपूर्वक सेवन 
करो, तभी द'ःख़ का अभाव एवं अतीन्द्रिय आनन्द का लाभ प्राप्त होगा। 

इसप्रकार द्रव्याथिक और पर्यायार्थिक दोनों नयों का प्रयोजन एवं 
उपयोगिता जानना आवश्यक ही नही, अनिवार्य है। 

(९) प्रश्न--यदि ऐसी बात है तो कृपया द्रव्यार्थिक एवं 
पर्यायार्थिक - दोनों नयो का प्रयोजन एवं उपयोगिता सोदाहरण विस्तार से 
समझाइये। 

उत्तर:-प्रत्येक नय का प्रयोजन विवक्षित वस्त्वश को गहराई से 
जानना एवं प्रतिपादन करना ही, होता है। मुख्यरूप से प्रत्येक नय की 
उपयोगिता भी तत्सम्बन्धी अज्ञान के नाश मे ही है, तथापि भेदज्ञान तथा 


या की उत्पत्ति, वृद्धि एव पूर्णता की प्राप्ति में भी नयज्ञान हेतु बनता 
॥ 


द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिक क॒छ प्रश्नोत्तर] [२११ 


प्रमाण के फल का निरूपण करते हुए आचार्य माणिक्यनन्दि लिखते 
हैं:- 

“"अज्ञाननिव॒ृत्तिहनोपादानोपेक्षाश्य फलम्‌ । ! 

प्रमाण का फल अज्ञाननिवृत्ति तथा त्याग, ग्रहण एवं उपेक्षा है। ' 

यहाँ पर सम्यग्ज्ञानरूप प्रमाण का फल तत्सम्बन्धी अज्ञान के नाश के 
साथ-साथ जानी हुई हेय, उपादेय एवं ज्ञेय वस्तु के सन्दर्भ में क्रमशः त्याग, 
ग्रहण एवं उपेक्षा (माध्यस्थभाव - उदासीनभाव) बताया गया है। 

सम्यरज्ञानरूप प्रमाण का अंश होने से नय की उपयोगिता एवं प्रयोजन 
भी तत्सम्बन्धी अज्ञान का नाश तथा ग्रहण, त्याग एवं उपेक्षा है। 

अज्ञान का नाश भेदज्ञानरूप होने से तथा हेय, उपादेय एव ज्ञेयपदार्थों में 
ग्रहण, त्याग एव उपेक्षा की बृत्ति वीतरागता की उत्पादक एव पूर्णता की ओर 
ले जानेवाली होने से प्रत्येक नय की उपयोगिता तत्सम्बन्धी अज्ञान के नाश 
एवं बीतरागता की उत्पत्ति, वृद्धि एवं पूर्णता की प्राप्ति में ही है। तथा सभी 
नयो का प्रयोजन भी उक्त प्रयोजन की सिद्धि में ही निहित है। 

अब यहाँ द्रव्यार्थिक नय उक्त प्रयोजन की सिद्धि में किसप्रकार उपयोगी 
है -इस बात पर विचार करते हैं:- 

सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान एवं सम्यक्चारित्ररूप मोक्षमार्ग की उत्पत्ति, 
वृद्धि एव पूर्णता-द्रव्याथिकनय के विषयभूत द्रव्यस्वभाव के आश्रय से ही 
होती है, तथा सम्यग्दर्शन, सम्यग्ज्ञान एवं सम्यकृचारित्ररूप रत्नत्रय 
वीतराग मावस्वरूप ही है. अत रनत्रय की उर्न्पत्ति, वद्धि एवं प्णता ही 
वीतरागभाव की उत्पत्ति, वृद्धि एव पूर्णता है। 

रत्तत्रय की पणता माक्षस्वरूप क्र अनन्तसखम्वरूप है, प्रयोजन भत 
साध्य है। प्रयोजनभूत साध्य की सिद्धि से अधिक उपयोगिता और कया हो 
सकती है? 

इसप्रकार द्रव्याथिकनय की उपयोगिता एवं प्रयोजन यद्यपि एकदम 
स्पष्ट एव पूर्णतः असदिग्ध है; तथापि विकल्पात्म ईष्टि से विचार करने से 
भी द्रव्याथिकनय सम्बन्धी विषयवस्तु के परिज्ञान से पर्याय मे निर्भयता, 
अदीनता एवं समताभाव का उदय होता है। 

द्रव्याथिकनय का विषयभूत द्रव्यस्वभाव अपरिवर्तनशील एव 
पर्यायाधिकनय का विषयभूत पययिस्वभाव परिवर्तनशील है। हमारी 





१. परीक्षामुख, पञ्चम परिच्छेद, सत्र १ 


२१२ | [प्रमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


आत्मवस्त का जो अंश (द्रव्याश) अपरिवर्तनशील है, वह शुद्ध-बद्ध है 
अजर-अमर है, परिपर्ण है, तथा जो अश (पर्यायाश) परिवर्तनशील है, वह 
वर्तमान में अशद्ध है, विकृत है, अपूर्ण है। 

इसप्रकार हम देखते है कि वस्त का स्वरूप हमारे ही पक्ष मे है; क्योंकि 
जो हमें इष्ट है, वह अपरिवर्तनशील है, शाश्वत है तथा जो अनिष्ट है, जिसे 
हम स्वय बदलना चाहते है, बह परिवर्तनशील है, क्षणभगुर है। 

जिसप्रकार अपरिवर्तनशील शुद्ध-बुद्ध तत्त्व हमे निर्भय बनाता है, 
दीनता का भाव उत्पन्न नहीं होने देता; उसीप्रकार परिवर्तनशील विकार भी 
हमे आश्वस्त करता है कि चिन्ता की कोई बात नही है, क्योंकि अशद्धता 
शाश्वत नहीं है। संयोगो और विकारों की क्षणभंगुरता सहज ही 
वैराग्योत्पादक एवं वीतरागता की पोषक होती है। 

एक राजा हाथी पर सवार होकर अपने ताम-झाम के साथ नगर के 
प्रमुख पथ से जा रहा था। एक शराबी दूर से ही चिल्लाकर उससे बोला '- 

'ए हाथीवाले ! हाथी बेचेगा? ' 

राजा के आदेश से उसे तत्काल गिरफ्तार कर दूसरे दिन दरबार मे पेश 
किया गया। 

राजा ने मुस्कराते हुए उससे पूछा -''क्यो भाई, हाथी खरीदोगे? 

उसने हाथ जोडकर नग्नता से उत्तर दिया -'महाराज, मै क्‍या हाथी 
खरीदेंगा? हाथी खरीदनेवाला तो गया। हाथी खरीदनेवाला तो नशा था, अब 
वह कहाँ है? ' 

राजा को उसका उत्तर सुनकर उस पर क्रोध न आकर करुणा आई। 

तात्पर्य यह है कि पर्याय में उत्पन्न होनेवाली विकृति पर्याय के साथ ही 
नष्ट हो जाती है, अत जब कोई हमसे आकर कहे कि वह आपको गाली दे 
रहा था, आपकी बुराई कर रहा था, तब उस पर क्रोधित न होकर यह विचारना 
चाहिए कि गाली देनेवाली, बुराई करनेवाली पर्याय तो उसीसमय 
काल-कवलित हो गई होगी। हो सकता है, इससमय वह हमारी प्रशसा ही 
कर रहा हो। अत इन आनी-जानी क्षणिक पर्यायो को देखकर किसी को 
शत्र-मित्र मान लेना बृद्धिमानी नहीं है। 

जब भगवान महावीर का जीव क्रर शेर की पर्याय में था और हिरण को 
मारकर खा रहा था, तब उसका जो क्रर परिणाम था, वह क्षण भर बाद ही 
बदल नहीं गया था क्या? अब आप ही बताइये कि वह शेर क्रोध का पात्र है 
या वात्सल्य का? पर्यायार्थिकनय की विषयभूत क्षणभगुर पर्याय के लक्ष्य से 


द्रव्यार्थिक-पयायार्थिक कछ प्रश्नोत्तर ] [२१३ 


होनेवाले राग-द्वेष, शत्रु-मित्र भी शाश्वत नहीं होते। जो आज हमारा शर्त्रु 
है, वही कल घनिष्टतम मित्र भी हो सकता है। शत्रु और मित्रों के समान 
शत्रुता और मित्रता भी शाश्वत नहीं होती। पर्यायार्थिकनय की विषय-वस्तु 
पर इसप्रकार विचार करने पर वह वैराग्योत्पादक ही होती है, बीतरागता की 
पोषक ही होती है। सम्यग्ज्ञानरूप प्रमाण एवं उसके अंशरूप नय -सभी 
अपने-अपने प्रयोजन की सिद्धि करनेवाले होने से उपयोगी ही हैं। 

पर्यायार्थिकनय कहता है कि मारीचि मारीचि है और महावीर महावीर 
है. मारीचि महावीर नहीं और महावीर मारीचि नहीं। द्रव्याथिकनय कहता है 
कि न मारीचि मारीचि है; न महावीर महावीर; मारीचि भी आत्मा है और 
महावीर भी आत्मा; बस एक आत्मा ही है; मारीचि या महावीर कछ नही। 
प्रमाण कहता है -महावीर और मारीचि जुदे-जुदे भी हैं और एक भी। 
मारीचि ही महावीर है और महावीर ही मारीचि; क्योंकि जो आत्मा मारीचि 
है, वही आत्मा महावीर भी है। 

इसप्रकार हम देखते हैं कि द्रव्याथिक और पर्यायार्थिकनय विशिष्ट 
प्रयोजन की सिद्धि के लिए अपने-अपने विषयों का प्रतिपादन करते हैं और 
प्रमाण सम्पूर्ण वस्तु की स्पष्ट करने के लिए उन दोनो के विषयो को जोड देता 
है। 

मारीचि और महावीर -दोनो पाये हैं। इन दोनों मे ही रहनेवाला 
आत्मा द्रव्य है। द्रव्याथिकनय के विषयभूत द्रव्य पर दृष्टि जाने पर तो नियम 
से वीतरागता की ही उत्पत्ति होती है तथा जिसप्रकार अभी-अभी स्पष्ट किया 
है, उसप्रकार पर्यायारथिकनय के विषय पर विचार किया जाय तो भी 
बीतरागता ही उत्पन्न होगी। यदि कदाचित्‌ राग-द्वेष का जहर भी उत्पन्न हो 
जाता है, तो प्रमाण का प्रयोग उसका शमन कर देता है। 

जैसे :-जब हमारा ध्यान भगवान आदिनाथ के विरुद्ध विषवमन करने 
वाले मारीचि की ओर जाता है तो उसके प्रति द्वेष उत्पन्न हो जाता है तथा 
जब भगवान महावीर की ओर जाता है तो भक्ति का राग उमड़ पडता है; 
किन्तु जब हम प्रमाण के रूप मे यह विचार करते हैं कि मारीचि ही महावीर 
है, दोनों एक ही हैं तो कुछ-बात ही और हो जाती है, समताभाव का उदय हो 
जाता है, वीतरागी माध्यस्थभाव उत्पन्न हो जाता है। 

इसप्रकार हम देखते हैं कि प्रमाण और नय (द्रव्यारथिक और 
पर्यायार्थिक) दोनों बीतरागभाव के ही उत्पादक हैं; सार्थक हैं, उपयोगी हैं। 


गा की मै 


द्रव्याथिक नय : मेद-प्रमेद 


सामान्य-विशेषात्मक आत्मवस्तु के नित्य, एक, अभेदरूप सामान्यांश 
को विषय बनाने वाला द्रव्यार्थिकनय यद्यपि एक ही है, क्योकि जिसका विषय 
एक हो, वह अत्तेक प्रकार का कैसे हो सकता है? जिसका विषय अभेद हो, 
उसके भेद कैसे सम्भव है? तथापि जिनागम मे प्रयोजनवश उसके भी भेद 
किये गये हैं। 

वस्तु का जो अश (द्रव्याश) द्रव्याधिकनय का विषय है, वह शुद्ध है या 
अशुद्ध अथवा दोनो से ही निरपेक्ष तत्त्व है? -इसप्रकार के जो अनेक प्रश्न 
(विकल्प) उसके सन्दर्भ में उपस्थित होते है, उनका समुचित समाधान करना 
ही जिनागम में निरूपित द्रव्यार्थिकनय के भेद-प्रभेदो का मूल प्रयोजन है। 

जिनागम मे द्रव्याथिकनय के सामान्यतया दो भेद किये गये हैं - 

(१) शुद्धद्रव्याधिकनय एवं (२) अशुद्धद्रव्यार्थिकनय। 

विशेषरूप मे इसके दश भेद भी बताये गये हैं, जिनकी चर्चा यथास्थान 
आगे करेगे ही। 

शुद्ध और अशद्ध द्रव्याथिकनय का ब्युत्पत्ति-अर्थ आलापपद्धति मे 
इसप्रकार दिया गया है - 

“शुद्धभेवार्थ: प्रयोजनमस्येति शुद्धव्रव्याथिक:। अशुद्धद्रव्यमेवार्थ: 
प्रयोजनमस्पेत्य शुद्धब्रव्या थिंक : । 

शुद्ध द्रव्य ही जिसका प्रयोजन है, वह शुद्धद्रव्याथिकनय है और 
अशुद्धद्रव्य ही जिसका प्रयोजन है, वह अशुद्धद्रव्याथिकनय है। ' 

उक्त कथन मे सर्वाधिक महत्त्वपर्ण समझने की बात यह है कि यहाँ 
द्रव्य की शुद्धता और अशुद्धता से कया आशय है अर्थात्‌ शुद्धता और 
अशुद्धता का आधार क्या है? 

इस प्रकरण मे कर्मोपाधि, भेदकल्पना एवं उत्पाद-ब्यय से निरपेक्षता ही 
शुद्धता और इनसे सापेक्षता ही अशुद्धता है। इसी आधार पर शुद्धद्रव्यार्थिक 


और अशुद्ध द्रव्यार्थिक-दोनों ही नय तीन-तीन प्रकार के हो जाते है, जिनके 
नाम इसप्रकार हैं - 


(१) कर्मोपाधिनिरपेक्ष शुद्धद्रव्याथिकनय 
(२) भेदकल्पनानिरपेक्ष शुद्धद्रव्याथिकनय 
(३) उत्पादव्ययनिरपेक्ष शुद्धद्रव्याधिकनय 





१ आलापपडति पृष्ठ २२६ 


द्रव्यार्थिककनय भेद-प्रभेद ] 


[२१५ 
(४) कर्मोपाधिसापेक्ष अशुद्धद्रव्याथिकनय 
(५) भेदकल्पनासापेक्ष अशुद्धद्रव्याथिकनय 
(६) उत्पादव्ययसापेक्ष अशुद्धद्रव्याथिकनय 


इनमें आरम्भ के तीन शुद्धद्रव्याधिकनय है और शेष तीन 
अशुद्धद्रव्याथिकनय हैं। 


इन्हे तीन जोड़ो मे इसप्रकार भी रख सकते हैं - 
१-(क) कर्मोपाधिनिरपेक्ष शुद्धद्रव्याथिकनय 
(ख) कर्मोपाधिसापेक्ष अशुद्धद्रव्याधिकनय 
२-(क) भेदकल्पनानिरपेक्ष शुद्धद्रव्याधिकनय 
(ख) भेदकल्पनासापेक्ष अशुद्धद्रव्यार्थिकनय 
३-(क) उत्पादव्ययनिरपेक्ष शुद्धद्रव्याथिकनय 
(ख) उत्पादव्ययसापेक्ष अशुद्धद्रव्यार्थिकनय 
इनकी सोदाहरण परिभाषाएँ 'नयचक्र' में इसप्रकार दी गई हैं- 
''कम्माणं मज्न्नग्द जीव॑ जो गहह सिद्धसंकास । 
भृण्णद सो श॒ुद्धणओ खल्‌ कम्मोवाहिणिरवेक्लो ।। 
जो कर्मो के मध्य में स्थित अर्थात्‌ कर्मों से लिप्त जीव को सिद्धसमान 
शुद्ध ग्रहण करता है, उसे कर्मोपाधिनिरपेक्ष शुद्धद्रव्यार्थिकनय कहते हैं। 
उप्पादवर्य गउणं किय्या जो गहइ केवला सत्ता । 
भण्णह सो शुद्धणयो इह सत्तागाहओ समए।। 
जो नय उत्पाद-व्यय को गौण करके केवल सत्ता को ग्रहण करता है, 
उसे आगम मे उत्पाद-व्ययनिरपेक्ष सत्ताग्राही शुद्धद्रव्यार्थिकनय कहते है। 
गणगणियाइचउक्के अत्थे जो णो करेइ खलु भेयं । 
सुद्धों सो वब्वत्थो भेयवियप्पेण जिरवेक्लो।। 
जो नय गृुण-गुणी आदि चतुष्करूप (गण-गुणी, स्वभाव-स्वभाववान, 
पर्याय-पर्यायी एवं धर्म-धर्मी) अर्थ में भेद नहीं करता, वह भेदकल्पनानिरपेक्ष 
शुद्धद्रव्यार्थिकनय है। 


भावे सरायमादी 'सब्वे जीवामिह जो बु जंपेदि । 
सो हु असुद्धों उत्तो कम्माणउवाहिसावेक्खो।। 


जो नय सब रागादि भावों को जीव या जीव के कहता है, वह 
कर्मोपाधिसापेक्ष अशुद्धद्रव्याधिकनय है। 


१ ब्रब्यस्वभावप्रकाशक नयचक्र,गाथा १९० से १९५ 


२१६ ] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


उप्पादवयविभमिस्सा सत्ता गहिऊण भणई तिदयत्त । 
बव्वस्स एयसमए जो सो हूं असुदओं विदिओ।। 

जो नय उत्पाद-व्यय के साथ मिली हुई सत्ता को ग्रहण करके द्रव्य को 
एकसमय में उत्पाद-व्यय-धौव्यरूप कहता है, वह उत्पादव्ययसापेक्ष 
अशुद्धद्रव्याधिकनय है। 

भेए सदि संबंध गणगणियाईहिं कणइ जो वबस्चे । 
सो वि असुद्धो विट्ओझे सहिओ सो भेयकप्पेण।। 

जो नय द्रव्य में गुण-गुणी आदि का भेद करके उनके साथ सम्बन्ध 
कराता है, वह भेदकल्पना से सहित होने से भेदकल्पनासापेक्ष 
अशुद्धद्रव्यारथिकनय है। 

इनके सन्दर्भ मे इसीप्रकार का भाव आलापपद्धति' में भी व्यक्त किया 
गया है, जो इसप्रकार है:- 

''कर्मोपाधिनिरपेक्ष: शुद्धद्रव्यार्थिको यथा संसारीजीव: सिद्धसदक्‌ 
शुद्धात्मा। उत्पावव्ययगौणत्वेन सत्ताग्राहकः शुद्धव्रव्याथिको यथा ब्रव्यं 
नित्यमू। भेदकल्पनानिरपेक्ष: शुद्धद्र्याथिको यथा निजगणपर्याय- 
स्वभावत्वाद्‌ द्रव्यमाभिन्‍नम। कर्मोपाधिसापेक्षो६शुद्धद्र्याथिकोे यथा 
क्रोघादिकर्मज भाव आत्मा। उत्पावय्ययसापेक्षो &शुद्धव्रव्यारथिको यवेकस्मिन्‌ 
समये द्रव्यमुत्पादव्ययधौव्यात्मकम। भेदकल्पनासापेक्षो &शुद्धवव्या थिको 
यथा आत्मनो ज्ञानदर्शनादयो गणा: |" 

कर्मोपाधिनिरपेक्ष (कर्म की उपाधि की अपेक्षा न करनेवाला) 
शुद्धद्रव्याथिकनय, जैसे .-ससारीजीव सिद्ध के समान शुद्ध आत्मा है। 
उत्पाद और व्यय को गौण करके सत्ता का ग्राहक शुद्धद्रव्यार्थिकनय, 
जैसे -द्रव्य नित्य है। भेदकल्पना से निरपेक्ष शद्धद्रव्याथिकनय , जैसे -द्रव्य 
अपने गुण, पर्याय और स्वभाव से अभिन्‍न है। कर्म की उपाधि की अपेक्षा 
करनेवाला अशुद्धद्रव्याधिकनय, जैसे -कर्मजन्य क्रोधादिभावरूप आत्मा। 
उत्पाद-व्यय की अपेक्षा करनेवाला अशुद्धद्रव्यार्थिकनय, जैसे .-द्रव्य एक ही 
समय मे उत्पाद-व्यय-धौव्यात्मक है। भेदकल्पनासापेक्ष 
अशुद्धद्रव्याधिकनय, जैसे- आत्मा के ज्ञान, दर्शन आदि गुण हैं।'' 


इनके अतिरिक्त द्रव्यारथिकनय के चार प्रकार और भी बताये गये हैं, 
जिनके नाम इसप्रकार हैं - 





१ आलापपद्धति, पृष्ठ २९४ 


द्रव्यार्थिकनय भेद-प्रभेद ] [२१७ 


(१) अन्वय द्रव्यार्थिकनय 
(२) स्वद्रव्यादिग्राहक द्रव्याथिकनय 
(३) परद्रव्यादिग्राहक द्रव्याथिकनय 
(४) परमभावग्राही द्रव्याथिकनय 
नयचक्रानुसार” इनकी परिभाषाएँ इसप्रकार हैं- 
'पजस्सेससहायाणं अण्णयरूवेण सब्ववण्वेहि । 
विवहाय॑ णहि जो सो अण्णयवब्यत्यिओ भजणिओ।। 
जो नयसमस्त स्वभावों में यह द्रव्य है -इसप्रकार अन्वयरूप से द्रव्य 
की स्थापना करता है, वह अन्वय द्रव्याधिकनय है। 
सहव्वादियउक्के संत दव्व॑ ख्‌ू गिहणए जो हू । 
जियदव्यादिसू गाही सो इयरो होइ विवरीओ।। 
जो नय स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव में सत्‌ द्रव्य को ग्रहण 
करता है, वह स्वद्रव्यादिग्राहक द्रव्याथिकनय है और जो नय परद्रव्य, परक्षेत्र, 
परकाल और परभाव मे असत द्रव्य को ग्रहण करता है, वह परद्रव्यादिग्राहक 
द्रव्याथिकनय है। 
गेण्हह वव्वसहायवं असुद्धसुद्धोवयारपरिचत ।। 
सो परमभावगाही णायव्यो सिद्धिकामेण ।। 
जो नय शुद्ध, अशुद्ध और उपचरितस्वभाव से रहित परमस्वभाव को 
ग्रहण करता है, उसे मोक्षाभिलाधषियों द्वारा परमभावग्राही द्रव्यार्थिकनय 
जानना चाहिए। 
इनका स्वरूप आलापपद्धति' मे इसप्रकार दिया गया है'- 
''अन्वयद्रव्यार्थिको यथा गणपर्यायस्वभावं व्रव्यम्‌ । । स्वद्रव्यादिग्राहक 
व्रव्याथिकि... यथा स्वव्रव्यादिचतृष्टयापेक्षया. द्रव्यमस्ति। 
परबव्रव्यादिग्राहकद्रव्याथिको यथा परव्रव्याविचतृष्टयापेक्षया द्रव्यं नास्ति। 
परमभावग्राहकदव्याथिके यथा ज्ञानस्वरूप आत्मा।'* 
अन्वय द्रव्यार्थिकनय, जैसे :-द्रव्य, गण-पर्यायस्वभाववाला है। 
स्वद्रव्यादिग्राहक द्रव्यारथिकनय, जैसे :-द्रव्य, स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र स्वकाल और 
स्वभाव की अपेक्षा सत्‌ है। परद्रव्यादिग्राहक द्रव्यार्थिकनय, जैसे :-द्रव्य, 
परद्रव्य, परक्षेत्र परकाल और परभाव की अपेक्षा असत्‌ है। परमभावग्राहक 





१ ग्रव्यस्वभावप्रकाशक नयबक्र, गाथा १९६ से १९८ 
२. आलापपद्धति, पृष्ठ २१५ 


२१८] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


द्रव्याथिकनय, जैसे :-आत्मा ज्ञानस्वरूप है। 

द्रव्यार्थिकनय के उक्त दश प्रकारों में तीन शुद्धद्रव्याथिक, तीन 
अशदृद्रव्यार्थिक, एक अन्वय द्रव्यार्थिक, एक स्वद्रव्यादिग्राहक, एक 
परद्रव्यादिग्राहक तथा एक परमभावग्राही द्रव्यार्थिकनय है। 

श्री जैनेन्द्र वर्णी ने इन्हीं दश भेदो में पाँच को शुद्धद्रव्याथिक एवं पाँच 
को अशद्धद्रव्यार्थिक बताया है। उनमें तीन शुद्ध और तीन अशुद्ध तो वे ही हैं 
जो ऊपर बताये गये हैं। शेष में अन्वयद्रव्यार्थिक एवं परद्रव्यादिग्राहक 
द्रव्यारथिकनय को अशुद्ध तथा स्वद्रव्यादिग्राहक् एवं परमभावग्राही 
द्रव्यारथिकनय को शुद्धद्रव्यारथिकनय बताया गया है। 

उक्त कथन का पोषक उनका कथन इसप्रकार है:- 

"द्रब्यारथिकनय के पहले दो मल भेद किये गये :-शुद्धद्रव्याधिक व 
अशद्वद्रव्यार्थिक। तथा इनके प्रतिबिम्बस्वरूप आगे दश भेद किये गये.-- 
(१) उत्पादव्ययनिरपेक्ष शुद्धद्रव्यार्थिननय, (२) उत्पादब्ययसापेक्ष 
अशुद्धद्रव्याधथिकनय, (३) भेदकल्पनानिरपेक्ष शुद्धद्रव्याधिकनय, (४) 
भेदकल्पनासापेक्ष अशुद्धद्रव्यार्थिकनय, (५) कर्मनिरपेक्ष शुद्धद्रव्यार्थिकनय, 
(६) कर्मसापेक्ष अशुद्वद्रव्याथिकनय, (७) स्वद्रव्यादिचतुष्टयग्राही 
शुद्धद्रव्यार्थिकनय, (८) परद्रव्यादिचतृष्टयविच्छेदक अशुद्धद्रव्यार्थिकनय 
(९) परमपारिणामिकभावग्राही शुद्धद्रव्याथिक और (१०) गुण व त्रिकाली 
पर्यायों में अनुगत पिण्ड अन्वय नामवाला अशुद्धद्रव्यारथिक। 

जैनेन्द्रजी के उक्त वर्गीकरण पर गम्भीरता से विचार करने पर भी 
सहमत हो पाना सभव नही हो रहा है; क्योंकि जिनागम मे स्वद्रव्यादिग्राहक, 
परद्रव्यादिग्राहक, अन्वय और परमभावग्राही द्रव्याथिकनयों के साथ 'शुद्ध' 
या अशुद्ध शब्द का प्रयोग देखने में नहीं आया है; जबकि शेष छह प्रकारों मे 
प्रत्येक के साथ शुद्ध या अशुद्ध' विशेषण स्पष्टरूप से लगा हुआ मिलता है। 
यहाँ तक कि जैनेन्द्रजी ने प्रमाणस्वरूप जो उद्धरण प्रस्तुत किए हैं, उनमें भी 
'शुद्ध' या अशुद्ध' विशेषण प्राप्त नहीं होते हैं। 

दूसरे इस प्रकरण मे कर्मोपाधि, उत्पाद-व्यय एवं भेदकल्पना की 
सापेक्षता को अशुद्धता एवं इनसे निरपेक्षता को श॒द्धता का आधार बताया 
गया है, अत यह स्पष्ट है कि यहाँ इनकी निरपेक्षता ही श॒द्धता है और 
सापेक्षता ही अशुद्धता, इससे भिन्‍न कोई अपेक्षा अभीष्ट नहीं है। 





१. नयदर्पण, पृष्ठ ४७६ 


द्रव्यार्थिकनय : भेद॑-प्रभेद ] [२१९ 


स्वद्रव्यादिग्राहक, परद्रव्यादिग्राहक, अन्वय एवं परमभावजग्राही 
द्रव्यार्थिकनयों में इसप्रकार की कोई सापेक्षता या निरपेक्षता नहीं है; अतः 
इनमें इसप्रकार के भेद भी सम्भव नहीं हैं। 

तीसरे परमभावग्राही द्रव्याथिकनय की परिभाषा मे ही यह बात 
साफ-साफ लिखी है कि जो नय शुद्ध, अशुद्ध और उपचार से रहित 
परमस्वभाव को ग्रहण करता है, उसे परमभावग्राही द्रव्यार्थिकनय कहते हैं। 
इसप्रकार इस नय को शुद्धता और अशुद्धता - दोनों ही विशेषण अभीष्ट नहीं 
हैं; क्योंकि इस नय का विषय तो सापेक्षता एवं निरपेक्षता - दोनो ही विकल्पों 
से परे है। 

शुद्धद्रव्यारथिकनय की परिभाषा इसमें किसी भी प्रकार घटित नहीं 
होती, क्‍योंकि द्रव्य की शुद्धता या शुद्धता सहित द्रव्य शुद्धद्रव्यारथिकनय का 
विषय है, जबकि परम भावग्राहीनय का विषय शुद्धता, अशुद्धता और उपचार 
से रहित, इनके विकल्प से भी परे-परमपारिणामिकभाव 
(परमपारिणामिकभावरूप द्रव्य) है। 

इसीप्रकार अस्तिस्वभाव के समान नास्तिस्वभाव भी प्रत्येक वस्तु का 
सहज धर्म है, उनमें अस्तिस्वभाव का ग्राहक नय शुद्ध एव नास्तिस्वभाव का 
ग्राहक नय अशुद्ध कैसे कहा जा सकता है? 

यद्यपि जैनैन्द्रजी ने अपने मन्तव्य को स्पष्ट करने का बहत प्रयत्न किया 
है, तथापि लगता है, वे स्वयं भी इस बात से पूरी तरह सन्तुष्ट नहीं हो पाये थे: 
क्योंकि चार्ट-एक ' में वे स्वयं चार नयों को शुद्ध एवं छह नयों को अशुद्ध 
बताते हैं, पर चार्ट-दो मे पाँच शुद्ध और पाँच अशुद्ध नय बताते हैं। 

इसप्रकार हम देखते हैं कि द्रव्याथिकनय छह भेदों को ही शुद्ध और 
अशुद्ध के भेदो मे विभाजित किया जा सकता है, शेष चार द्रव्यार्थिकनयों मे 
इसप्रकार का वर्गीकरण सम्भव नहीं है। 

यद्यपि इन दशों ही नयो की विषयवस्तु वस्तु का द्रव्यांश ही है, तथापि 
प्रयोजन-विशेष से विभिन्‍न दृष्टिकोणों से देखने पर उसमें विविधता 
स्फुरायमान हो जाती है। 

बे कौन से प्रयोजन हैं, जिनके कारण द्रव्यार्थिकनय में विविधता 
स्फ्रायमान हो जाती है तथा वह दश भेदों में विभाजित हो जाता है? 


१ नयधर्षण, पृष्ठ २३० के साथ संलग्न बार्ट-१ 
२ गयदर्पण, पृष्ठ ७२२ के साथ संलग्न चार्ट-२ 


२२०] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


सबसे बडा प्रयोजन तो विषयवस्तु को स्पष्ट करना ही है; क्योंकि 
जबतक तत्संबधी ज्ञान निर्मल न होगा, तबतक उसके सन्दर्भ में शकाएँ, 
आशंकाएँ तथा प्रश्न उत्पन्न होते ही रहेगे। ेु 

द्रव्याथिकनय का विषय यद्यपि प्रत्येक वस्तु का द्रव्याश होता है, 
तथापि आत्महित की मुख्यता होने से यहाँ आत्मा को लक्ष्य में रखकर ही 
इसके भेद-प्रभेद किये गये है। 

द्रव्याथिकनय की विषयभूत आत्मवस्तु यद्यपि पर और पर्याय से भिन्न, 
भेद-विकल्पो से निरपेक्ष अनन्तगणात्मक अभेदवस्तु है; तथापि वह 
उत्पाद-व्यय है स्वरूप जिनका ऐसी पर्यायो, पर्यायो की उपाधियों एब 
भेद-विकल्पो से सर्वथा ही भिन्‍न (पुथक्त्वलक्षण) हो- ऐसी बात नही है। 

यद्यपि देखना उसे (द्रव्याश को) ही है, तथापि उसे उत्पाद-व्ययरूप 
पर्यायो, पर्यायो की उपाधियो एवं भेद-विकल्पो से सापेक्ष भी देखा जा सकता 
है और निरपेक्ष भी। सापेक्ष देखना अशुद्धता है और निरपेक्ष देखना शुद्धता। 

यहाँ एक प्रश्न सम्भव है कि उत्पाद-व्ययरूप पर्याये, पर्याय की 
उपाधिरूप औपाधिकभाव (रागादि) तथा भेदकल्पना-इन तीनों के ही 
पर्यायरूप होने से इन्हे तो पर्यायाथिकनय का विषय होना चाहिए, इन्हे यहाँ 
द्रव्याथिकनय का विषय क्‍यों बताया जा रहा है? 

पर बात ऐसी नही है, क्योकि यहाँ मुख्यता पर्याय की नही है, द्रव्य की 
ही है क्योंकि देखा तो द्रव्य को ही जा रहा है, पर्यायो को नही। बात तो मात्र यह है कि 
पर्यायो से सापेक्ष (सहित) द्रव्य को देखना अशुद्धद्रव्याधिकनय का काम है 
और पर्यायो से निरपेक्ष (रहित) द्रव्य को देखना शुद्धद्रव्याधिकनय का काम 
है। 

यहाँ प्रयोजन तो मात्र द्रव्य को देखने का ही है, अत यह द्रव्याधिकनय 
ही है, क्योकि द्रव्याधिकनय को स्पष्ट करते हए पहले कहा जा चका है कि 
शुद्धद्रव्य को देखना है प्रयोजन जिसका, वह शद्धद्रव्याथिकनय है और 
अशुद्धद्रव्य को देखना है प्रयोजन जिसका, वह अशद्धद्रव्यारथिकनय है। 

पययि द्रव्य से सर्वथा भिन्‍न तो है नही, पर यदि अशद्धद्रव्याथिकनय का 
प्रयोग नही होता तो शुद्धद्रव्यारथिकनय के जोर मे उन्हे सर्वथा पृथक्‌ मान 
लिए जाने पर भिन्‍्नैकान्त का प्रसग उपस्थित हो जाता: अतः अशद्ध 
द्रव्याथिकनयो का कथन सार्थक ही है, प्रयोजनभत ही है, निरर्थक नहीं 
अप्रयोजनभत भी नही। 


यदि अशुद्धद्रव्यारथिकनयों की ही चर्चा करते तो पर्यायों से भिन्‍नतावाला 


द्रव्या्थिकनय * भेद-प्रभेद ] [२२१ 


पक्ष अस्पष्ट रह जाता। उसके बिना ओ आश्रय भूत द्रव्य ही स्पष्ट न हो पाता। 
अतः पर्यायों से द्रव्य को निरपेक्ष बतानेवाले शुद्धद्रव्याथिकनय भी 
अप्रयोजनभूत नहीं हैं, अपितु मूलभूत प्रयोजन की सिद्धि करनेवाले होने से 
अत्यन्त आवश्यक एवं महत्त्वपूर्ण हैं। 

एक प्रश्न यह भी संभव है कि पर्यायों सहित द्रव्य को देखना तो प्रमाण 
का विषय होना चाहिए, न कि द्रव्याधथिकनय का; पर यहाँ उसे द्रव्यार्थिकनय 
का विषय बताया जा रहा है। 

प्रमाण के विषय में द्रव्यांश और पर्यायांश समानरूप से मुख्य रहते हैं, 
अथवा उसमें मुख्यता और गौणता की विवक्षा ही नहीं रहती; जबकि यहाँ 
द्रव्याश मुख्य है एवं पर्यायांश गौण; अतः यह तो निर्विवादरूप से 
द्रव्यारथिकनय का ही विषय है, न तो पर्यायार्थिकनय का है और न प्रमाण का 
ही। 

वस्तु के सामान्यविशेषात्मक अर्थात्‌ द्रव्यपर्यायात्मक होने से वस्तुभूत 
द्रव्य मे पर्यायें है तो सही, पर उनके रहते हुए भी यह सम्भव है कि 
द्रव्याधिकनय उन्हे गौण कर दे, देखे ही नहीं; परन्तु वस्तु के द्रव्याश को 
उनसे (पर्यायो से-कर्मोपाधियों, उत्पाद-व्यय एवं भेद-विकल्पों से) सापेक्ष 
देखे या निरपेक्ष -यह तो द्रव्यार्थिकनय की सीमा मे ही आता है। 

द्रव्य को पर्यायों से सापेक्ष देखना अशुद्धता का उत्पादक होने से 
अशुद्धद्रव्यारधिकनय कहा जाता है एव द्रव्य को पर्यायों से निरपेक्ष देखना 
शुद्धता का उत्पादक होने से शुद्धद्रव्याथिकनय कहा जाता है अथवा सापेक्षता 
(सहितता) ही अशुद्धता है और निरपेक्षता (रहितता) ही शुद्धता है। 

इसप्रकार कर्मोषपाधि, उत्पाद-व्यय एवं भेदकल्पना की सापेक्षता की 
अपेक्षा तीन प्रकार के अशद्भद्रव्या थकनय तथा इन्ही से निरपेक्षता की अपेक्षा 
तीन प्रकार के शुद्धद्रव्याथिकनय बन जाते हैं। 

द्रव्याथिकनय की व्युत्पत्ति करते हुए 'आलापपद्धति में जो कछ लिखा 
है, उससे भी यही सिद्ध होता है कि अन्वयद्रव्याथिक आदि चार नयों मे 
शुद्ध-अशुद्ध का वर्गीकरण उन्हें इष्ट नही है। उक्त कथन मूलत: इसप्रकार 
है:- 

“क्रव्यभेवार्थ: प्रयोजनमस्यथेति व्रव्यार्थिक। शव्षव्रव्यमेवार्थ: 
प्रयोजनमस्येति शुद्धदव्याथिक:। अशुद्धवव्यमेवार्थ: प्रयोजनमस्येत्यशुद्ध- 
द्र्यार्थिक:।. सामान्यगणादयो<न्वयरूपेण... व्रवीत द्रव्यभाति 
व्यवस्थापयतीत्यन्वयद्रव्या थिंक:। स्वव्रव्यादिग्रहणमर्थ: प्रयोजनमस्थेति 


कक] [परमभाव- प्रकाशक नयचक्र 


स्वव्रध्यादिग्राहक:। परद्रय्यादिग्रहणमर्थ: प्रयोजनमस्येति परद्रव्यादि- 
ग्राहक: । परमभावग्रहणमर्थ: प्रयोजनमस्येति परमभावग्राहक:। ' 

द्रव्य ही जिसका अर्थ अर्थात्‌ प्रयोजन है, वह द्रव्यार्थिकनय है। शुद्धद्रव्य 
ही जिसका अर्थ -प्रयोजन है, वह शुद्धद्रव्यार्थिकनय हैं। अशुद्ध द्रव्य ही 
जिसका अर्थ - प्रयोजन है, वह अशुद्धद्रव्यार्थिकनय है। सामान्य गुण आदि 
को अन्वयरूप से द्रव्य द्रव्य -ऐसी व्यवस्था जो करता है, वह 
अन्वयद्रव्यार्थिक है अर्थात्‌ अविच्छिन्नरूप से चले आते गणों के प्रवाह में जो 
द्रव्य की व्यवस्था करता है, उसे ही द्रव्य मानता है, वह अन्वयद्रव्यार्थिक है। 
जिसका अर्थ-प्रयोजन स्वद्रव्यादि को ग्रहण करना है, वह 
स्वद्रव्यादिग्राहकनय है। जिसका अर्थ - प्रयोजन परद्रव्यादि को ग्रहण करना 
है, वह परद्रव्यादिग्राहक्नय है। और जिसका अर्थ -प्रयोजन परमभाव को 
ग्रहण करना है, वह परमभावग्राहकनय है। 

उक्त कथन मे द्रव्यार्थिकनय के उन भेदो के नाम नही है, जिन्हें शुद्ध या 
अशद्ध द्रव्यार्थिकनय में गर्भित किया जा सकता है। उन्हे शुद्धद्रव्यारधथिक और 
अशुद्धद्रव्याथिक मे ही गर्भित कर लिया गया है। शेष चार का पृथक्‌ उल्लेख 
है। इसप्रकार द्रव्यार्थिकनय निम्नानुसार छह प्रकार का ही रह जाता है - 

(१) शुद्धद्रव्याधिकनय, 

(२) अशुद्धद्रव्याथिकनय, 

(३) अन्वयद्रव्याधिकनय, 
(४) स्वद्रव्यादिग्राहक द्रव्याथिकनय, 
(५) परद्रव्यादिग्राहक द्रव्याधिकनय, 
(६) परमभावग्राही द्रव्याधिकनय, 

अनन्तगणात्मक के समान वस्तु अनन्तस्वभावात्मक भी है। जैसे- 
आत्मा ज्ञानस्वभावी है, दर्शनस्वभावी है, सुखस्वभावी है; अस्तिस्वभावी 
है, नास्तिस्वभावी है; नित्यस्वभावी है, अनित्यस्वभावी है; भिन्‍नस्वभावी है, 
अभिन्‍नस्वभावी है, एकस्वभावी है, अनेकस्वभावी है; केवलज्ञानस्वभावी है, 
इत्यादि। इन सब स्वभावों मे कुछ गणस्वभाव हैं, कछ पर्यायस्वभाव 
हैं-इसप्रकार आत्मा गणपर्यायस्वभावी है। इन सभी स्वभावों मे 'यह 
आत्मा है-इसप्रकार अन्वयरूप से द्रव्य की स्थापना करना 
अन्वयद्रव्याधिकनय का काम है। 


वि पथ पिया जा 
१ आलापपद्चति, पृष्ठ २२६ 


द्रव्यार्थिकनय : भेद-प्रभेद ] [२२३ 


यद्यपि द्रव्य के अनन्तस्वभावों का कथन सम्भव नहीं है, तथापि 
एकाधिक स्वभावों के कथन द्वारा उनके साथ अन्वयरूप से रहनेवाले अनंत 
स्वभावों को अभेदरूप से ग्रहण करना ही इस नय का मूल प्रयोजन है। जब 
हम आत्मा को ज्ञानस्वभावी, आनन्दस्वभावी या ज्ञानानन्दस्वभावी कहते हैं, 
तब हमारा अभिप्राय आत्मा को मात्र ज्ञानस्वभावी या आनन्दस्वभावी अथवा 
ज्ञानानन्दस्वभावी कहने का ही नहीं होता, अपितु ज्ञान और आनन्द जैसे 
अनन्त स्वभावों से संयुक्त अनन्तस्वभावी अखण्ड-अभेद आत्मा समझाने का 
होता है। 

इसप्रकार हम देखते हैं कि अनन्त स्वभावों से संयुक्त अखण्ड-अभेद 
वस्तु को उसी के किसी एक या एकाधिक स्वभाव के कथन द्वारा समझना, 
प्रतिपादन करना अन्वयद्रव्यार्थिकनय का काम है। 

अन्वयद्रव्यर्थिकनय वस्तु के जिन अनन्त स्वभावो मे अन्वय स्थापित 
करता है, उन अनन्त स्वभावों को पृथक्‌-पृथक्‌ ग्रहण करनेवाले यद्यपि 
अनन्त नय हो सकते हैं; हो क्या सकते हैं, होते ही हैं; तथापि न तो अनन्त 
स्वभावों का ही कथन सम्भव है और न अनन्त नयों का। 

यद्यपि अनन्त स्वभावों और उनके ग्राहक - प्रतिपादक अनन्त नयों का 
कथन सम्भव नहीं है; तथापि उन्हे जाना ही न जा सकता हो - ऐसी बात भी 
नही है। एक-दो को सोदाहरण समझकर शेष के सम्बन्ध मे अनुमान तो 
किया ही जा सकता है। ध्यान रहे, जैनागम में अनुमान ज्ञान को भी 
प्रमाण-ज्ञान माना गया है। आगम-प्रमाण से भी ये यथासम्भव जाने जाते हैं। 
अत वे अज्ञेय नहीं हैं। 

इसी उद्देश्य से वस्तु के अनन्त स्वभावों में से मूलभूत स्वभाव 
अस्तिस्वभाव (भावस्वभाव) एवं नास्तिस्वभाव (अभावस्वभाव) रूप युगल के 
ग्राहक - प्रतिपादक स्वद्रव्यादिग्राहक एवं परद्रव्यादिकग्राहक द्रव्यार्थिकनय 
रखे गये है। 

ये दोनों नय क्रमशः अस्तिस्वभाव और नास्तिस्वभाव के ग्राहक 
हैं-इस बात को 'वृहन्नयचक्रम्‌' में इसप्रकार बताया गया है :- 

"अस्तिस्वभावं व्रव्यं सदृब्रब्यादिव्‌ ग्राहकनयेन । 
तदपि च॑ नास्तिस्वभावं परव्रव्यादिग्राहकेण ।। 
स्वद्रव्यादिग्राहक द्रव्यार्थिकनय से द्रव्य अस्तिस्वभाववाला है तथा 





१ नयदर्पण, पृष्ठ (०२ व ५०५ 


२२४] [परमभाव- प्रकाशक नयचक्र 


परद्रव्यादिग्नाहक द्रव्यार्थिकनय से नास्तिस्वभाववाला है। 

द्रव्य, क्षेत्र काल और भाव को चतुष्टय कहते हैं। अपने 
द्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव को स्वचतष्टय एवं पर के द्रव्य-क्षेत्र-कआाल-भाव को 
परचतष्टय कहते हैं। प्रत्येक द्रव्य स्वचतृष्टय की अपेक्षा सत्‌ 
(भावरूप-अस्तिरूप) है एवं परचतुष्टय की अपेक्षा असत्‌ 
(अभावस्वरूप-नास्तिरूप) है। ये सत्‌ और असत्‌, भाव और अभाव या 
अस्तित्व और नास्तित्व प्रत्येक द्रव्य के स्वयं के स्वभाव हैं, धर्म हैं, शक्तियाँ 
हैं। यद्यपि इन दोनो की अपेक्षाएँ जुदी-जुदी हैं, परन्त॒ द्रव्य में इन दोनो की 
अपेक्षा समानरूप से ही विद्यमान है। तात्पर्य यह है कि नास्तित्व धर्म की 
सत्ता वस्तु मे अस्तित्व धर्म के समान ही शक्तिरूप से विद्यमान है। 

एक का कार्य स्वय को विघटित होने से बचाने का है तो दूसरे का कार्य 
पर के हस्तक्षेप से सुरक्षा करने का है। यदि प्रथम गृह-मन्त्रालय का काम 
सँभालता है तो दूसरा रक्षा-मन्त्रालय का। तात्पर्य यह है कि अस्तिस्वभाव 
गृह-मन्त्रालय के समान आन्तरिक विघटन को रोकता है, तो दूसरा 
रक्षा-मन्त्रालय के समान अपनी सीमाओ को सुरक्षित रखता है। 

'आलापपद्धति' मे अस्तिस्वभाव एवं नास्तिस्वभाव का व्यृत्पत्तिअर्थ 
इसप्रकार दिया गया है - 

"स्वभावला भादव्युतत्वादस्तिस्वभाव: । 
परस्वरूपेणा भावा ननास्तिस्वभाव'  ।। 

स्वभाव के लाभ से च्यूत नहीं होने से द्रव्य अस्तिस्वभाववाला है तथा 
परस्वरूप नहीं होने से नास्तिस्वभाववाला है। 

वस्तृत इन दोनो स्वभावो एवं इनके प्रतिपादक नयो का काम क्रमशः 
वस्तु की स्वतन्त्रता कायम रखना एवं उसका प्रतिपादन करना है। प्रत्येक 
द्रव्य पूर्ण स्वतन्त्र है, कोई किसी के कार्य मे हस्तक्षेप नही करता - इन नयो का 
प्रयोजन इस महान सिद्धांत का प्रतिपादन करना ही है। 

इन दो नयो को द्रव्याधिकनय के भेदो मे रखकर आचार्यदेव पाठकों से 
यह अपेक्षा रखते हैं कि वे इनके आधार पर वस्त के अनन्त स्वभावों के 
प्रातपादक अनन्त नयों को अपनी शक्ति-अनसार जितना भी सम्भव हो 
घटित करे अर्थात्‌ शेष को भी उसीप्रकार जानें-मानें। 

स्वभावों की चर्चा करते हुए 'आलापपद्धतिं*' में ११ सामान्यस्वभाव 


१ आलापपर्द्धात, पृष्ठ २२० 
२ आलापपद्धति, पृष्ठ २१३ 


द्रव्यार्थिकनय . भेद-प्रभेद ] [२२५ 


एवं १० विशेषस्वभाव-इसप्रकार २१ स्वभाव बताये गये हैं, जो कि 
इसप्रकार हैं.- 
अस्तिस्वभाव, नास्तिस्वभाव, नित्यस्वभाव, अनित्यस्वभाव, 
एकस्वभाव, अनेकस्वभाव, भेदस्वभाव, अभेदस्वभाव, भव्यस्वभाव, 
अभव्यस्वभाव और परमस्वभाव-ये ग्यारह सामान्यस्वभाव हैं। 
चेतनस्वभाव,  अचेतनस्वभाव, मूर््तस्वभाव, अमूरत्तस्वभाव, 
एकप्रदेशस्वभाव, अनेकप्रदेशस्वभाव, विभावस्वभाव, शुद्धस्वभाव, 
अशुद्धस्वभाव और उपचरितस्वभाव -ये दश विशेषस्वभाव हैं। 
उक्त २१ स्वभावों में आरम्भ के अस्तिस्वभाव और नास्तिस्वभाव के 
ग्राहक स्वद्रव्यादिग्राहक एवं परद्रव्यादिग्राहक द्रव्याधिकनय बताये ही गये 
हैं। 
सामान्यस्वभावो मे सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण परमस्वभाव है, क्योंकि वह 
द्रव्यस्वभाव है। दशर्वों द्रव्याथिकनय उस परमस्वभाव का ही 
ग्राहक - प्रतिपादक है। इसकी परिभाषा 'नयचक्र * में इसप्रकार दी गई है:-- 
'गेहणइ वसण्यसहाव असुद्धसुद्धोवयारपरिचत्त । 
सो परमभावगाही जायव्यो सिद्धिकामेण।। 
जो शुद्ध, अशुद्ध और उपचरितस्वभाव से रहित द्रव्यस्वभाव 
(परमस्वभाव) को ग्रहण करता है, वह परमभावग्राही द्रव्यार्थिकनय है। 
सिद्धि की कामना रखनेवालो को उसे अच्छी तरह जानना चाहिये। ' 
माइल्लधवलरचित नयचक्र का पूरा नाम द्रव्यस्वभावप्रकाशक 
नयचक्र' है। इससे प्रतीत होता है कि उन्होने तो सम्पूर्ण नयचक्र द्रव्यस्वभाव' 
के प्रकाशन के लिए ही बनाया है। यही कारण है कि उन्होंने द्रव्यस्वभाव को 
ग्रहण करनेवाले परमभावग्राही के स्वरूप के साथ णायव्वों सिद्धिकामेण' पद 
का प्रयोग किया है, जो कि अन्य नयो की प्ररूपणा मे नहीं पाया जाता है। 
द्रव्यस्वभाव की विशेषता बताते हुए बे उसे शुद्ध, अशुद्ध और 
उपचरित स्वभाव से रहित बताते हैं; अत' पहले इन्हें जान लेना आवश्यक 
है। 
शूद्ध, अशुद्ध और उपचरित स्वभाबो को ग्रहण करनेवाले नयो की चर्चा 
'आलापपद्धति' में इसप्रकार की गयी है:- 
''शुद्धदव्याथिकेन शुद्धस्वभाव:, अशुद्धव्रव्यार्थिकेन अशुद्धस्वभाव:, 


१. द्रष्यस्वभावप्रकाशक नयचक़, गाथा १९८ 


२२६] [परमभाव प्रकाशक नयचक्र 


असबूभूतव्यवहारेणोपचरितस्वभाव:। * 

शुद्धद्रव्याथिकनय से शुद्धस्वभाव है, अशुद्धद्रव्यार्थिकनय से 
अशुद्धस्वभाव है और असद्भूतव्यवहारनय से उपचरितस्वभाव है। ' 

उक्त कथन से यह प्रतीत होता है कि परमस्वभावग्राही द्रव्यार्थिकनय 
का विषयभूत द्रव्यस्वभाव तीनो प्रकार के शुद्धनयो की विषयभूत शुद्धता 
(निरपेक्षता), तीनों प्रकार के अशुद्धनयों की विषयभूत अशुद्धता (सापेक्षता) 
एवं असद्भूतव्यवहारनय के विषयभूत संयोगादि से रहित है। 
सद्भूतव्यवहारनय के भेद भी शुद्ध एवं अशुद्ध के रूप में किये जाते हैं; अत: 
शुद्ध, अशुद्ध और उपचरित से रहित में सदभूत एव असद्भूत दोनों प्रकार के 
व्यवहारनयों का निषेध भी समाहित हो जाता है। 

इसप्रकार यह द्रव्यस्वभाव संयोग एवं सापेक्षता-निरपेक्षता के विकल्पों 
से भी परे परमस्वभावरूप है। परमपारिणामिकभावरूप होने से ही इस 
द्रव्यस्वभाव का नाम परमभाव पडा है। 

आचार्य जयसेन के निम्नलिखित कथन से बात सहज ही स्पष्ट हो जाती 
है:- 

'"औपशमिक, क्षायोपशमिक, क्षायिक और औदयिकभाव तो मर्यायरूप 
हैं, एक शुद्ध (परम) पारिणामिकभाव ही द्रव्यरूप है। पदार्थ परस्पर सापेक्ष 
द्रव्य-पर्यायरूप हैं। जीवत्व भव्यत्व, अभव्यत्व -इन तीन पारिणामिकभावों 
मे शुद्धजीवत्वशक्तिलक्षणवाला (परम) पारिणामिकभाव शुद्ध 
(परमभावग्राही) द्रव्याधिकनय के आश्वित होने से निरावरण है तथा शुद्ध 
(परम) पारिणामिकभाव के नाम से जाना जाता है। वह बन्धमोक्षरूप पर्याय 
से रहित है।* ' 

परमभावग्राही द्रव्यार्थिकनय के विषयभूत इस द्रव्यस्वभाव परमस्वभाव 
की महिमा गाते हुए नयचक्रकार लिखते है - 

“एवं पिय परमपदं सारपद सासणे पढठिदं । 
एवं पिय विर्यवं लाहो अस्सेव जिव्वाणं।।' 
जिनशासन में इस परमपारिणामिक भाव को ही परमपद और सारभूत 
कहा गया है। यही अविनाशी तत्त्व है। इसके लाभ को ही निर्वाण कहते हैं। 





१ आलापपद्धति, पृष्ठ २२४ 
है समयसार गाया ३२० वी 'तात्पयर्वत्ति टीका 
३ द्रव्यस्वभावप्रकशक नेयबक्र, गाथा १४३ 


द्रव्यार्थिकनय भेद-प्रभेद ] [२२७ 


सद्धाणणाणचरणं जाव जण जीवस्स परम सब्भावे । 
ता अण्णाणी मूढ़ो संसारमहोदहि भरमह।।" 

जबतक जीव का अपने इस परमस्वभाव मे श्रद्धात, ज्ञान और आचरण 
नहीं है, तबतक वह मृढ़ अज्ञानी संसार-समुद्र में भटकता है। 

निश्चय-व्यवहार के प्रकरण में जिसे परमशुद्धनिश्चयनय का विषय 
कहा गया है, वही यहाँ परमभावग्राही द्रव्याधिकनय की विषयवस्तु है। 
जिसप्रकार निश्चय-व्यवहार के प्रकरण में परमशुद्धनिश्चयनय नयाधिराज 
है, उसीप्रकार द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिकनय के प्रकरण में परमभावग्राही 
द्रव्याथिकनय नयाधिराज है। 

इसप्रकार द्रव्यारथिकनय के दश भेदों का सामान्यस्वरूप स्पष्ट हुआ। 
इनके सम्बन्ध में उठनेवाले प्रश्नों के उत्तर आगे यथास्थान दिये ही जावेंगे। 
अब पर्यायार्थिकनय के छह भेदों की चर्चा प्रसंगोपात्त है। 


(0० 
(न्‍ >४:९४४६£/७:३ 7७४८९ धक७ ७१७८७ 7%/२८७८९८७:९८४:२४४८ ४३ £२८४२८९०८५ ७४ £२३४७४५:८८:२ ५. त्छ्ः 


हमे ग्राध्यात्मिक ग्रथों के स्वाध्याय की बसी रुचि भी कहाँ है, 
जेसी कि विषय-कपाय और उसके पोषक साहित्य पढने की है | ऐसे 
बहुत कम लोग होंगे जिन्होंने किसी प्राष्यात्मिक, संद्धान्तिक या 
दाशेनिक ग्रन्थ का स्वाध्याय झाद्योपान्‍्त किया हों । साधारण लोग 
तो बंधकर स्वाध्याय करते ही नहीं, पर ऐसे विद्वान भी बहुत कम 
मिलेगे, जो किसी भी महान ग्रन्थ का जमकर श्रखण्डरूप से स्वाध्याय 
करते हो | श्रादि से ग्रन्त तक ग्रखण्डरूप से हम किसी ग्रन्थ को पढ़ 
भी नहीं सकते, तो फिर उसकी गहराई मे पहुँच पाना कंसे सभव है? 
जब हमारी इतनी भी रुचि नहीं कि उसे प्रखण्डरूप से पढ़ भी सके 
तो उसमे प्रतिपादित भ्रखण्ड वस्तु का भ्खण्ड स्वरूप हमारे ज्ञान 
श्रोर प्रतीति में कंसे झावे ” 

विपय-कपाय के पोषक उपन्यासादि को हमने कभी अधूरा नहीं 
छाडा हागा, उसे पूरा करके ही दम लेते हैं; उसके पीछे भोजन को 
भी भूल जाते है। क्‍या आ्राध्यात्मिक साहित्य के भ्रध्ययन में भो कभी 
भोजन का भूले है ? यदि नही, तो निश्चित समभिये हमारी रुचि 
ग्रध्यात्म मे उतनी नहीं, जितनी विषय-कषाय मे है । 

- धर्म के दशलक्षरा, पृष्ठ १११ 

हैं, (००.२२ ७०३८०७९०३२७०७४७७७०९:-३/०७०क नह क+ ४९८१७ '५८+६८८९८६२८ छब्क बडा पेपिफ पद दम कमिक छप्कि 


५८८ रे.बेक९:८ने४९:८२ ९२७ २:४९ कवित २:९४८::7२-: फिट <मकेक रे: दै:पि:प:बेरफरे: 


2४२७३ ः्या0 2-५ ४०१ £९०८:५ ८%३:२४:७+१४०११४८८३४२४:-७८२७८३८२५ ४८२७८७४:७४७ £२४:९७४२७० #२४:१४२७४८ /रेक३ 





१ बद्रब्यस्वभावप्रकाशक नयचक्र, गाथा २७४ 


पर्यायाथिक नय : भेद-प्रमेद 


जिनागम मे पर्यायार्थिकनय के भेदो की चर्चा करते हुए उन्हें छह प्रकार 
का बताया गया है। आलापपद्धति' में उक्त छह प्रकारों को सोदाहरण 
इसप्रकार स्पष्ट किया है:- 

"अथ पर्यायार्थिकस्प षड़भेदा उच्यन्ते :- अनादिनित्यपर्यायार्थिको, 
यथा पुद्गलपर्यायो नित्यो मेवादिः। सादिनित्यपर्यायार्थिको, यथा 
सिद्धपर्यायो नित्य:। सत्तागौणत्वेनोत्पादव्ययग्राहकस्वभावो<नित्य शुद्ध - 
पर्यायार्थिको, यथा समय समय प्रीत पर्याया: विनाशिनः। सत्तासापेक्ष 
स्वभावो ४नित्या शुद्धपर्यायार्थिके, यथा कस्मिन्‌ समये तयात्मकः 
पर्याय... कर्मोपाधिनिरपेक्षस्वभावो<नित्यशुद्धपर्याया थिको,. यथा 
सिद्धपर्यायसदृशा: शुद्धा: संसारिणां पर्याया:। कर्मोपाधिसापेक्षस्वभायों5- 
नित्याशुद्धपर्यायार्थिको, यथा संसारिणामुत्पत्तिमरणे स्तः।" 

अब पर्यायार्थिकनय के छह भेद कहते है :- 

(१) अनादिनित्यपर्यायार्थिकनय, जैसे -पुद्गल की पर्याय सुमेरू 
पर्वत आदि नित्य हैं। 

(२) सादिनित्यपर्यायार्थिकनय, जैसे -सिद्धपर्याय नित्य है। 

(३) सत्ता को गौण करके उत्पाद-व्यय को ग्रहण करने का है स्वभाव 
जिसका ऐसा अनित्यशुद्धपर्यायार्थिननय, जैसे -पर्याये प्रतिसमय 
विनाशशील हैं। 

(४) सत्तासापेक्ष पर्याय को ग्रहण करना है स्वभाव जिसका ऐसा 
अनित्य-अशुद्धपर्यायार्थिकनय, जैसे -एकसमय में पर्याय त्रयात्मक 
(उत्पाद-व्यय-ध्रौव्यात्मक) है। 

(५) कर्मोपाधि से निरपेक्ष पर्याय को ग्रहण करना है स्वभाव जिसका 
ऐसा अनित्यशुद्धपर्यायाथिकनय, जैसे .- ससारी जीवों की पर्याय सिद्धजीवो 
की पर्याय के समान शुद्ध है। 


जन ८ लय 
१ आलापपद्धति (द्रव्यस्वभावप्रकाशक नयचक्र, पर्गिशष्ट १ पृष्ठ २१५) 


पर्यायार्थिकनय भेद-प्रभेद ] [२२९ 


(६) कर्मोषपाधि से सापेक्ष पर्याय को ग्रहण करना है स्वभाव जिसका 
ऐसा अनित्य-अशुद्धपर्यायार्थिकनय, जैसे :-संसारी जीवों का जन्म और 
मरण होता है। 

पर्यायार्थिकनय के उक्त छह भेदों को द्रव्यस्वभावप्रकाशक नयचक्रकार 
माइल्लधवल इसप्रकार स्पष्ट करते हैं:- 

"अक्किट्टिमा अणिहणा ससिसूराईय पज्जयागाही । 
जो सो अजाइजिच्चो जिण भणिओ पज्जयत्थिणओ । । 

जो नय अकृत्रिम और अनिधन अर्थात्‌ अनादि-अनन्त चन्द्रमा, सूर्य 
आदि पर्यायों को ग्रहण करता है, उसे जिनेन्द्र भगवान ने अनादि 
नित्यपर्यायारधिकनय कहा है। 

कम्मखयादुप्पणो अविणासी जो हुं कारणाभावे । 
इदमेयमुच्चरंतों भण्णई सो साइजिश्य जओ।। 

जो पर्याय कर्मों के क्षय से उत्पन्न होने के कारण सादि है और विनाश 
का कारण न होने से अविनाशी है-ऐसी सादिनित्यपर्याय को ग्रहण 
करनेवाला सादिनित्यपर्यायार्थिकनय है। 

सत्ता अमुक्‍्खरूवे उत्पाववय हि गिहणए जो हू । 
सो हु सहावाणिश्यों गाही खलु सुद्धपज्जाओ।। 

जो सत्ता को गौण करके उत्पाद-व्यय को ग्रहण करता है, वह 
अनित्यस्वभावग्राही शुद्धपर्यायार्थिकनय है। 

जो गहदह एयसमये उत्पाद-व्वयधुवत्तसंजतं । 
सो सब्भायाणिज्यो असुद्धपज्जत्थिओ जेयो।। 

जो एक समय में धृवत्व (सत्ता) से संयुक्त उत्पाद-व्यय को ग्रहण करता 
है, वह अनित्यस्वभावग्राही अशुद्धपर्यायार्थिकनय है। 

वेहीणं पज्ञाया सुद्धा सिद्धाण भणडई सारिच्छा । 
जो सो अजिच्यसुद्धो पज्जयगाही हवे स जओ।। 

जो ससारी जीवों की पर्याय को सिद्धों के समान शुद्ध कहता है, वह 
अनित्यशुद्धपर्यायार्थिकनय है। 

भणइ अणिच्चासुद्ा चउगइजीवाण पज्जया जो हू । 
होह विभावअणिच्चो असुद्धऑओों पज्जात्यणओ।। 


१ द्रव्यस्वभावप्रकाशक नयज्रक्र, गाथा १९९ से २०४ 


२३०] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


जो चार गतियों के ससारी जीवो की अनित्य, अशुद्ध पर्यायों का कथन 
करता है, वह विभाव-अनित्य-अशुद्धपर्यायार्थिकनय है। * 

'आलापपद्धति' एवं 'द्रव्यस्वभावप्रकाशक नयचक्र' के उक्त कथनों से 
एक बात हाथ पर रखे आँवले की भाँति स्पष्ट हो जाती है कि पर्यायार्थिकनय 
के उक्त भेदो में आरम्भ के दो भेद नित्यपर्यायग्राही हैं एवं शेष चार 
अनित्यपर्यायग्राही हैं। नित्यपर्यायग्राही अनादिनित्य व सादिनित्य नयों में 
'शद्ध और 'अशुद्ध' विशेषणों का प्रयोग नहीं है, जबकि अनित्यपर्यायग्राही 
नयों मे इसप्रकार के विशेषण पाये जाते हैं। तात्पर्य यह है कि जिसप्रकार 
द्रव्याधिकनय के दश भेदो मे से मात्र आरम्भ के छह भेदों में ही 
'शुद्ध-अशुद्ध! का वर्गीकरण सम्भव है, शेष चार में नहीं; उसीप्रकार 
पर्यायार्थिकनय के छह भेदो में से अन्त के चार भेदो मे ही शुद्ध-अशुद्ध का 
वर्गीकरण सम्भव है, शेष दो में नहीं। 

पर्यायार्थिकनयो में भी द्रव्याधिकनयो के समान शुद्धता और अशुद्धता 
का आधार निरपेक्षता एवं सापेक्षता ही है। आरम्भ के दो पर्यायार्थिकनयो मे 
सापेक्षता एवं निरपेक्षता का आधार नही होने से उनमें शुद्ध-अशुद्ध के भेद 
सम्भव नहीं है। तीसरा नय सत्तानिरपेक्ष उत्पादव्यय ग्राहक होने से 
अनित्यशद्भपयांयाथिंकनय है तथा चौथा नय मत्तासापेक्ष उत्पादव्ययग्राहक 
अर्थात्‌ उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य-तीनों का ग्राहक होने से 
अनित्य-अशुद्धपर्यायार्थिकनय है। इसीप्रकार पाँचवॉ नय कर्मोपाधिनिरपेक्ष 
होने से शुद्ध! कहा जाता है, छठवाँ नय कर्मोषाधिसापेक्ष होने से 'अशुद्ध' 
कहा जाता है। 

इसप्रकार पर्यायार्थिकनय निम्नानुसार छह प्रकार का है - 

१ अनादिनित्यपर्यायार्थिकनय 

२ सादविनित्यपर्यायार्थिकनय 

३ सत्तानिरपेक्ष-अनित्यशुद्धपर्यायार्थिकनय 

४ सत्तासपेक्ष-अनित्य-अशुद्धपर्यायार्थिकनय 

५. कर्मोपाधिनिरपेक्ष -अनित्यशुद्धपर्यायार्थिकनय 

६ कर्मोपाधिसापेक्ष-अनित्य-अशुद्धपर्यायार्थिकनय 

पर्यायार्थिकनय के उक्त छह प्रकारों में तीसरा एवं पाँचवाँ 'शुद्ध' तथा 
चौथा एवं छठवाँ 'अशुद्ध” नय है। पहले एवं दूसरे में इसप्रकार का कोई 
वर्गीकरण सम्भव नहीं है। 


उक्त तथ्यों को निम्नलिखितानुसार भी प्रस्तुत कर सकते हैं:- 


पर्यायार्थिकनय . भेद-प्रभेद ] (२३१ 
पर्यायार्थिकनय 


कि जलन कक 
कत्ल 
नित्यपर्यायग्राही अनित्यपर्यायग्राही 
जा. 
(१) अनादि-नित् , (२) सादि-नित्यपर्यायग्राही 
शुद्ध-अनित्यपर्यायग्राही अशुद्ध-अनित्यपर्यायग्राही 


(३ लक (५) कर्मोपाधिनिरपेक्षशुद्ध- 
अनित्यपर्यायग्राही पर्यायार्थिकनय अनित्यपर्यायग्राही पर्यायार्थिकनय 





(४) सत्तासापेक्ष-अशुद्ध - (६) कर्मो पाधिसापेक्ष -अशुद्ध- 
अनित्यपर्यायग्राही "पर्यायाधिकनय.. अनित्यपर्यायग्राही पर्यायाथिकनय 

पर्यायार्थिकनय के उक्त भेद-प्रभेदों एवं उनकी विषय-वस्तु पर दृष्टि 
डालने पर एक प्रश्न सहज ही उत्पन्न होता है कि जब पर्याय अनित्य ही होती 
है, एक समय की ही होती है तो फिर उसे अनादिनित्य या सादिनित्य कैसे 
कहा जा सकता है? 

यद्यपि यह बात पूर्णतः सत्य है कि पर्याय एकसमय की ही होती है, 
तथापि एकसमय की पर्याय को प्रत्यक्ष तो केवली भगवान ही जानते हैं। 
क्षयोपशमज्ञानवाले तो उसे सर्वज्ञकथित आगम एवं अनुमान से ही जानते हैं, 
प्रतिसमय होनेवाला परिणमन क्षयोपशमज्नानियों की पकड़ में तत्समय नही 
आता। 

बालक की ऊँचाई, मोटाई एवं वजन यद्यपि प्रतिपल बढ़ता है, तथापि 
प्रतिपल देखने वालों को वह बढ़ता दिखाई नहीं देता। मान लीजिये एक वर्ष में 
उसकी चार इंच ऊँचाई, दो इंच मोटाई एवं चार किलो वजन बढ़ गया। 

क्‍या यह सब अचानक एक दिन में बढ़ा है? 

नहीं, कदापि नहीं। वह तो निरन्तर ही बढ़ता रहा है। फिर भी यदि 
उसकी वृद्धि का रिकार्ड बनाया जायया तो वार्षिक ही बनेगा, क्योंकि प्रतिपल 
की वृद्धि का विवरण न तो व्यावहारिक ही है और न किसी व्यावहारिक 
प्रयोजन की सिद्धि करनेवाला ही। 

यदि एक समयदबर्ती सूक्ष्म (निश्चय - वास्तविक) पर्याय को ही पर्याय 


२३२] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


मानेंगे, कतिपय पर्यायों के समूहरूप अनेक समयवर्ती स्थुल 
(व्यवहार-प्रयोजनपरक) पर्यायो को पर्याय ही स्वीकार न करेंगे तो क्षयोपशम 


ज्ञानवालों के पर्यायार्थिकनय ही नहीं बन सकेगा। यदि किसी /22402920/89394 
रूप में घटित कर भी लिया गया तो भी उसके प्रयोजनभूत पक्ष का 


लोप तो हो ही जावेगा; कयोंकि फिर मनुष्य, देव, नरक आदि संसारी पर्यायों 
तथा सिद्धपर्याय को भी 'पर्याय -संज्ञा प्राप्त न हो सकेगी। ऐसी स्थिति में 
पर्यायार्थिकनय के उक्त किसी भी प्रकार को घटित करना सम्भव न होगा। 

तथा नयों का प्रयोजन क्षयोपशमज्ञानवालों के ही होता है; अत. 
पर्यायार्थिकनय जिन पर्यायों को विषय बनाता है, उनमें एकसमय की पर्याय के 
साथ-साथ अनेक समयो के समुदायरूप पययिे भी हैं। जैसे :-मनुष्यपर्याय, 
देवपर्याय, नरकपर्याय, तिय॑चपर्याय, ससारपर्याय, सिद्धपर्याय आदि। 

इसप्रकार हम देखते हैं कि एकसमयवर्ती पर्याय के अतिरिक्त अनेक 
समयवर्ती औपचारिक पर्यायों का भी कथन आगम एवं परमागम मे विस्तार 
से आता है। यह अनुचित भी नही है, क्योंकि पर्यायो का समूह भी तो पर्याय 
(स्थूल पर्याय) ही है। जो भी पर्यायार्थिकनय का विषय है, वह सभी पर्याय 
है-यह बात पहले स्पष्ट की ही जा चुकी है। 

इसी बात को ध्यान मे रखते हुए आगम में पर्यायों का वर्गीकरण 
निम्नानुसार चार प्रकारों में भी पाया जाता है - 

(१) अनादि-अनन्त पर्याय, (२) अनादि-सान्त पर्याय, 

(३) सादि-अनन्त पर्याय, (४) सादि-सान्त पर्याय। 

(१) जो अनादिकाल से है और अनन्तकाल तक रहेगी, उसे 
अनादि-अनन्त पर्याय कहते है। जैसे -सुमेरु पर्वत, अकृत्रिम जिनबिम्ब एवं 
जिनचैत्यालय आदि पुद्गलपययिं। 

(२) जो पयये हैं तो अनादिकाल से, पर जिनका अन्त हो जाता है, 
उन्हें अनादि-सान्त कहते हैं। जैसे .--जीव की संसारपर्याय। 

(३) जो पर्याये न तो अनादि ही हैं और न अनन्त ही, उन्हें सादि-सान्त 
कहते हैं। जैसे -जीव की मनृष्यपर्याय आदि। एक समय की पर्याय भी इसी 


आती है। 
(४) जो पायें अनादि तो नहीं हैं, पर अनन्तकाल तक रहनेवाली हैं, 
उन्हे सादि-अनन्त कहते हैं। जैसे :- जीव की सिद्धपर्याय। 
ध्यान 'रहे, जिन पर्यायों को यहाँ अनादि-अनन्त आदि बताया जा रहा है, 
वे भी पलटती तो प्रतिसमय ही हैं, फिर भी लगभग बैसी की वैसी ही रहती 
- हैं-इस अपेक्षा उन्हे एक पर्याय कहा जाता है। सिद्धपर्याय तो प्रतिसमय 


पर्यायार्थिकनय . भेद-प्रभेद [२३३ 


पलटकर भी अनन्तकाल तक पूर्णतः वैसी की बैसी ही रहती है। मनुष्यादि 
ससारी पर्यायों में थोडा-बहुत बदलाव भी आ जाता है, फिर भी लगभग वैसी 
की बैसी रहती हैं। इसीप्रकार सुमेरु पर्वतादि पुदूगलस्कन्धरूप पर्यायो के बारे 
में भी समझना चाहिए। 

इसीप्रकार सभी पययिं होती तो अनित्य ही हैं, तथापि अनन्तकाल तक 
रहनेवाली अनादि-अनन्त एवं सादि-अनन्त पर्यायो को नित्य भी कहा जाता 
है। यहाँ नित्यता की नियामक अनन्तता ही है, अनादिपना नहीं। 

इन्ही अनादि-अनन्त एवं सादि-अनन्त पर्यायो को विषय बनानेवाले 
क्रमश: अनादिनित्यपर्यायार्थिकनय एवं सादिनित्यपर्यायार्थिकनय हैं। 


अनन्तता से रहित पर्यायों को विषय बनानेवाले शोष चार नय 
अनित्यपर्यायग्राही कहे जाते हैं। अनित्यपर्यायग्राहीनय शुद्ध और अशुद्ध इन 


दो भेदो मे विभाजित होता है। शुद्धता और अशुद्धता का आधार भी दो प्रकार 
का है। इसप्रकार अनित्यपर्यायग्राही -पर्यायार्थिकनय चार प्रकार का हो जाता 


पर्याय का सामान्यस्वरूप उत्पाद-व्यय है। जब इस उत्पाद-व्ययरूप 
पर्याय को सत्ता से निरपेक्ष देखा जाता है, तब उसे शुद्ध अर्थात्‌ 
सत्तानिरपेक्ष-उत्पादव्ययग्राही अनित्यशुद्धपर्यायार्थिकनय कहा जाता है। 
तथा जब उत्पादव्ययरूप पर्याय की सत्ता से सापेक्ष देखा जाता है, तब उसे 
अशुद्ध अर्थात्‌ सत्तासापेक्ष-उत्पादव्ययग्राही अनित्यअशुद्धपर्यायार्थिकनय 
कहा जाता है। 

इसीप्रकार जब कर्म की उषाधि से निरपेक्ष देखा जाता है, तब शुद्ध 
अर्थात्‌ कर्मोपाधिनिरपेक्ष-अनित्यशुद्धपर्यायार्थिकनय कहा जाता है; तथा 
जब कर्म की उपाधि से सापेक्ष देखा जाता है, तब अशुद्ध' अर्थात्‌ 
'कर्मोपाधिसापेक्ष -अनित्य-अशुद्धपर्यायार्थिकनय ' कहा जाता है। 

ध्यान रहे, इन नयो के नाम अपनी सार्थकता को स्पष्टरूप से अपने में 
समेटे होने के कारण इतने बडे हो गये है कि जिनका कथन सहज नही रह 
पाता; इसकारण इनका प्रयोग प्राय' सक्षिप्त करके ही किया जाता है। नामो 
के सम्बन्ध में सक्षिप्तीकरण की प्रव॒त्ति मानव-समाज का सहज स्वभाव भी 
है। इसकारण भी इसप्रकार की प्रवत्ति देखी जाती है। छन्दान्रोध से 
कहीं-कहीं सक्षिप्तीकरण के साथ-साथ कछ शब्दों में परिवर्तन भी देखा 
जाता है। इन कारणों से अध्ययनकाल मे कभी-कभी संशय की स्थिति बनने 
लगती है। जिज्ञासु पाठकों से हार्दिक अनुरोध है कि इन्हें अच्छी तरह हृदयंगम 
कर लें, जिससे इनके संदर्भ में संशयात्मक स्थिति से बचा जा सके। ए 


चतुर्थ अध्याय 
नेगमादि सप्त नय 
ज्ञाननय, अर्थनय, दब्दनय 


जिनागम मे प्रतिपादित नयो का वर्गीकरण निश्चय-व्यवहार, 
द्रव्याथिक-पर्यायार्थिक एवं नैगमादिक सप्तनयों के अतिरिक्त ज्ञाननय, 
अर्थनय और शब्दनय के रूप मे भी किया गया है। नैगमादि सप्तनयो की 
चर्चा करने के पूर्व इन्हे समझ लेना आवश्यक है, क्योंकि नैगमादि नयों को 
इन तीन भेदों मे भी विभाजित किया जाता है। 

बैसे तो सभी नय सम्यक्‌ श्रुतज्ञान के अश होने से ज्ञानात्मक ही होते हैं, 
तथापि यहाँ विषयवस्तु की अपेक्षा उनके तीन भेद किये गये हैं, उनमें ज्ञान को 
जाननेवाले नय ज्ञाननय, शब्दों को जाननेवाले नय शब्दनय एवं अर्थ को 
जाननेवाले नय अर्थनय कहे जाते हैं। 

जगत के सम्पूर्ण पदार्थों को भी तीन भागों मे विभाजित किया जा सकता 
है -ज्ञानात्मक, अथात्मक एव शब्दात्मक। 

ज्ञान की जिस पर्याय मे सत्‌ृ-असत्‌ पदार्थ झलकते है, वह ज्ञानपर्याय 
ज्ञानात्मक वस्तु है, ज्ञानपर्याय मे झलकने वाले पदार्थ अर्थात्मक वस्तु हैं और 
उन पदार्थों को प्रतिपादन करनेवाले शब्द शब्दात्मक वस्तु हैं। 

'गाय' नामक पदार्थ अर्थात्मक वस्तु है, उसे जाननेवाली ज्ञानपर्याय 
ज्ञानात्मक वस्तु है और 'गाय' नामक शब्द शब्दात्मक वस्तु है। 

इसप्रकार गाय नामक शब्द के तीन अर्थ हो गये - 

१ गाय को जाननेवाला ज्ञान। 

२ गाय नामक पशु। 

३ गाय नामक शब्द। 

इसका तात्पर्य यह हुआ कि गाय नामक पशु को तो गाय कहते ही है, 
गाय को जाननेवाले ज्ञान को भी गाय कहा जाता है तथा गाय शब्द की भी 
गाय सजन्ञा है। 

निष्कर्ष के रूप मे कहा जा सकता है कि ज्ञान में प्रतिबिम्बित गाय 
ज्ञानात्मक गाय है, उच्चरित या लिखित 'गाय' शब्द शब्दात्मक गाय है और 
दूध देनेवाली असली गाय अर्थात्मक गाय है। 


इसीप्रकार ज्ञान मे प्रतिबिम्बित वस्तु ज्ञानात्मक वस्तु है, वस्तुस्वरूप 


ज्ञाननय, अर्थनय, शब्दनय ] [२३५ 


का प्रतिपादन करनेवाले शब्द शब्दात्मक वस्तु हैं और द्रव्य-गुण-पर्यायमय 
पदार्थ अर्थात्मक वस्तु हैं। 

इसी आधार पर कहा जा सकता है कि ज्ञानात्मक वस्तु को विषय 
बनानेवाले नय ज्ञाननय हैं, अर्थात्मक वस्तु को विषय बनानेवाले नय अर्थनय 
है और शब्दात्मक वस्तु को विषय बनानेवाले नय शब्दनय हैं। 

शब्दनय से अर्थनय का विषय अधिक है और अर्थनय से ज्ञाननय का। 
ज्ञाननय की विषयवस्तु असीम है, क्योंकि वह सतृपदार्थों संबंधी ज्ञान को तो 
अपना विषय बनाता ही है, साथ मे असत्कल्पनायें भी ज्ञाननय का विषय 
बनती हैं। 

लोक में जो वस्तु है, उसे तो ज्ञान जानता ही है, किन्तु जिनकी लोक मे 
सत्ता ही नही है-ऐसी वस्तुए भी ज्ञान का ज्ञेय बनती हैं। असीम कल्पनालोक 
मे विचरण करनेवाले ज्ञान को रोकने में कौन समर्थ है? 

लोक मे गधा नामक पशु भी है और सींग भी हैं ही; न सही गधे के 
शिर पर, किसी और के शिर पर सही; गाय के, भैंस के, किसी के भी शिर पर 
सही; पर सींगों की भी सत्ता तो है ही। ज्ञान को यह जरूरी नही कि वह उन 
सीगो को गाय के शिर पर ही देखे, वह अपने विकल्पो मे, अपनी कल्पना में 
गधे के शिर पर भी सींग देख सकता है। 

जिस ज्ञान की पर्याय में सीगों वाला गधा दिखायी दिया, उस ज्ञानपर्याय 
की सत्ता तो जगत मे है ही। न सही सींगो वाले गधे की सत्ता, पर तत्सबधी 
ज्ञानपर्याय की सत्ता से तो इन्कार नही किया जा सकता। अत. कहा जा सकता 
है कि सीगोंवाला गधा कर्थंचित्‌ है भी और कर्थचित्‌ नही भी है। वस्तुरूप से 
तो नहीं है, पर उसरूप परिणत ज्ञानपर्याय के रूप में तो वह है ही। 

व्यग्यचित्रकारों के कमाल तो आपने देखे ही होंगे। वे सम्पूर्ण शरीर शेर 
का बना दें और उस पर चेहरा प्रधानमंत्री का चिपका दे; शरीर गधे का बना 
दें, पर उसका मुख आदमी का। यदि ऐसी असत्‌ वस्तुयें उनके ज्ञान का ज्ञेय 
नहीं बनतीं तो उनके चित्र कागज पर नहीं उतर सकते थे। 

यद्यपि लोक का विस्तार भी कम नहीं है, अनन्त है; पर कल्पनालोक का 
विस्तार तो उससे भी अनन्तगणा है। मान लीजिये मैं एक ऐसे आदमी की 
कल्पना करता हूँ, जिसके हजार मुख हों, दो हजार हाथ। क्‍या कोई 
मनः पर्ययज्ञान का धारी मेरे मन की इस बात को नहीं जान सकेगा? 

यह एकदम काल्पनिक भी नहीं है, क्योंकि दशमखवाले रावण की 
कल्पना तो अगणित लोगों ने कर ही रखी है। यद्यपि दशमुखबाले रावण की 


२३६] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


सत्ता लोक में संभव नही है, तथापि हमने और आपने भी दशमुखवाले रावण 
के पुतले तो देखे ही हैं। क्या वे सब असत्‌ हैं? क्या उनकी सत्ता का सर्वथा 
अभाव है? 

यह तो निश्चित ही है कि जमीन पर आने से पहले वे किसी के ज्ञान में 
आये होंगे, कल्पना मे आये होगे। दशमुखवाला आदमी भले ही असंभव हो 
पर उसके पतले असंभव नहीं; तो फिर सींगोंवाला गधा चाहे हो या न हो, पर 
उसके भी पतले, चित्र तो बन ही सकते हैं। लोक में बनने के पहले वे ज्ञान में 
बनेगे। 

वास्तविक लोक जितना सन्दर है, विचित्र है, ज्ञान का लोक उससे भी 
सनन्‍्दर और विचित्र हो सकता है। 

यह ज्ञान का लोक, कल्पनाजगत, विकल्पजाल या संकल्पितज्ञान 
नैगमनयरूप ज्ञाननय का विषय है। सत्‌ और असत्‌ सम्पूर्ण कल्पनाओं 
विकलपो और सकलपो का यह जगत नैगमनय का विषय है, ज्ञाननय का विषय 
है, इसीकारण नैगमनय ज्ञाननय भी कहा जाता है, अर्थनय तो वह है ही। 

दर्पण मे प्रतिबिम्बित मोर मोर तो है ही नहीं, मोर का परिणमन भी 
नही है; दर्पण की ही स्वच्छ अवस्था है, दर्पण का ही परिणमन है। उसे 
जाननेवाले ज्ञान का ज्ञेय भी दर्पण है, दर्पण की निर्मल अवस्था है, मोर नही। 

इसीप्रकार ज्ञान मे प्रतिबिम्बित होनेवाले सत्‌-असत्‌ पदार्थ, तत्सबधी 
विकल्प-सकल्प-कल्पनाये ज्ञान ही है, ज्ञान का ही परिणमन हैं, ज्ञान के 
अतिरिक्त क॒छ नही। उन्हे जाननेवाले ज्ञान का ज्ञेय, वह ज्ञान ही है, 
ज्ञानपर्याय ही है, उस ज्ञेयरूप ज्ञान मे झलकनेवाले अन्य पदार्थ नहीं। 

ऐसी स्थिति होने पर भी जिसप्रकार मोर में म॒ग्ध लोग दर्पण में 
प्रतिबिम्बित मोर को देखकर उसे 'दर्पण' न कहकर 'मोर' ही कह देते है, 
उसीप्रकार ज्ञानपर्याय मे प्रीतिबिम्बित सतृ-असत ज्ञेयों को देखकर उस 
ज्ञानपर्याय को उसमे प्रतिबिम्बित ज्ञेयोंरूप भी कह दिया जाता है। यही कारण 
है कि गाय को जाननेवाले ज्ञान को भी 'गाय' कह दिया जाता है। लोक मे भी 
ऐसे प्रयोग अप्रचलित नहीं है। दर्पण में प्रतिबिम्बित या दीवाल पर चित्रित 
मोर को देखकर हम कह ही देते हैं कि देखो कितना सनन्‍्दर मोर है! 

यद्यपि दर्पण मे मोर की सत्ता नही है, अत' वह असत ही है; तथापि 
उसका प्रतिबिम्ब तो है ही -इस अपेक्षा उसे कर्थाचित्‌ सत्‌ भी कह सकते है। 
अत वह कर्थचितु सत भी है और कर्थंचित्‌ असत भी। 

इसीप्रकार के सत्‌ और असत्‌ संकल्पित ज्ैयों को जाननेवाली ज्ञानपर्याय 


ज्ञाननय, अर्थनय, शब्दनय] [२३७ 


को जानना ज्ञाननय का कार्य है। 

उक्त तीनों नयों की विषयवस्तु के संबंध में जैनेन्द्र वर्णी के निम्नांकित 
विचार द्रष्टव्य हैं:- 

“ज्ञान सत्‌ व असत्‌ सब प्रकार के अर्थ को जानने के लिये समर्थ है। 
सत्ताभूत पदार्थों को तो ज्ञान जानता ही है, परन्तु कल्पना के आधार पर गधे 
का सीग, आकाश पृष्प, हौआ, अटूट-विट्ट आदि बे-सिर-पैर की बातों को 
जानने के लिए उसे कौन रोक सकता है? अतः ज्ञान में अर्थ व शब्दजन्य 
प्रतिभास भी होता है और कल्पनाजन्य प्रतिभास भी। 

कल्पनाजन्य प्रतिभास नियम से ज्ञानविषयक ही होता है, अर्थ व शब्द 
विषयक नहीं। कल्पनाजन्य प्रतिभास का विषय अर्थ व शब्द दोनों से अधिक 
है, क्योंकि अर्थ व शब्द तो सीमित हैं और वह असीम। इसलिये ज्ञान सबसे 
बडी वस्तु है। 

शब्द व अर्थ में से अर्थ बड़ा है और शब्द छोटा, क्योंकि 
द्रव्य-गुण-पर्यायों में सृक्ष्म-स्थूल रूप से तथा द्रव्य-क्षेत्र-काल-भावरूप से 
रहनेवाला अर्थ तो अनन्त है, परन्तु शब्द संख्यात मात्र से अधिक होने ही 
असभव है। 

दूसरी बात यह है कि शब्द केवल स्थूल अर्थ को ही विषय कर सकता 
है, सूक्ष्म को नही और जगत में स्थल की अपेक्षा सूक्ष्म अर्थ बहुत हैं; इसलिये 
शब्द का विषय अर्थ की अपेक्षा अत्यन्त अल्प है। 

इसप्रकार तीनों नयों के विषय में महान व लघपना जान लेना चाहिये। 
ज्ञाननय का विषय महान है, अर्थनय का उससे कम और शब्दनय का सबसे 
कम। 

यहाँ एक प्रश्न संभव है कि क्‍या कल्पनाजन्य असत्‌ प्रतिभास को 
जाननेवाला ज्ञान भी सम्यक्‌ हो सकता है? क्‍या ज्ञानीजन भी इसप्रकार के 
कल्पनालोक में विचरण करते हैं? क्‍या ज्ञानीजनों का ज्ञान भी बे-सिर-पैर की 
बातों को अपने ज्ञान का विषय बनाता है? 

यदि हाँ तो फिर इसका कोई उदाहरण भी है क्या? 

भाई ! जब यहाँ सम्यक्‌ श्रुतज्ञान के अंशरूप नयों की चर्चा चल रही है 
तथा ज्ञाननय भी सम्यक्‌ नयों का ही एक भेद है तो फिर यह सहज ही सिद्ध है 
कि ज्ञानीजनों के भी इसप्रकार के संकल्प, विकल्प व कल्पनायें पाई ही जाती हैं 


१. नयदर्षण, पृष्ठ २१४-२१५४५ 


२३८] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


एवं उन्हें जाननेवाला ज्ञाननय भी उनके ही होता है। 

क्या ज्ञानीजन स्वप्न नहीं देखते हैं? स्वप्न मे दिखाई देने वाला सम्पूर्ण 
वस्तजगत असत्‌ -काल्पनिक ही तो होता है। जो क॒छ स्वप्न में दिखाई देता 
है, वह सब-कछ ज्ञानपरयांय के अतिरिक्त और क्या है? 

यद्यपि स्वप्न मे दिखाई देनेवाले पदार्थ एवं घटनायें वास्तविक नहीं हैं, 
असत्‌ हैं, ज्ञानपर्याय के परिणमनमात्र हैं, तथापि स्वप्न असत्‌ नहीं हैं, उन्हे 
जाननेवाला ज्ञान भी असत्‌ नही है, सत है, सम्यक्‌ है। 

तीर्थंकर की माँ को सोलह स्वप्न आते है, अन्त मे म्‌ख में प्रवेश करता 
हुआ धवल वृषभ दिखायी देता है। क्या ऐसा कुछ घटित भी होता है? 

नही, तो कया स्वप्न असत्‌ हैं? उनके आधार पर होनेवाला तीथैकरो के 
जन्मसंबधी ज्ञान भी असत्‌ है क्या”? 

नही, कदापि नही। 

इसीप्रकार ज्ञानीजनो को तत्त्वप्रचारसबधी सत्‌ृ-असत्‌ विकल्प भी होते 
ही है। न जाने कितनी योजनाये उनकी कल्पना मे अवतरित होती है। उनके 
सभी सकल्‍्प या विकल्प प्रे तो नही हो जाते? हजारो मे एकाध योजना ही 
क्रियान्वित हो पाती है। क्रियान्वित न हो पाने मात्र से सभी सकल्प-विकल्प 
या कल्पनाये अवस्तु तो नहीं मानी जा सकती, ज्ञानात्मक वस्तु तो वे है ही। 

उक्त ज्ञानात्मक वस्तु को जाननेवाला नय ही ज्ञाननय है और बह नियम 
से ज्ञानी के ही होता है। 

क्या हमारे सम्यग्ज्ञानी आचार्य भगवन्तो ने काल्पनिक कथाये लिखकर 
हमें समझाने का प्रयास नहीं किया है? किसी विषय को समझाने के लिये 
ज्ञानीजन काल्पनिक उदाहरणो को भी प्रस्तुत करते ही हैं। धर्मपरीक्षा आदि 

ग्रन्थ इसके सशक्त उदाहरण है। 

ये सब चीजे ज्ञाननय के विषयभूत ज्ञानात्मक जगत में ही आती हैं। यह 
ज्ञानात्मक जगत कर्थचित्‌ सत्‌ है और कथचित्‌ असत्‌ है। ज्ञानपर्याय में 
उसप्रकार की कल्पना सचम्‌च ही उत्पन्न हुई है, अतः वह सत्‌ ही है; तथापि 
यह भी सत्य है कि वस्तुजगत उस कल्पना के अनुरूप नहीं है, अतः वह असत्‌ 
भी है। विभिन्‍न अपेक्षाओं से देखने पर वह सत्‌ भी है और असत्‌ भी है। 

भाई ! इस कल्पनालोक या संकल्पजगत को विषय बनानेवाला यह 
ज्ञाननय मात्र है ही नहीं, अपितु अत्यन्त उपयोगी भी है। यदि यह नहीं होता 
तो फिर ज्ञानपर्याय सबको तो जानती, पर स्वय को नहीं जान पाती; स्वयं में 
प्रतिबिम्बित सत्‌-असत्‌ काल्पनिक सकल्प-विकल्पो को भी नहीं जान पाती। 


ज्ञाननय, शब्दनय, अर्थनय ] [२३९ 


अधिक क्या कहें? ज्ञानियो द्वारा तत्त्वप्रचार की योजनायें भी न बन पातीं और 
न वे क्रियान्वित ही हो पातीं। 

भाई ! यह ज्ञाननय कल्पनालोक में विचरण करनेवाले पागलों का 
प्रलाप नहीं, अपनी उर्वर कल्पना से परमसत्य को उद्घाटन करनेवाले 
आत्म-शोधी खोजी ज्ञानियों का नयसबधी रहस्योद्घाटन है। 


का 0 वन्‍म+» 

























| और अज्ञानी 

टमोफार मन्त्र पढ़ने से कभी किसी धर्मात्मा की 
रक्षा करने देवता आ गये थे-यह पौराणिक आख्यान 
सत्य हो सकता है, इसमें शंका करने की कोई 
आवश्यकता नहीं है; पर इससे यह नियम कहाँ से सिद्ध 
होता है कि जब-जब कोई संकट में पड़ेगा और वह 
णमोकार मन्त्र बोलेगा;: तब-तब देवता आयेगे ही, 
अतिशय होगा ही। 

शास्त्रों में तो मात्र जो घटा था, उस घटना का 
उल्लेख है। उसमें यह कहाँ लिखा है-ऐसा करने से 
ऐसा होता ही है? यह तो इसने अपनी ओर से समझ ! 
लिया है; अपनी इस समझ पर भी इसकों विश्वास कहाँ ! 
है? होता तो आकलित क्‍यों होता, भयाक्रान्त क्‍यों 
होता? 

ज्ञानी भी णमोकार मन्त्र पढ़ रहा है, शान्त भी है. 
पर उसकी शान्ति का आधार णमोकार मन्त्र पर यह 
भरोसा नहीं कि हमें बचाने कोई देवता आवेंगे। 
णमोकार मन्त्र तो वह सहज अशुभभाव से तथा 
आकलता से बचने के लिए बोलता है। 

-क्रमबद्धपर्याय, पृष्ठ ११५ 


ज्ञाननय, अर्थनय, ठाब्दनय : नेगमादि 
सप्त नयों के रूप में 


यदि हम नैगमादि सप्तनयों को इन तीन नयों के रूप मे विभाजित करे 
तो आचार्य विद्यानन्दि के अनुसार आरभ के चार नय - नैगम, सग्रह, व्यवहार 
और ऋजसत्र - अर्थनय हैं और अन्त के तीन नय- शब्द, समभिरूढ़ एव 
एवभत - शब्दनय हैं। जैसा कि कहा गया है:- 

"तत्नर्जुसूत्रपर्यन्ताश्चत्वारोइर्थनया मताः । 
जय: शब्दनया: शेषा: शब्दवाच्यार्थगोचरा ।। 

उक्त सात नयों में आरभ के ऋजुसूत्र पर्यन्त चार नय अर्थनय माने गये 
है शेष तीन नय शब्दनय है, क्‍्याकि वे शब्द के वाच्यार्थ को विषय करते है। ' 

यद्यपि उक्त कथन मे सातों नयों को अर्थनय और शब्दनय में ही 
विभाजित किया गया है, तथापि नैगमनय अर्थनय के साथसाथ ज्ञाननय भी है, 
क्योंकि वह अर्थात्मक वस्तु के साथ-साथ ज्ञानात्मक वस्तु को भी विषय बनाता 
है। यह तो पहले स्पष्ट किया ही जा चुका है कि उसका विषय सत्‌ और असत्‌ 
सभी पदार्थों के सबंध में किया गया विकल्प है। 

जैनेन्द्र वर्णी के शब्दों मे - 

"सात नयो में नैगमनय ज्ञाननय भी है और अर्थनय भी। सग्रह, 
व्यवहार व ऋजुसूत्र -ये तीन “नय अर्थनय ही हैं। शब्द, समभिरूढ़ 
एवं एक्भूत-ये तीन नय शब्दनय ही हैं। इसप्रकार इन सात नयो मे 
एक नैगमनय ज्ञाननय है; नैगम, सग्रह, व्यवहार एत्र ऋजसत्र - ये 
चार नय अर्थनय है और शब्द, समभिरूढ़ एव एवभूत-ये तीन नय 
शब्दनय हैं।* ' 

नयों का यह विभाजन मुख्यता और गौणता की अपेक्षा ही समझना 
चाहिये; वैसे तो सातो ही नय ज्ञाननय भी हैं अर्थनय भी है और शब्दनय भी है। 


हनन कि लज 22 चलन नत-3००33३०+०३००० नमन» + ० करन >> «मन 323 2८++>-+ 3५०० > र2««++9+>+9+++>८+५०---न्के 
१ श्लोकवातिक, नयबिबरण, श्लोक ९५ 
२ नयदर्पण, पृष्ठ २१५ 


ज्ञाननय, अर्थनय, शब्दनय * नैगमादि सप्तनयों के रूप में ] [२४१ 


उक्त संदर्भ में 'श्लोकवार्तिक' का निम्नांकित कथन द्रष्टव्य है:- 
“सर्वे शब्बनयास्तेन परार्थप्रतिपावने । 
स्वार्थप्रकाशने मात्रिमे जश्ञाननया: स्थिता:।! 
तैनीयमानवस्त्वंशा कथ्यन्तेडर्यनयाश्य ते । 
तऔैविध्यं व्यवतिष्ठन्ते प्रधानगणभावत: ।।* 
उक्त सभी नय दसरो के लिये अर्थ का कथन करने पर शब्दनय हैं और 
ज्ञाता के लिये अर्थ का प्रकाशन करने पर ज्ञाननय हैं तथा उनके द्वारा ज्ञात 
किये वस्तु के धर्म कहे जाते हैं, इसलिये वे अर्थनय हैं। अतः प्रधानता और 
गौणता से नयों के तीन भेद होते हैं।'' 
तात्पर्य यह है कि जब कोई व्यक्ति स्वयं समझने के लिये इन नयो का 
मौन रहकर विचारात्मक प्रयोग करता है, तब ये नय श्रतज्ञान के अश होने से 
ज्ञानस्वरूप ही होते हैं, किन्तु जब वह इनके माध्यम से वस्तु का स्वरूप शब्दो 
द्वारा दसरों को समझाता है, तब इनका प्रयोग वचनात्मक होता है और 
इसीकारण इन सभी को शब्दनय कहा जाता है। द्रव्य-गुण-पर्यायरूप वस्तु के 
प्रतिपादक होने से अर्थनय तो ये हैं ही। 
इनके ज्ञाननय, शब्दनय और अर्थनय-ऐसे भेद तो मुख्यता और 
गौणता की दृष्टि से किये गये हैं। 
नयों को द्रव्यमय और भावनय - इन दो प्रकारों मे भी विभाजित किया 
जाता रहा है। एक प्रकार से शब्दनय ही द्रव्यनय है और ज्ञाननय भावनय। 
इनकी चर्चा पंचाध्यायी' मे इसप्रकार की गई है'- 
"'वरव्यनयों भावनयः स्यथादिति भेदाव्‌ द्विधा व सोअप यथा । 
पौद्गलिक: किल शब्दों द्रव्य भावश्च चिदिति जीवगण:।। 
द्रव्यनयय और भावनय के भेद से नय दो प्रकार के हैं। पौदूगलिक शब्द 
द्रव्यनय कहलाता है और जीव का ज्ञानगुण भावनय कहलाता है। 
इसप्रकार हम देखते हैं कि ये ज्ञाननय, अर्थनय एवं शब्दनय अथवा 
द्रव्यगय और भावनय नैगमादि सप्तनयों के ही वर्गीकृत भेद हैं। 


+-0-- 


१. श्लोकबार्तिक, नयविबरण, श्लोक ११० व ११५१ 
२ पंचाध्यायी, प्रथम अध्याय, श्लोक ५०५ 


२४२] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


नेगमादि सप्त नय : स्वरूप एवं मेद-प्रमेद 


मलनयों के रूप में निश्चय -व्यवहार एवं द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिक नयो 
तथा ज्ञाननय, अर्थनय एवं शब्दनय की चर्चा अपेक्षित विस्तार के साथ हो 
चकी है। अब नैगमादि सप्तनयों की चर्चा प्रसंगप्राप्त है। 

नैगमादि सप्तनय भी प्रकारान्तर से द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिक के ही उत्तर 
ब्ेद है। उक्त सदर्भ में 'धवल' का निम्नांकित कथन द्रष्टव्य है:- 

"स एवंविधो नयो द्विविधः, व्रव्यारथिक: पर्यायार्थिकश्चेति....तत्र 
योह्सौ द्रव्याथिकनय: सः त्रिविधो नेगमसंग्रहव्यवहार भेदेन....पर्याथा थिंको 
नयश्चत्‌र्विध: ऋजुसूत्रशब्दसमभिरूढ़ेवंभूत भेदेन। " 

इसप्रकार वह नय दो प्रकार का है -द्रव्यार्थिक एव पर्यायार्थिक। वहाँ 
जो द्रव्याथिकनय है, वह तीन प्रकार का है -नैगम, सग्रह एवं व्यवहार। 
पर्यायारथिकनय चार प्रकार का है -ऋणजुसत्र, शब्द, समभिरूढ एवं 
एवभूत। 

१. नैगमनय 
उक्त नयो मे नैगमनय सकल्पमात्र का ग्राहक है। जैसा कि कहा गया है - 
"तत्र संकल्पमात्रस्थ ग्राहकों नेगमों नयः।' 
इसे सोदाहरण समझाते हए आचार्य पज्यपाद लिखते है - 
अनिष्पन्न अर्थ मे सकल्‍्प मात्र को ग्रहण करनेवाला नय नैगमनय है। 
जैसे -हाथ मे फरसा लेकर जाते हुए किसी पुरुष को देखकर कोई अन्य 
पूछता है - आप किस काम से जा रहे है?' 

वह कहता है'- प्रस्थ लेने जा रहा हूँ।' 

यदह्यपि उस समय वह प्रस्थ पर्याय सन्निहित नही है, तथापि प्रस्थ बनाने 
का सकलल्‍्प होने से प्रस्थ शब्द का व्यवहार किया गया है। 

इसीप्रकार ईंधन एवं जलादि के सग्रह मे सलग्न परुष से यदि कोई 
पछता है - आप क्या कर रहे हैं?' 

वह उत्तर देता है -'भात पका रहा हूँ। 

यद्याप उस समय भात (पके हुए चावल) पर्याय सन्निहित नहीं है 
तथापि भात के लिये किये जा रहे व्यापार मे भात का प्रयोग किया गया है। 

इसप्रकार का जितना भी लोकव्यवहार अनिष्पन्न अर्थ के अवलम्बन से 


जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश, शाग-२, पृ० ५२५ 
२ आचार्य विद्यानन्दि श्लोकवार्तिक, नयविवरण, श्लोक-३१ 


नैगमादि सप्त नय स्वरूप एवं भेद-प्रभेद ] [२४३ 


संकल्पमात्र को विषय करता है, वह नैगम का विषय है।' 
स्वामी कार्तिकेय नैगमनय को इसप्रकार स्पष्ट करते हैं:- 
"जो साहेवि अदीदं वियप्परूवं भविस्समट्ठं च॑ । 
संपड़िकालाविट्ठं सो हू जयो जेगसो णेयो।। 
जो नय अतीत, अनागत और वर्तमान को विकल्परूप से साधता है, वह 


नैगमनय है। 
उक्त परिभाषा के आधार पर इसके तीन भेद किये जाते हैं-- 
१. भूतनैगमनय, २ भावीनैगमनय, 


३. वर्तमाननैगमनय। 
उक्त तीनो की परिभाषाये 'नयचक्र मे इसप्रकार दी गई हैं:- 
''पजिप्पण्णममव पयंपदि भाविषदत्थं ख्‌ जो अणिष्पण्णं । 
अप्पत्थे जह पत्थं भण्णह सो भाविणद्गमत्ति जओ।। 
जिय्वत्त अत्थकिरिया वट्टणकाले त्‌ ज॑ समायरणं । 
त॑ भूदरणइगमणयं जहजदिणं जिव्युओ वीरो।। 
पारद्धा जा किरिया पथचणविहाणादि कहह जो सिद्धा । 
लोएस्‌ पुच्छमाणो भण्णदई त॑ वट्टमाणणयं।। 
जो अनिष्पन्न भावि पदार्थ को निष्पन्न की तरह कहता है, उसे 
भाविनैगमनय कहते हैं। जैसे -अप्रस्थ को प्रस्थ कहना। 
जो कार्य हो चुका हो, उसका वर्तमान काल मे आरोप करना 
भूतनैगमनय है। जैसे:- आज के दिन भगवान महावीर का निर्वाण हुआ था। 
जो प्रारम्भ की गई पकाने आदि क्रिया को लोगों के पछने पर सिद्ध या 
निष्पन्न कहता है, वह वर्तमाननैगमनय है। 
जो कार्य अभी सम्पन्न नहीं हुआ है, उसे अनिष्पन्न कहते है। भविष्य मे 
होनेवाले कार्य में भूतकाल मे हो गये कार्य के समान व्यवहार करना अर्थात्‌ 
अनिष्पन्न कार्य में निष्पन्न (सम्पन्न) कार्य के समान व्यवहार करना 
भावीनैगमनय है। 
इसे यहाँ प्रस्थ का उदाहरण देकर समझाया गया है। पुराने समय में 
अनाज नापने के लिए लकड़ी का एक बर्तन हुआ करता था, जिसे प्रस्थ कहते 
थे। एक व्यक्ति प्रस्थ बनाने के लिए लकड़ी लेने के लिए बन जा रहा था। जब 
उससे पूछा गया कि कहाँ जा रहे हो, तब बह कहता है कि प्रस्थ लेने जा रहा 


१ स्वार्थसिद्धि, अ० १, सूत्र ३३ की टीका 
“२ “क्ांतकेयानुप्रे्ा गाथा २५१ ३ द्रव्यस्वभावप्रकाशक नयचक्र, गाथा २०५ से २०७ 


२४४] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


हूँ। वह बन से प्रस्थ नही, लकडी लायेगा; पर उसका विचार उस लकडी से 
प्रस्थ बनाने का है; अत' वह ऐसा न कहकर कि मैं लकडी लेने जा रहा हूँ, 
अपने सकल्पानुसार ऐसा कहता है कि मैं प्रस्थ लेने जा रहा हूँ। उसका यह 
कथन भावीनैगमनय से सत्य है, क्योंकि नैगसनय संकल्पग्राहीनय है। 

इसीप्रकार जो कार्य भूतकाल मे सम्पन्न हो चुका है, उसे वर्तमान के 
समान व्यवहार करना भूतनैगमनय है। यद्यपि भगवान महावीर के निर्वाण 
को पच्चीस सौ से भी अधिक वर्ष हो गये है, तथापि लोक में कहा जाता है कि 
आज दीपावली के दिन भगवान महावीर का निर्वाण हुआ। भूतनैगमनय से 
यह कथन सत्य है, क्योंकि भूतनैगमनय भूतकालीन कार्यो मे वर्तमानबत्‌ ही 
व्यवहार करता है। 

जो आरम्भ किये गये कार्य मे सम्पन्न कार्य के समान व्यवहार करता है, 
वह वर्तमाननैगमनय है। इसे भात पकाने की क्रिया का उदाहरण देकर 
समझाया जाता रहा है। पके हुए चावल को भात कहते है। कोई व्यक्ति चावल 
पकाने के सकल्पपूर्वक चावल धोने आदि के कार्य मे लगा है; यद्यपि उसने अभी 
चूल्हा भी नही जलाया है, पर पूछे जाने पर वह यही कहता है कि मै भात पका 
रहा हैं। उसका यह कहना वर्तमाननैगमनय से सत्य है। 

यहाँ एक प्रश्न सभव है कि भावीनैगमनय एव वर्तमाननैगमनय मे कोई 
अन्तर दिखाई नहीं देता, क्योकि दोनो मे ही वर्तमान मे कार्य असम्पन्न ही है, 
न तो अभी प्रस्थ ही बना है और न भात ही पका है। 

यद्यपि यह पूर्णत. सत्य है कि न तो अभी प्रस्थ ही बना है और न भात 
ही पका है, तथापि भात बनना जितना सन्निकट है, प्रस्थ बनना उतना निकट 
नहीं है, क्योंकि भात बनने की प्रक्रिया तो आरम्भ हो चुकी है, पर अभी प्रस्थ 
का तो ठिकाना ही नही है। यह निकटता और दूरी ही वर्तमाननैगमनय एव 
भावीनैगमनय की विभाजनरेखा है। 

एक प्रश्न यह भी सम्भव है कि वर्तमान और भावीनैगमनय के विषय मे 
तो यह कहा जा सकता है कि अभी कार्य निष्पन्न नहीं हुआ है, पर 
भूतनैगमनय के विषय मे यह कैसे कहा जा सकता है कि वह कार्य अभी 
निष्पन्न नही हुआ है, क्योंकि भूतकालीन कार्य तो सम्पन्न हो ही चुकते है। 

अत. अनिष्पन्न कार्य मे निष्पन्न कार्य के समान व्यवहार करने की बात 
भूतनैगमनय पर किसप्रकार घटित होगी? 

भाई ! यहाँ 'अनिष्पन्न' का अर्थ मात्र इतना ही है कि जिस कार्य को 
निष्पन्न होता बताया जा रहा है, वह कार्य अभी वर्तमान में निष्पन्न नहीं हो 


मैगमादि सप्त नय स्वरूप एवं भद-प्रभद ] [२४५ 


रहा है। 'अनिष्पन्न' का अर्थ वर्तमान में निष्पन्न नहीं हो रहा' ही है। 

वह कार्य पहले निष्पन्न हो चुका है या नहीं, भविष्य में निष्पन्न होगा या 
नहीं - इन सबसे यहाँ कछ भी प्रयोजन नहीं है, यहाँ तो बस बात इतनी सी ही 
है कि वह कार्य अभी निष्पन्न नहीं हो रहा है और संकल्प के आधार पर ऐसे 
कहा जा रहा है कि मानो वह कार्य अभी ही सम्पन्न हो रहा हो। 

यहाँ मात्र इतना ही प्रयोजन है, इससे अधिक क॒छ नहीं। 

यह नय संकल्प को ग्रहण करनेवाला नय है। जगत में कछ घटित हो 
रहा है या नही - इससे इसे कछ भी प्रयोजन नहीं है। यह तो संकल्पजगत मे 
वर्तमान में जो कछ भी घटित हो रहा होता है, उसे ही अपना विषय बनाता 
है। संकल्पजगत मे तो वह सबकछ वर्तमान में घटित ही हो रहा होता है, जो 
कछ यह कहता है। अनिष्पन्न तो उसे बस्तजगत की दृष्टि से कहा जाता है, 
क्योंकि वस्तृजगत में तो वह वर्तमान में अनिष्पन्न ही है। 

उक्त विश्लेषण से अत्यन्त स्पष्ट है कि वर्तमान और भावीनैगमनयों के 
समान भूतनैगमनय पर भी सकल्प के आधार पर अनिष्पन्न में निष्पन्नवत्‌ 
व्यवहार करनेवाली बात घटित हो जाती है। 

इसप्रकार हम देखते है कि सकल्प के आधार पर अनिष्पन्न कार्य में 
प्रयोजनवश निष्पन्न कार्य के समान व्यवहार करनेवाला यह नय सत्‌ और 
असत्‌ सभी को अपना विषय बनाता है। 

सत्‌ (अर्थात्मक जगत) व असत्‌ (ज्ञानात्मक जगत) को विषय 
बनानेवाला नैगमनय ज्ञाननय, अर्थनय और शब्दनयो मे अर्थनय के साथ-साथ 
ज्ञाननय भी है। 

इस परिवर्तनशील जगत का प्रत्येक प्राणी अपने विचारात्मक जगत में 
अनेक प्रकार की कल्पनायें तो किया ही करता है, साथ में अपने 
संभव-असंभव विकल्पों को साकार करने के लिये अनेक प्रकार के संकल्प भी 
करता रहता है; तथापि यह आवश्यक नहीं कि जो योजनायें उसने अपने 
विचारों में बनाई हैं, वे साकार हो ही जावें। चाहे वे कभी साकार हों या न हों, 
पर अभी विकल्पों में तो हैं ही। 

उन संकल्पविकल्पों को विषय बनाने के कारण ही यह नैगमनय 
ज्ञाननय कहा जाता है, क्‍योंकि वे संकल्पविकल्प ज्ञानात्मक वस्तु ही हैं। 

जिसतरह की कल्पनायें और संकल्पविकल्प किये गये हैं, वर्तमान जगत 
में वे बस्तुयें उसरूप में नहीं हैं, इसकारण उन्हें असत्‌ कहा जाता है और उन 
संकल्पों-विकल्पों को विषय बनाने के कारण नैगमनय को असत्‌ को विषय 


२४६] [परमभाव- प्रकाशक नयचक्र 


बनानेवाला नय कहा जाता है। 

असत्‌ अर्थात्‌ ज्ञानात्मक जगत को विषय बनानेवाला यह नैगमनय 
(ज्ञाननय) लोकव्यवहार में सर्वाधिक प्रचलित एवं अत्यन्त उपयोगी नय है। 
यदि इस नय के संदर्भ में हम अपने दैनिक जीवन के व्यावहारिक प्रयोगों पर 
दृष्टि डालें तो हमें इसकी उपयोगिता सहज ही भासित होगी। 

पंचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव भूतनैगमनय के सशक्त उदाहरण हैं। 
एक कोड़ाकोड़ी सागर पहले हुये ऋषभदेव एवं उनके पंचकल्याणकों को 
वर्तमान में होनेवाले पचकल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सवो में वर्तमानवत्‌ ही 
व्यवहार किया जाता है। 

'आज नीलांजना का नृत्य होगा और राजा ऋषभदेव दीक्षा ग्रहण 
करेंगे! - प्रतिष्ठाचार्यों ढ़्रा दी गई इसप्रकार की सचनाओ को क्‍या हम 
असत्य मानते हैं? 

नहीं, कदापि नहीं। 

तो क्या सचम्‌च आज नीलांजना का नृत्य होगा या राजा ऋषभदेव 
दीक्षा लेंगे? 

नहीं, यह भी सत्य नहीं है; क्योकि राजा ऋषभदेव तो एक कोडाकोडी 
सागर पहले ही दीक्षा ले चुके हैं, आज तो वे सिद्धदशा मे विराजमान है। 

सम्पूर्ण स्थिति की भलीभाँति समझनेवाले श्रोताओं या दर्शकों को 
प्रतिष्ठाचायों की इसप्रकार की घोषणाओ से कोई परेशानी खडी नही होती; 
क्योंकि वे अच्छी तरह से जानते हैं कि यहाँ भूतकालीन घटनाओ को 
वर्तमानवत्‌ व्यवहार किया जा रहा है। 

यह सम्पूर्ण व्यवहार भूतनैगमनय की अपेक्षा ही संभव है। साधारण 
जनता भले ही नैगमनय का नाम न जानती हो, उसकी परिभाषा भी न 
समझती हो, तथापि उसकी कथन शैली से भलीभाँति परिचित है। यही 
कारण है कि उसे कोई उलझन खड़ी नहीं होती। 

यह पंचकल्याणक प्रतिष्ठा विधि सबसे पहले किसी के कल्पनालोक 
अर्थात्‌ ज्ञानजगत में ही अवतरित हुई होगी, पश्चात्‌ कागज पर आई होगी 
और उसके बाद इसका क्रियान्वयन आरंभ हुआ है। यह ज्ञानजगत का 
अद्भुत उत्पादन है, जिसे नैगमनय अपना विषय बनाता है। 

इसीप्रकार भावीचौबीसी की प्रतिष्ठा को भावीनैगमनय एवं विद्यमान 
बह तीथ॑ँकरों की प्रतिष्झ को बर्तमाननैगमनय के उदाहरण माने 
जा । 


नैगमादि सप्त नय . स्वरूप एवं भेद-प्रभेद ] [२४७ 


श्रीपाल-मैनासुन्दरी आदि नाटकों को भी भूतनैगमनय की विषयभूत 
वस्तु मानी जा सकती है, क्योंकि उनमें भी भूतकालीन कार्यकलापो का 
वर्तमानवत्‌ व्यवहार होता है। 

'धवल' में कहा गया है:- 

"कं पि जरं दठठण य पावज्जं समागमं करेमाणं । 
जेगमणयेज भण्णई णेरइओ एस पुरुषोत्ति।।" 

किसी मनुष्य को पापी लोगों का समागम करते देखकर नैगमनय से 
कहा जाता है कि यह पुरुष नारकी है। 

यहाँ एक प्रश्न सभव है कि पापियों की संगति में रहने मात्र से किसी को 
नारकी कह देना कहाँ तक उचित है? क्या ये सब कल्पनालोक की उडानें नही 
हैं? क्या लोक में भी ऐसे प्रयोग होते देखे जाते हैं? क्या सकल्पग्राही नैगमनय 
की परिभाषा उक्त कथन पर घटित हो सकती है? यदि हाँ तो किसप्रकार? 

हाँ, यह सत्य है कि नैगमनय का यह विषय कल्पनालोक मे ही उत्पन्न 
होता है। कल्पनालोक का अर्थ है-ज्ञानजगत। किसी पुरुष को पापियो की 
सगति मे देखकर किसी ज्ञानी धर्मात्मा के चित्त में यह विकल्प उत्पन्न हुआ 
कि यह पुरुष इनकी सगति में पडकर घोर पापभाव करेगा और अगले भव मे 
नरक जायेगा, अतः यह भविष्य का नारकी ही है। 

अनिष्पन्न कार्य मे निष्पन्न कार्य जैसा अर्थात्‌ भविष्य की पर्याय मे भूत 
या वर्तमानपर्याय जैसा व्यवहार करनेवाला नैगमनय उसे आज ही नारकी 
कहेगा। दूसरी बात यह भी तो है कि सकल्पग्राही नैगमनय ने ज्ञानी के चित्त में 
उत्पन्न उक्त-विकल्प या सकलप को ही तो ग्रहण किया है। 

इसप्रकार नैगमनय की यह परिभाषा कि अनिष्पन्न भावीकार्य में 
निष्पन्न भूत या वर्तमानकार्यवत्‌ व्यवहार करनेवाले संकल्पग्राही ज्ञान 
भावीनैगमनय है, उक्त कथन पर भलीभाँति घटित होगी। 

लोक में भी हम इसप्रकार के अगणित प्रयोग प्रतिदिन करते रहते हैं। 

मेडिकल कॉलेज मे प्रविष्ट छात्र को डॉक्टर कहना, राजपत्र को 
राजासाहब कहना - इसीप्रकार के प्रयोग है, जो क्रमशः वर्तमान व 
भावीनैगमनय के उदाहरण हैं। सेवानिवृत्त न्यायाधीश को जजसाहब कहना, 
दीक्षित या सिद्धदशा को प्राप्त भरत को भी भरत चक्रवर्ती कहना 
भूतनैगमनय के उदाहरण हैं। 


१ जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश, भाग २, पृष्ठ ५२७ 


२४८] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


भाई ! यहाँ पापियों की सगति में रहनेवाले को नारकी कहकर कोई 
गाली नहीं दी जा रही है, अपितु उसकी भावीपर्याय का संकेत किया जा रहा 
है। इसी नय के आधार पर हम धर्मात्मा साधुओं की संगति करनेवालों को 
सिद्ध भी कह सकते है। भावलिगी संतों को सिद्ध कहना भी इसीप्रकार का 
प्रयोग है। इस संदर्भ मे पूजन की निम्नांकित पक्तियाँ द्रष्टव्य हैं- 

"बलते-फिरते सिद्धों-से गुरु, चरणों में शीश शकते हैं। 

हम चलें आपके कदमों पर, नित यही भावना भाते हैं।। 

उक्त पंक्तियों मे गुरुओं को चलते-फिरते सिद्धों के समान अथवा 
चलते-फिरते सिद्ध ही कहा गया है। सिद्ध तो कभी चलते-फिरते नही है, 
तथापि सच्चे साधक भविष्य मे निश्चित रूप से सिद्ध होने वाले हैं: अत उन्हे 
आज ही सिद्ध या सिद्ध जैसा कहा गया है। यह एक प्रकार से भावीनैगमनय 
का ही प्रयोग है। 

ज्ञाननय का स्वरूप स्पष्ट करते समय गत प्रकरण मे जो कछ भी कहा 
गया है, लगभग वह सब इस नैगमनय के सन्दर्भ मे भी समझना चाहिए, 
क्योंकि यह नैगमनय ही एकमात्र ज्ञाननय है। 

अभी तक नैगमनय का जितना भी कथन किया गया है, वह सब 
ज्ञाननय के रूप मे ही किया गया है, परन्तु जैसा कि पहले बताया जा चुका है 
कि नैगमनय ज्ञाननय के साथ-साथ अर्थनय भी है। 

अत नैगमनय की परिभाषा एवं भेद-प्रभेद दोनो ही दृष्टियो से किये 
जाना आवश्यक है। यदि ज्ञननय की अपेक्षा यह संकल्पग्राही नय है और 
इसके भूत, भावी एवं वर्तमाननैगमनय - ऐसे कालकृत तीन भेद हैं तो अर्थनय 
की दृष्टि से इसकी परिभाषा क्‍या है और इसे कितने विभागों मे बाँटा जा 
सकता है-यह भी विचारणीय विषय है। 

द्रब्य-गुण-पर्यायात्मक वस्तु ही अर्थ है; अतः अर्थनय की दृष्टि से 
नैगमनय की विषयभूत वस्तु मे द्रव्य, गुण, पर्याय-सभी समा जाते हैं। 

अब यह देखना है कि यह नैगमनय द्रव्य, गण व पर्याय को किस रूप मे 
अपना विषय बनाता है। 

अर्थनय की अपेक्षा नैगमनय का स्वरूप स्पष्ट करते हुए जैनेन्द्र वर्णी 
लिखते हैं - 

“अर्थनय की अपेक्षा करने पर नैगमनय का लक्षण 'एक को ग्रहण न 


२5८2 ली 2 
१ अर्चना, देव-शास्त्र-गुरु पूजन, जयमाला 


नैगमादि सप्त नय_स्वरूप एवं भेद-प्रभेद ] [२४९ 


करके दो को ग्रहण करना है। अर्थात्‌ संग्रहनय के विषयभूत अभेद को तथा 
व्यवहारनय के विषयभूत भेद को दोनों को ही युगपत्‌, परन्तु मुख्य-गौण के 
विकल्प से ग्रहण करना नैगमनय है। 

वहाँ संग्रहनय अनेको में अनुगत सामान्य को ग्रहण करके वस्तु को एक 
मानता है और व्यवहारनय उसी वस्तु मे अनेकों द्रव्य, गुण व पर्यायगत 
विशेषो का ग्रहण करके उसे अनेकरूप मानता है। जैसे 'जीबव एक है-यह 
सग्रहनय कहलाता है और 'जीव दो प्रकार का है :-ससारी व मक्त'-यह 
व्यवहारनय कहलाता है, परन्तु इन दोनो नयों के विषयों को मुख्य-गौणभाव 
से युगपत्‌ ग्रहण करना नैगमनय का विषय है। 

उससे कहीं सग्रहनय का अभेद विषय मुख्य होता है तो व्यवहारनय का 
भेद विषय गौण हो जाता है। जैसे .-, जो यह ससारी व मक्त दो प्रकार का 
कहा जा रहा है, वह वास्तव मे एक जीव ही है। कहीं व्यवहारनय का भेद 
विषय मुख्य हो जाता है और सग्रहनय का अभेद विषय गौण हो जाता है। जैसे - 
यह जो एक जीव कहा जा रहा है, वही ससारी व मृक्त के भेद से दो प्रकार 
का है। 

नैगम के इस लक्षण का विषय सत्ताभूत पदार्थ ही है, क्योंकि यह 
अर्थनय है।” 

इस सदर्भ मे आचार्य विद्यानंदि का निम्नांकित कथन भी द्रष्टव्य है:- 

"यद्वा नैक॑ गमो योछत्र स सतां नैगमो मतः । 

धर्मयोर्धमिणोवापि विवक्षा धर्मधर्मिणो:।। 

अथवा नैक गमो नैगम' -इस व्युर्पत्ति के अनुसार जो एक को विषय 
नही करता, उसे नैगमनय कहते हैं। अर्थात्‌ जो मुख्य-गौण रूप से दो धर्मों 
को, दो धर्मियो को अथवा धर्म व धर्मी दोनो को विषय करता है, वह नैगमनय 
है। 

उक्त कथन पर ध्यान देने से एक बात स्पष्ट होती है कि इस दृष्टिकोण 
से देखने पर इसमें तीन बाते मुख्य हैं:- 

१. दो धर्मियों में एकता का संकल्प 

२. दो धर्मों में एकता का संकल्प 

३. धर्म व धर्मी मे एकता का संकल्प 

उक्त तीनों बातों को ध्यान में रखकर द्रव्य-गुण-पर्याय सभी को विषय 


१. नयदर्षण, पृष्ठ २२३ 
२ तस्थार्थ श्लोकवार्तिक, नयविवरण, श्लोक ३५ 


२५०] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


बनानेवाले इस व्यापकनय को मुख्यतः तीन भेदों में विभाजित किया जा 
सकता है - 
१. द्रव्यनैगमनय (धर्मियो की अपेक्षा) 
२ पर्यायनैगमनय (धर्मों की अपेक्षा) 
३. द्रव्यपर्यायनैगमनय (धर्म व धर्मी मुगषद्‌ दोनो की अपेक्षा)। 
दो धर्मियों में एकता के संकल्प का नाम ही द्रव्यनैगमनय है। इसके दो 
भेद हैं:- 
१. शद्धद्वव्यनैगमनय, २ अशुद्धद्रव्यनैगमनय। 
दो धर्मों मे एकता के सकल्‍्प का नाम पययिनैगमनय है। इसके तीन 
भेद हैं-- 
१ अर्थप्यायनैगमनय, २ व्यंजनपर्यायनैगमनय, 
३. अर्थ-व्यंजनपर्यायनैगमनय। 
धर्म व धर्मी मे एकता के सकल्प का नाम द्रव्यपर्यायनैगमनय है। इसके 
चार भेद है - 
१ श॒द्वद्रव्य-अर्थपर्यायनैगमनय, २. अशुद्धद्रव्य-अर्थपर्यायनैगमनय 
३ शद्वद्रव्यव्यजनपर्यायनैगमनय, ४. अशुद्धद्रव्यव्यंजनपर्यायनैगमनय। 
नैगमनय के उक्त सम्पर्ण भेद-प्रभेदों को निम्नलिखित चार्ट के माध्यम 
से भी भली-भॉति समझा जा सकता है:- 
नैगमनय 
शा धंपपतपययपपपापप/मैजजज- |“ए”ए|े-।+।ए/णए 
ज्ञाननय की अपेक्षा अर्थनय की अपेक्षा 
त्वचा जच्ल्ता तल ल्लन्ल्ल्च्नत 
१ भूतनैगम २ वर्तमाननैगम ३ भावी. १. द्रव्य २. पर्याय ३. द्रव्यपर्याय 
लि भ नैगम. नैगम  नैगम 
कल सनक कप लललतलरललककक 


॥ 


१ कल मल कम २. अशुद्धद्रव्यनैगम 










१. अर्थपर्यायनैगस २, व्यजनपययिनैगम ३. अर्थव्यजनपर्यायनैगम 


१ शुद्धद्रव्य-अर्थपर्यायनैगम २. अशुद्धद्रव्य-अर्थपर्यायनैगम 


३. शुद्धद्रव्यव्यंजनपर्यायनैगम 
४. अशुद्धद्रव्यव्यंजनपर्यायनैगम _ 


नैगमादि सपत नय स्वरूप एवं भेद-प्रभद | [२५१ 


इसप्रकार ज्ञाननय की अपेक्षा तीन भेद एवं अर्थनय की अपेक्षा नौ भेद 
- कल मिलाकर नैगमनय के बारह भेद हो जाते हैं। 
इन सबकी विशेष जानकारी के लिए श्लोकवार्तिक आदि ग्रन्थों का 
अध्ययन करना चाहिये, विस्तारभय से यहाँ इससे अधिक लिखना इष्ट प्रतीत 
नहीं होता। 
उक्त सम्पूर्ण विवेचन पर सूक्ष्म दृष्टि डालने पर प्रतीत होता है कि 
नैगमनय अत्यन्त व्यापक नय है। इसके पेट में द्रव्य-गण-पर्यायरूप 
अर्थात्मक सत्‌ृ-जगत एवं भूत, भविष्य और वर्तमानरूप ज्ञानात्मक 
असत्‌-जगत सब- कछ समाया हुआ है। 
२. संग्रहनय 
संग्रहनय का विषय मात्र सत्‌ पदार्थ ही है। 'सत्‌' का अर्थ है:- 
सत्ता - अस्तित्व। जिस पदार्थ की लोक में सत्ता है, अस्तित्व है, उसे ही सत 
कहते है। यह सत्‌ उत्पाद-व्यय- धौव्य से युक्त होता है और इसे ही द्रव्य का 
लक्षण कहा गया है।' अत: यह सहज सिद्ध है कि उत्पाद-व्यय- धौव्यमयी 
सत्ता ही द्रव्यसामान्य का स्वरूप है। 
यह सत्ता दो प्रकार की होती है'-महासत्ता और अवान्तरसत्ता। 
महासत्ता को विषय बनानेवाला सग्रहनय शुद्धसग्रहनय कहा जाता है और 
अवान्तरसत्ता को विषय बनानेवाला संग्रहनय अशुद्धसग्रहनय कहा जाता है। 
शुद्धसंग्रहनय को सामान्यसंग्रह, परसंग्रह एवं अशद्धसंग्रहनय को 
विशेषसग्रह, अपरसंग्रह नामों से भी अभिहित किया जाता है। 
सग्रहनय का स्वरूप स्पष्ट करते हुए नयचक्रकार लिखते है:- 
"अवरोप्परमविरोहे सव्यं अत्थिसि सुद्धसंगहणे । 
होइ तमेव असुद्ध इगिजाइविसेसगहणेण ।।' 
शुद्धसंग्रहनय में परस्पर मे विरोध न करके सत्रूप से सब का ग्रहण 
किया जाता है और उसकी एक जातिविशेष को ग्रहण करने से वही 
अशुद्धसंग्रहनय कहा जाता है। ' 
सग्रहनय की परिभाषा देते हुये आचार्य विद्यानन्दि/ लिखते हैं:- 
"ऐकध्येन विशेषधाणां त्रहणं संग्रहो नयः । 
स्वजातेरविशेधेन वृष्टेष्टाभ्यां कथंचन।। 
१ -उत्पादव्यय ध्राव्ययक्त सत। सद दव्यलक्षणम तल्यावसत्र अम्राय / सत्र -” -.« 


२ द्रध्यस्थभावप्रकाशक नयचक्र, गाथा २०८ 
३ श्लोकबातिक, नयविवरण, श्लोक ६३ 


२५२] 7 [परमभाव- प्रकाशक नयचक्र 


प्रत्यक्ष और अनुमान प्रमाणों द्वारा अपनी जाति का विरोध न करते हए 
सभी विशोेषों का कर्थंचित्‌ एकत्वरूप से ग्रहण करना सग्रहनय है। 

किसी एक विशेषता के आधार पर अनेक पदार्थों मे एकत्व स्थापित 
करना संग्रहनय की विशेषता है। 'सत्ता' एक ऐसी विशेषता है, जिसके 
आधार पर अलोकसहित लोक के सभी पदार्थों का सग्रह किया जा सकता है; 
क्योंकि सत्सामान्य की दृष्टि से सभी पदार्थ एक है। 

सभी पदार्थों को अपने मे समेट लेने में समर्थ सत्सामान्य को ग्रहण 
करनेवाला सग्रहनय शुद्धसंग्रहनय कहा जाता है। चूँकि 'सत्ता' द्रव्य का 
लक्षण है, अत॒द्रव्य' शब्द से भी जगत की सभी बस्तुओ का ग्रहण हो जाता 
है। 

छह द्रव्यो में एक द्रव्य जीव भी है। ध्यान रहे, न तो द्रव्य ही छह हैं और 
न जीव एक। द्रव्य छह नहीं, छह प्रकार के हैं। इसीप्रकार जीव भी एक नहीं, 
अनन्त हैं, तथापि द्रव्यो के छह प्रकारों में जीव भी एक प्रकार है। यही कारण 
है कि उसे एक द्रव्य कह दिया जाता है। 

सत्सामान्य द्रव्य का लक्षण है तो चित्सामान्य जीव का लक्षण है; अत 
चित्सामान्य की अपेक्षा सभी जीव एक है। 

वस्तृत' बात यह है कि उक्त कथन मे 'द्रव्य' या 'जीव' शब्द 
व्यक्तिवाचक शब्द नही, जातिवांचक शब्द है। जातिवाचक शब्द अपने मे 
अपनी सम्पूर्ण जाति को समेटे रहते हैं, अत बे किसी एक वस्तु के वाचक न 
होकर अपनी जाति की अनेक बस्तुओ के बाचक होते हैं। 

'जीव' शब्द अनन्त जीवो को अपने मे समेटे है, अत. वह सग्रहनय का 
विषय है, पर यह सग्रहनय अशुद्धसंग्रहनय है, क्योकि इसमें लोक के समस्त 
पदार्थों का सग्रह नही हो पाया है। एक जातिविशेष के पदार्थों का संग्रह होने 
से यह सग्रहनय तो है, पर सम्पूर्ण पदार्थों का सग्रह न होने से इसे शुद्धता प्राप्त 
नहीं है। 

अस्तित्व महासत्ता है और चेतनत्व अवान्तरसत्ता। महासत्ता का 
ग्राहक सग्रहनय शुद्ध होता है और अवान्तरसत्ता का ग्राहक संग्रहनय 
अशुद्धसंग्रहनय है। 

एक जाति के आधार पर जगत के अनन्तानन्त पदार्थों में एकता 
स्थापित करनेवाला यह नय मात्र वस्तु के स्वरूप को समझने में ही उपयोगी 
नही, अपितु लौकिक दृष्टि से भी अत्यन्त उपयोगी है। 

इस नय के अनुसार 'होना' भी एक जाति है; मात्र एक जाति नहीं, 


नैगमादि सप्त नय स्वरूप एवं भेद-प्रभद ] [२५३ 


अपितु सबसे बड़ी जाति है; एकमात्र शुद्ध जाति है; इसके अतिरिक्त और सभी 
जातियाँ अशुद्ध हैं, क्योंकि वे सबको संगृहीत करने मे समर्थ नही हैं। 

एकमात्र होना अर्थात्‌ अस्तित्व' ही एक ऐसी जाति है, जिसके आधार 
पर सम्पूर्ण जगत में एकता स्थापित हो सकती है। का कारण दैद्षक अस्तित्व 
के आधार पर एकता स्थापित करनेवाले नय को ही शुद्धसंग्रहनध कहा जाता 
है, शेष सभी संग्रहनय अशुद्धसंग्रहनय हैं। 

क्षुद्र जातिवाद के आडम्बर में उलझे इस जगत ने कभी सोचा भी न 
होगा कि 'होना' भी एक जाति हो सकती है। इस जाति के अनुसार सभी चेतन 
और जड़ पदार्थ एक ही जाति के हैं। हम भी, तुम भी, और भी जो हैं, वे सभी 
एक 'हैं' जाति के ही हैं। 'हैं' के अतिरिक्त कोई ऐसी जाति नहीं, जो शुद्ध जाति 
हो, क्‍योंकि 'हैं'-- इस एकमात्र जाति के आधार पर जो एकता स्थापित होती 
है, उसे ही शुद्धसग्रहनय कहते हैं। 

जो जातिवाद संग्रह का हेतु है, उसे आज हमने अपनी भूल से विग्रह का 
हेतु बना लिया है। 

एक वीतरागी देब-शास्त्र-गुरु के उपासक, एक बीतरागधर्म के 
अनुयायी हम सब आज एक तो कल्पित जातिवाद के चक्कर मे वैसे ही 
विघटित होते जा रहे हैं, उस पर भी कछ निहित स्वार्थों द्वारा निरन्तर यह 
प्रचार किया जा रहा है कि अन्तर्जातीय सबंध करनेवालों के यहाँ मुनिराज 
आहार नहीं ले सकते। उनके अनुसार एक धर्म के अन॒यायी होकर भी 
खण्डेलवाल, अग्रवाल आदि जातियों मे विभाजित लोग परस्पर में 
शादी-विवाह नहीं कर सकते है। 

कैसी नादानी भरी बात है कि जैन अग्रवाल वैष्णब अग्रवाल के यहाँ 
शादी भले ही कर ले, पर वह जैन खण्डेलवाल के यहाँ शादी नहीं कर 
सकता। धर्म की तलना मे क्षुद्र जातिवाद को अधिक महत्त्व देना धर्म का 
अवर्णवाद नहीं तो और क्‍या है? 

मुनिराज तो धर्मगुरु हैं, जातियों की सुरक्षा उनका उत्तरदायित्व नहीं। 
क्षुद्र जातिवाद की सुरक्षा जातियो के ठेकेदार करे तो भले ही करें, धर्मगुरुओं 
को तो धर्म को ही प्रधानता देना चाहिये। वे कैसे धर्मगुरु हैं, जो धर्म की 
परवाह किये बिना क्षुद्र जातिवाद की स॒रक्षा में अपना सब कछ दांव पर लगा 
रहे हैं। 

भाई ! क्षायिक सम्यग्दष्टी चक्रवर्ती भरत ने म्लेच्छ राजाओ की बत्तीस 
हजार कन्याओं से शादी की थी। भरत चक्रवर्ती ने ही क्यों, तीथकर 


२५४] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


शान्तिनाथ चक्रवर्ती ने भी तो बत्तीस हजार म्लेच्छ कनन्‍्याओं से शादी की थी। 
क्या उनके घर भी मुनिराज आहार नहीं लेते होंगे? 

यदि जिनधर्म में अन्तरजातीय शादियों का निषेध होता तो जिनधर्म के 
कर्णधार तीर्थंकर और चक्रवर्ती ऐसा क्‍यों करते? क्या आज के लोग उनसे भी 
अधिक धर्मात्मा हो गये हैं? 

दूसरी बात यह भी तो है कि जगत से कटे बीतरागी सन्‍्तों को यह पता 
भी कैसे चलेगा कि किन-किन लोगों ने अपनी जाति में शादियाँ की हैं और 
किन-किन ने अन्तरजातीय? निरन्तर विहार करनेवाले वनवासी सन्‍्तों को 
इतनी फर्सत कहाँ कि वे किसी की जाति पूछते फिरे? वे तो निरन्तर अपनी 
आत्मा में ही मग्न रहनेवाले वीतरागी सन्त हैं। आचार्य कन्दकन्द ने तो 
मुनिराजो के लिये लौकिक जनों से संसर्ग का बडी कड़ाई से निषेध किया है, 
पर कलियुग की बलिहारी है कि सन्त भी इन लौकिक बातों मे लौकिक जनो 
के समान ही उलझते जा रहे हैं। 

बीतरागी मुनिराज तो इस लौकिक क्षद्र जातिवाद से बहुत ऊपर उठ 
चुकते हैं। उन्हे इन बातो से क्या? उन्हे तो जो भी साधर्मी नवधा भक्तिपूर्वक 
उनकी विधि के अनुसार निर्दोष आहार दे, उसी के यहाँ ३२ अंतराय और ४६ 
दोष टालकर आहार ग्रहण कर लेना चाहिये; पर पथब्यामोह में फँसे लोगो को 
जितनी चिन्ता येन-केन-प्रकारेण अपने पंथ के प्रचार की रहती है, उतनी मूल 
जिनधर्म की नहीं, अपने आत्मा के हित-अहित की भी नही। 

'तत्त्वार्थसत्र' मे नामकर्म की प्रकृतियों के प्रकरण मे पाच प्रकार की 
जातियों का निरूपण किया गया है; जो इसप्रकार है -एकेन्द्रिय जाति, 
द्वीन्द्रिय जाति, त्रीन्द्रिय जाति, चत्रिन्द्रिय जाति एवं प््चेन्द्रिय जाति। 

इसके अनुसार हम सभी पचेन्द्रिय जाति के जीव हैं; जिनमे देव, नारकी 
और मनृष्यो के साथ-साथ पंचेन्द्रिय तिय॑च भी समा जाते हैं। भाई ! अकेली 
खण्डेलवाल, अग्रवाल आदि ही जातियाँ नहीं हैं, जितने भी समूहवाचक शब्द 
है, लगभग सभी जातिवाचक सज्ञायें ही हैं। 

इसके अनुसार द्रव्य भी एक जाति है, जीव भी एक जाति है, मनष्य भी 
एक्र जाति है और पुरुष भी एक जाति है। इसप्रकार अनन्त प्रकार की अनन्त 
जातियाँ हैं और हम उनमें से किसी एक जाति के नहीं, अनेक जातियों में एक 
साथ 00248 हैं, क्योंकि हम द्रव्य भी हैं, जीव भी हैं, मनष्य भी हैं और 
प्रुष । 


उक्त सदर्भ मे यदि कोई प्रश्न करे कि हमें अपनी ही जाति में शादी 


नैगमादि सप्त नय * स्वरूप एवं भेद-प्रभेद ] [२५५ 


करनी चाहिये या अन्य जाति मे, तो यही कहा जायेगा कि यदि आपका तात्पर्य 
मनुष्यजाति से है तो अपनी जाति में शादी करना चाहिये, क्योंकि किसी मनृष्य 
का देव या तियच से शादी करना व्यावहारिक नहीं हैं; तथा यदि आपका 
आशय पुरुषजाति से है तो अन्य जाति में ही शादी करना चाहिये; क्योंकि 
पुरुष की शादी पुरुष से संभव नहीं है, स्त्रीजाति में ही पुरुष को शादी करना 
उचित है। 

यश्ायपि 'जैन' एक धर्म का नाम है, तथापि 'जैन' शब्द समूहवाचक होने 
से जातिवाचक संज्ञा है; अत. जैन भी एक जाति ही है और धर्मानुकूल जाति 
है। अत. जैनों का जैनों के यहाँ किया गया सबध भी जातीय सबंध ही है, 
अन्तरजातीय नही। 

संग्रहनय के स्वरूप पर गहरी दृष्टि डालने पर प्रतीत होता है कि यह नय 
सामाजिक एकता की दृष्टि से भी अत्यन्त उपयोगी नय है, क्योंकि यह नय 
जाति का सम्यक्‌ स्वरूप बताकर जातिवाद का जहर उतारनेबाला सम्यकृनय 
है। 

यह नय विभिन्‍न स्तरो पर किसी भी एक जाति (समानता) को आधार 
बनाकर विभिन्‍न पदार्थों में एकता स्थापित करने के लिये एकता के सूत्र 
खोजनेवाला नय है। 

इसप्रकार हम देखते हैं कि इस नय का एकमात्र कार्य विभिन्‍न सत्‌ 
पदार्थों मे समानता के आधार पर एकता स्थापित करना ही है। 
३. व्यवहारनय 

सग्रहनय द्वारा संगृहीत पदार्थों मे विधिपूर्वक भेद करना व्यवहारनय 
है।  सग्रहनय के समान यह भी शुद्ध और अशुद्ध के भेद से दो प्रकार का है। 
जैसा कि कहा गया है:- 

'जं संगहेण गहियं भेयह अत्थं असुद्ध सुद्ध वा । 
सो वयहारों दुविहो असुद्धसुद्धत्थभेयकरों।।* 

जो संग्रहनय के द्वारा गृहीत शुद्ध अथवा अशुद्ध अर्थ का भेद करता है, 
बह व्यवहारनय है। अशुद्ध अर्थ का भेद करनेवाला अशुद्ध व्यवहारनय है 
और शुद्ध अर्थ का भेद करनेवाला शुद्धव्यवहारनय। 


१ सप्रहेण गृहीतानामर्थाता विधिपृ्वंक । 
यो५बह़ारो विभाग स्याद व्यवहारों नय स्मृत ।। 
-श्लोकवार्तिक, नयबिवरण, श्लोक ७२ 
२ बद्रब्यस्वभाषप्रकाशक नयचरक़, गाथा २०९ 


२५६] [पिरमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


शुद्धव्यवहारनय को सामान्यव्यवहारनय एवं अशुद्धव्यवहारनय को 
विशेषव्यवहारनय भी कहते हैं। 

महासत्ता की अपेक्षा सभी पदार्थ सन्मात्र हैं, एक हैं, द्रव्य हैं-इस 
शुद्धसंग्रहनय के विषय को विभाजित करके कहना है कि द्रव्य छह प्रकार। 
के है :-- जीव , पुदगल, धर्म, अधर्म, आकाश एवं काल। इसप्रकार भेद करनेवाला 
व्यवहारनय शुद्धव्यवहारनय है, क्योंकि इसने शुद्धसंग्रहनय के विषय को 
विभाजित किया है। 

अवान्तरसत्ता के आधार पर सभी जीवों में एकत्व स्थापित करनेवाले 
अशुद्धसंग्रहनय के विषयभूत 'जीव' नामक द्रव्य को भी विभाजित करके 
कहना कि जीव दो प्रकार के होते हैं :- संसारी और म॒क्त, अशुद्धव्यवहारनय 
का कार्य है, क्योंकि इस कथन मे अशुद्धसग्रहनय के विषय को विभाजित 
किया गया है। 

अशुद्धव्यवहारनय के माध्यम से किया जानेवाला यह विभाजन 
निरन्तर तबतक चलता रह सकता है, जबतक कि स्थिति अविभाज्य अश 
तक न पहुँच जाय। 

इस सन्दर्भ में स्वामी कार्तिकेय का निम्नाँकित कथन द्रष्टव्य है.- 


"जो संगहेण गहिंदं, विसेसरहिंद थि भेददे सददं । 
परमाणूपज्जंत ववहारणओ हवे सो हूु।।" 


जो नय सग्रहनय के द्वारा अभेदरूप से गृहीत वस्तुओ का परमाणु पर्यन्त 
भेद करता है, वह व्यवहारनय कहलाता है। ' 

यदि व्यवहारनय संग्रहनय के द्वारा सगृहीत पदार्थों को अन्तिम बिन्दु तक 
विभाजित करता है तो सग्रहनय व्यवहारनय द्वारा विभाजित पदार्थों को उस 
अन्तिम बिन्दु तक संगृहीत करता है कि जिसमे सम्पूर्ण जगत ही समाहित हो 
जाता है। 

इसप्रकार संग्रह और व्यवहारनय एक-दूसरे के विरुद्ध कार्य करनेवाले 
होने पर भी एक-दूसरे के पूरक नय हैं। यदि सग्रहनय संधि है, समास है तो 
व्यवहारनय विच्छेद है, विग्रह है। यदि संग्रहनय भेद में अभेद स्थापित 
करनेवाला अभेदकनय है तो व्यवहारनय अभेद में भेद करनेवाला भेदकनय। 

इन दोनों नयो की दिशा एकदम एक-दूसरे के विपरीत है। ये दोनों नय 





१' कार्तिकेयानप्रेक्षा, गाथा २७३ 


नैगमादि सप्त नय . स्वरूप एवं भेद-प्रभेद ] [२५७ ' 


मथानी की डोरी के उन दोनो छोरों के समान हैं, जो एक-दूसरे के विरुद्ध ताकत 
लगाते है। एक छोर के आगे बढने पर दूसरे का पीछे हटना अनिवार्य हो जाता 
है। एक-दूसरे के आगे बढ़ने और पीछे हटने की निरन्तर गतिशील इस प्रक्रिया 
के परिणामस्वरूप ही दही मे से मक्खन निकलता है। 

तत्त्वरूपी मक्खन की प्राप्ति के लिये सग्रह-व्यवहार की यह 
मथन-प्रक्रिया निरन्तर चलना अत्यन्त आवश्यक है। सादश्यास्तित्व से 
स्वरूपास्तित्व के छोर तक और स्वरूपास्तित्व से सादृश्यास्तित्व के छोर तक 
निरन्तर घृमनेवाला यह नयचक्र वस्तस्वरूप समझने का, प्रतिपादन करने का 
अमोघ चक्र है। 

इन दोनो नयो के परस्पर सबध के संदर्भ मे जैनेन्द्र वर्णी के विचार द्रष्टव्य 
है - 

“सामान्य रूप को ग्रहण करनेवाला सग्रहनय है और विशेष रूप को 
ग्रहण करनेवाला व्यवहारनय है। संग्रहनय किसी भी वस्तु को- चाहे वह 
महासत्ता रूप हो या अवान्तरसत्ता रूप हो - अद्गैत रूप में देखता है और 
व्यवहारनय उसके द्वारा ग्रहण की गई उसी अद्वैत महासत्ता मे व अवान्तर सत्ता 
में द्वैत उत्पन्न कर देता है। 

अद्ठैत देखने के कारण सग्रहनय शुद्धद्रव्याथिकनय कहलाता है और द्वैत 
देखने के कारण व्यवहारनय अशद्धद्रव्यारथिकनय कहलाता है। अशुद्ध 
कहने का तात्पर्य यह नही कि उसका विषय असत्‌ है, बल्कि यह है कि वह 
भेद-ग्राहक है। 

सामान्य व विशेष दोनो अश वस्तु मे साथ-साथ रहते है, इसलिये उनके 
ग्राहक संग्रह व व्यवहारनय भी सदा साथ रहते है, या यो कहिये कि वे दोनों सगे 
भाई है। संग्रह के बिना व्यवहार का और व्यवहार के बिना सग्रह का कोई 
विषय नही, जैसे कि पिता के बिना पृत्र और पत्र के बिना पिता का कोई अर्थ 
नहीं। 

"यहाँ यह समझना कि जहाँ भेद डालने का काम हो, वहाँ तो 
व्यवहारनय का व्यापार होता है और जहाँ उन भेदो मे से किसी एक को पृथक्‌ 
निकालकर एक जातिरूप स्थापित करने का काम हो, वहाँ सग्रहनय का 
व्यापार होता है। यही व्यवहार व संग्रहनय की मैत्री है।* ' 

उक्त कथन में संग्रहनय को शुद्धद्रव्याथिकनय और व्यवहारनय को 


१. नयवर्पण, पृष्ठ ३२० 
२ बही, पृष्ठ ३२१ 


२५८] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


अशुद्धद्रव्याधिकनय कहा गया है। यद्यपि उक्त कथनानुसार सग्रहनय 
शुद्धव्याथिकनय है, तथापि उसे शुद्धसंग्रहनय व अशुद्धसंग्रहनय के रूप मे भी 
विभाजित किया गया है। इसीप्रकार व्यवहारनय उक्त कथनानुसार अशुद्ध 
द्रव्याधिकनय है, तथापि उसके भी शुद्धव्यवहारनय व अशुद्ध 
व्यवहारनय - ऐसे दो भेद किये गये हैं। 

सग्रह को शुद्धद्रव्यार्थिक व व्यवहार को अशुद्धद्रव्याथिक कहने की 
अपेक्षाये जुदी है और सग्रह-व्यवहार दोनों के ही शुद्धाशुद्ध भेद करने की 
अपेक्षायें जुदी। सभी अपेक्षाओ का स्पष्टीकरण यथास्थान किया जा चुका है, 
उसे अच्छी तरह समझ लेना चाहिए। 

वस्तस्वरूप को समझने मे तथा प्रतिपादन करने मे परस्पर विरुद्ध 
स्वभाव वाले इन संग्रह और व्यवहारनयों की उपयोगिता को गहराई से 
समझने के लिये वस्तु के उन पक्षो को समझ लेना अत्यन्त आवश्यक है, जिन 
पक्षो पर ये नय प्रकाश डालते हैं। 

इस लोक मे जो भी अनन्तानन्त पदार्थ है, वे सभी एक-दसरे से अत्यन्त 
पृथक्‌ सर्वप्रभुतासम्पन्न स्वतन्त्र पदार्थ है और अपनी-अपनी परिणति के 
कर्त्ता-धर्त्ता-हर्त्ता भी स्वय ही है। 

परस्पर भिन्‍न उन सभी पदार्थों मे यदि कछ विशेषताये ऐसी होती हैं, 
जो उनके अतिरिक्त अन्य पदार्थों मे नही पायी जाती हैं तो कछ ऐसी भी 
विशेषताये है, जो अन्य पदार्थों मे भी पाई जाती हैं। तात्पर्य यह है कि उन 
पदार्थों मे जहाँ एक ओर अनेक समानताये पाई जाती है तो दूसरी ओर 
असमानताये भी कम नही हैं। 

इन समानताओ और असमानताओ के आधार पर ही सग्रह और 
व्यवहारनय अपना काम करते है। 

समानताओ के आधार पर भिन्न-भिन्न पदार्थों मे एकता स्थापित 
करना सग्रहनय का काम है और असमानताओं के आधार पर उन्हे अनेक 
भेदो मे विभाजित करना व्यवहारनय की विशेषता है। 

ध्यान रखने की बात यह है कि समानताओं के आधार पर जो एकता 
स्थापित की जाती है, उसका तात्पर्य यह कदापि नहीं होता कि अनेक पदार्थ 
मिलकर एक हो जाते है। प्रत्येक पदार्थ की सत्ता तो भिन्‍न-भिन्‍न ही रहती 
है। प्रत्येक पदार्थ की भिन्‍न-भिन्‍न सत्ता की स्वीकृतिपूर्वक भिन्‍नता को गौण 
करके समानता के आधार पर एकता को जानना या मुखरित करना सग्रहनय 
का काम है। यदि अनेक पदार्थों मे सर्वथा एकत्व या अद्वैत स्वीकार कर लिया 


नैगमादि सप्त नय स्वरूप एवं भेद-प्रभेद | [२५९ 


जायेगा तो अद्ठैतैकान्त का प्रसंग उपस्थित होगा। 

इसीप्रकार सर्वथा द्वैत भी जैनदर्शन को स्वीकृत नहीं है, क्योंकि सामान्य 
गुणों के आधार पर जो एकता स्थापित हुई है; वह भी काल्पनिक तो नहीं है, 
क्योंकि अनेक द्रव्यों में विभिन्‍न अपेक्षाओं से समानता तो है ही; जो है, उससे 
इन्कार कैसे किया जा सकता है? 

यदि समानता के आधार पर जातिगत एकता को स्वीकार न किया गया 
तो फिर आपने जिनकी कल्पना भी न की होगी, ऐसी अनेक व्यावहारिक 
कठिनाइयाँ खडी हो जायेगी। जातिवाचक संज्ञाओं के अभाव में कोई मनृष्य 
तो होगा ही नहीं; सब रमेश, सुरेश ही होंगे। न किसी को अध्यापक कहना 
संभव होगा और न किसी को छात्र, क्योंकि अध्यापक और छात्र संज्ञाएँ 
समानता के आधार पर ही स्थापित होती हैं। अधिक क्‍या कहें, न तो किसी 
को जीव कहना सभव होगा, न द्रव्य, क्योंकि किसी व्यक्तिविशेष को उसके 
जीवत्व के आधार पर ही जीव कहा जाता है। 

व्यक्ति का अपने मॉ-बाप द्वारा दिया हुआ तो एक ही निरर्थक नाम होता 
है, पर वह अपनी अनेक विशेषताओं के कारण अनेक समुदायों का सदस्य 
* होने से अनेक जातिगत नामो से प्रतिदिन अभिहित किया जाता है। 

क्या एक ही व्यक्ति जैन, डॉक्टर, श्रावक, प्रौढ़, मुमक्ष, गजराती, 
पुरुष-सब एकसाथ नहीं हो सकता है? 

हो सकता है, अवश्य हो सकता है; क्योंकि उसमें ये सब विशेषतायें 
एकसाथ विद्यमान हैं। 

इसीप्रकार क्या जैन वह अकेला ही है, डॉक्टर वह अकेला ही है, ममक्ष्‌ 
वह अकेला ही है, पुरुष वह अकेला ही है, श्रावक भी वह अकेला ही है? 

नहीं, कदापि नहीं; क्योंकि और भी अनेक व्यक्ति डॉक्टर, जैन, श्रावक, 
मुम॒क्षु एवं पुरुष हैं। यह डॉक्टर आदि शब्द या नाम मात्र उसे ही अभिहित 
नही करते, उसके साथ अन्य अनेक व्यक्तियों को भी अभिहित करते हैं। पर 
यह भी ध्यान रखने की बात है कि डॉक्टर आदि शब्द यदि अनेक व्यक्तियों के 
वाचक हैं तो इस कारण अनेक डॉक्टर मिलकर एक नहीं हो जावेंगे, रहेंगे तो 
सब भिन्न-भिन्न ही। 

इसप्रकार हम देखते हैं कि व्यक्तियों के भिन्‍न-भिन्‍न होने पर भी यदि 
हम उनमें समानता के आधार पर भी एकता स्वीकार न करेंगे तो समस्त 
व्यवहार के लोप का प्रसंग उपस्थित हो जावेगा। 

इसीप्रकार अकेली जातिगत समानताओं के आधार पर स्थापित एकता 


२६०] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


से ही सम्पूर्ण व्यवहार संचालित नहीं हो जाता, विभिन्‍नताओं के आधार पर 
व्यवहारनय द्वारा किया गया विभाजन भी अत्यन्त आवश्यक है। 

यदि व्यवहारनय द्वारा शुद्धसंग्रहनय के विषय को विभाजित नहीं किया 
जाता तो सभी सनन्‍्मात्र होकर रह जाते; कोई जीव नहीं होता, अजीव नहीं 
होता, संसारी नही होता, मृक्त नहीं होता। अधिक क्‍या कहें? जब जीव ही 
नहीं होता, मनष्य ही नही होता तो फिर रमेश, सुरेश की बात ही कहाँ रह 
जाती है? ऐसी स्थिति में व्यक्ति की स्वतन्त्र सत्ता ही समाप्त हो जाती तो फिर 
व्यक्तियों के समूहरूप समुदाय भी कहाँ रहता? 

इसप्रकार व्यक्ति और जाति दोनो के ही लोप का प्रसग उपस्थित हो 
जाता है। 

व्यक्ति से लेकर सन्मात्र द्रव्य तक और सन्मात्र द्रव्य से लेकर व्यक्ति 
तक के बीच अनेक छोटी-बडी जातियाँ हैं, जिनके आधार पर समस्त 
ब्यवहार सचालित होता है। 

संगठन का आधार संग्रहनय है और विघटन का आधार व्यवहारनय। 
समाज के विकास और व्यवस्था के लिये दोनों की ही अत्यन्त आवश्यकता 
है। सामाजिक विकास के लिये सगठन की आवश्यकता से तो सभी 
भली-भाँति परिचित है, इसके सबंध मे विशेष कछ कहने की आवश्यकता 
नही है, किन्तु विधटन भी समाज के लिये कितना उपयोगी है, इस पर किचित्‌ 
विचार अवश्य अपेक्षित है। 

हमारे इस भारत देश की समृद्धि के लिये जितनी आवश्यक इसकी 
अखण्डता है, प्रान्तो, जिलों आदि मे विभाजित करना भी उससे कम 
आवश्यक नही; विकास और व्यवस्था के लिये विभाजन आवश्यक ही नहीं, 
अनिवार्य है। 

ध्यान रखने की बात यह है कि यह विभाजन अछण्डता को खण्डित 
करनेवाला नहीं होना चाहिये। जिसप्रकार अखण्डता को कायम रखकर 
व्यवस्था के लिये किया गया विभाजन देश को सूखी और समृद्धि करता है, 
उसीप्रकार सन्मात्र को कायम रखकर किया गया विभाजन वस्तुस्वरूप को 
समझने के लिए अत्यन्त उपयोगी है। 

समष्टि की ओर ले जाने वाला संग्रहनय है और व्यष्टि की ओर ले 

जानेवाला व्यवहारनय। 

व्यक्तियों को समाज के रूप में संग्रह करनेवाला नय संग्रहनय है और 
समाज को अपने वर्गों में विभाजित करते हुए व्यक्ति तक पहुँचाना 


नैगमादि सप्त नय . स्वरूप एवं भेद-प्रभेद ] [२६१ 


व्यवहारनय का कार्य है। 

लोक में व्यक्ति और समाज दोनों ही महत्त्वपूर्ण हैं। व्यक्ति की उपेक्षा 
करनेवाला समाज और समाज की उपेक्षा करनेवाला व्यक्ति-दोनों ही 
अभीष्ट की प्राप्ति करने में समर्थ नहीं होते। दोनों में से किसी की भी उपेक्षा 
उचित नही है; संभव भी नहीं है; दोनों के समुचित समादर में ही समाज व 
व्यक्ति का हित निहित है। 

सादश्यास्तित्व से लेकर स्वरूपास्तित्व के बीच ऐसे अनेक बिन्दु हैं, जो 
संग्रह व व्यवहार दोनो ही नयो के विषय बनते हैं, पर दोनो नयों के दृष्टिकोण 
अलग-अलग होने से दोनों के मुख परस्पर विरुद्ध ही रहते हैं। 

संग्रहनय सग्रहोन्‍्मुखी है और व्यवहारनय विभाजनोन्मुखी। जब हम 
जीवो को गतियो की अपेक्षा चार भागो मे विभाजित करते हैं और कहते हैं कि 
जीव के चार प्रकार है -देव, मनृष्य, तिर्यच और नारकी, तब मनष्य' 
व्यवहारनय का विषय बनता है; किन्तु जब हम 'मनुष्य' शब्द से मनुष्य गति 
के समस्त जीवो का सग्रह करते हैं, तब वह संग्रहनय का विषय बनता है। 

इसप्रकार हम देखते हैं कि विभिन्‍न दृष्टियों से देखे जाने पर 'मनष्य' 
संग्रह और व्यवहार दोनो ही नयों का विषय बन जाता है। 

सग्रह-व्यवहार के इस चक्र के मध्य स्थित असख्य बिन्दुओ को हम 
अपनी आवश्यकतानुसार ग्रहण करते रहते है और अपने प्रयोजन की सिद्धि के 
लिये उनके संग्रह और व्यवहारपने का उपयोग किया करते हैं। 

परस्पर विरुद्ध दिखनेवाले सग्रहनय और व्यवहारनय उन दो व्यापारी 
बन्धुओ के समान है, जिनमे एक माल खरीदने का काम करता है और दूसरा 
बेचने का। यद्यपि खरीदने और बेचने की क्रियाएँ परस्पर विरुद्ध प्रतीत होती 
है, तथापि उनमें परस्पर कोई विरोध नहीं है, अपितु वे एक-दूसरे की पूरक 
क्रियाएँ हैं; क्योंकि यदि खरीदनेवाला भाई माल खरीदकर न लाये तो फिर 
बेचनेवाला भाई बेचेगा क्या? इसीप्रकार याद माल बेचा न जायेगा तो खरीदने 
मात्र से क्या लाभ होनेवाला है? लाभ तो खरीदने एव बेचने - दोनो क्रियाओं 
के सम्पन्न हो जाने पर ही होनेवाला है। खरीदने-बचने बेचने-खरीदने की 
यह क्रिया जितनी अधिक होगी, लाभ भी उतना ही अधिक होनेवाला है। 

इसीप्रकार व्यवहारनय संग्रहनय द्वारा सगृहीत विषयो को विभाजित 
करता है और संगृहनय व्यवहारनय द्वारा विभाजित विषयों को सग॒हीत करता 
है। यद्यपि संग्रह और विभाजन की ये क्रियाएँ परस्पर विरुद्ध प्रतीत होती हैं, 
तथापि उनमें परस्पर कोई विरोध नहीं है, अपितु वे एक-दूसरे की प्रक 


२६२] [परमभाव- प्रकाशक नयचक्र 


क्रियाएँ ही हैं; क्योंकि यदि संग्रहनय द्वारा अनेक पदार्थ संगृहीत नहीं किये 
जावेंगे तो व्यवहारनय विभाजन किसका करेगा? इसीप्रकार यदि व्यवहारनय 
द्वारा पदार्थ विभाजित नहीं होंगे तो सग्रहनय किसका संग्रह करेगा? 
संग्रह और विभाजन की यह क्रिया ज्ञान मे जितनी अधिक सम्पन्न 
होगी, वस्तस्वरूप भी ज्ञान में उतना ही अधिक स्पष्ट प्रतिभासित होगा। 
इसप्रकार हम देखते हैं कि विभिन्‍न दृष्टिकोणों से वस्तुस्वरूप के 
प्रतिपादक, अद्गैत और द्वैत के ग्राहक ये सग्रह और व्यवहारनय लौकिक और 
पारलौकिक दोनो ही दृष्टियो से अत्यन्त उपयोगी एवं जिनागम के आधारभूत 
नय हैं। 
४. ऋजुसूत्रनय 
यह तो स्पष्ट किया ही जा चुका है कि द्रव्यार्थिकनय सामान्यग्राही होता 
है और पर्यायार्थिकनय विशोषग्राही। सामान्यग्राही द्रव्यार्थिकनयों मे 
अद्ठैतग्राही सग्रहनय, द्वैतग्राही व्यवहारनय एवं उभयग्राहीं व सकल्पग्राही 
नैगमनय की चर्चा अपेक्षित विस्तार से हो चुकी है। अब विशेषग्राही 
पर्यायार्थिकनय के रूप मे ऋजुसूत्रनय की चर्चा प्रसगप्राप्त है। 
क्षणध्वसी पर्यायों को ग्रहण करनेवाला ऋजुसत्रनय है। आचार्य श्री 
विद्यानंदि के अनुसार ऋजूसूत्रनय का स्वरूप इसप्रकार है:- 
'ऋजुसूत्र क्षणध्वंस वस्तु सत्‌ सूत्रयेद ऋज । 
प्राधान्येन गुणीभ्ावाद व्रव्यस्थानर्पणात्‌ सतः।।” 
ऋजुसूत्रनय मुख्यरूप से क्षण-क्षण में ध्वंस होनेवाली पर्यायो को 
वस्तुरूप से विषय करता है, विद्यमान होते हुए भी विवक्षा नही होने से इसमे 
द्रव्य की गौणता है।'' 
यह ऋजुसूत्रनय भी दो प्रकार का है - १. सक्ष्मऋजुसत्रनय एवं 
२ स्थूलऋजसत्रनय। 
इन दोनों ऋजुसूत्रनयो की परिभाषा नयचक्र में इसप्रकार दी गई है - 
“जो एयसमयवट्टी गेहणइ दब्बे धवत्तपज्जायं । 
सो रिउसुत्तो सुहमो सब्यंपि सदृ्दं जहा खजियं।। 
मणवाइयपज्जाओ मणसोत्ति स्गाट्ठदीसु बट्टंतो । 
जो भणई तावकालं सो थूलो होइ रिउसत्तो।।* 





१ श्लोकवार्तिक, नयविवरण, श्लोक ७५ 
२ द्रव्यस्वभावप्रकाशक नयचक्र, गाथा २१०-२११ 


नैगमादि सप्त नय॒स्वरूप एवं भेद-प्रभेद ] [२६३ 


जो द्रव्य में एक समयवर्ती अधुव पर्याय को ग्रहण करता है, उसे 
स॒क्ष्मकजुसूत्रनय कहते हैं। जैसे- सभी शब्द क्षणिक हैं। और जो अपनी 
स्थिति-पर्यन्त रहनेवाली मनृष्य आदि पर्याय को उतने समय तक एक 
मनुष्य-पर्यायरूप से ग्रहण करता है, वह स्थुलऋजुसूत्रनय है। 

आचार्य देवसेन कृत नयचक्र मे भी इसीप्रकार की गाथायें उपलब्ध हैं। 
मात्र इतना अन्तर है कि जहाँ इसमें 'सदददं जहा खणियं' पाठ है, वहाँ उसमे 
'सद जहा खणियं' पाठ है। सद॒द' का अर्थ है शब्द और 'सद का अर्थ है सत्‌। 

सूक्ष्मऋजुसत्रनय एकसमयवर्ती अर्थपर्याय अर्थात्‌ गुणपर्याय को अपना 
विषय बनाता है और स्थलऋजस्‌त्रनय अनेकसमयवर्ती व्यजनपर्याय अर्थात्‌ 
द्रव्यपर्याय को अपना विषय बनाता है। 

सृक्ष्मकऋजसत्रनय को शुद्धऋजसत्र एवं स्थुलऋजसत्रनय को 
अशद्धऋजसत्रनय भी कहते है। 

ऋतजसत्रनय के विषय के सदर्भ में आच्नार्य पृज्यपाद का निम्नांकित 
कथन भी दृष्टव्य है.- 

“'पर्वापरास्त्रिकालविषयानतिशय्य बर्तमानकालविषयानावदते 
अतीतानागतयोर्िनिष्टानुत्पन्नत्थेन व्यवहाराभावात्‌। तच्च वर्तमान 
समयमात्रम। तद्दिषय पर्यायमात्रग्राह्यमृजुसूत्र:।" 

यह नय पूर्वापर तीनो कालों के विषयों को ग्रहण न करके वर्तमानकाल 
के विषयभूत पदार्थों को ग्रहण करता है, क्योंकि अतीत के विनष्ट और 
अनागत के अनुत्पन्न होने से उनमे व्यवहार नही हो सकता। और वह 
वर्तमान काल एकसमय मात्र का होता है। तथा एक समयवर्ती पर्यायमात्र को 
विषय करनेवाला ऋजुसत्रनय है। 

उक्त कथन पर ध्यान देने पर एक प्रश्न सहज ही उत्पन्न होता है कि 
जब ऋजुसूत्रनय मात्र वर्तमान की ही विषय करता है और बर्तमान एक समयमात्र 
है तो फिर स्थलऋजुसूत्रनय का विषय अनेकसमयवर्ती मनुष्यादि पर्यायें कैसे 
हो सकती हैं? 

यद्यपि यह बात परमसत्य है कि वर्तमान एक समयमात्र ही होता है, 
क्योंकि वर्तमान के एक समय पूर्व तक का काल अूतकाल तथा वर्तमान के एक 
समय बाद का काल भविष्य काल कहा जाता है। भूत-भविष्य के बीच मात्र 
एक समय ही रहता है, जो वर्तमानकाल कहा जाता है। वास्तविक 


१ सर्वार्थसिद्धि, सृत्र ३३ की टीका 


२६४] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


अर्थपर्याय-गणपर्याय भी एक समयमात्र ही स्थिर रहती है और वही 
वास्तविक पर्याय है, अतः उसे ही शुद्धपर्याय कहते हैं। 

यहाँ शुद्धपर्याय से तात्पर्य निर्विकारी निर्मल पर्याय से नहीं है, अपितु 
अनेक पर्यायों के समुदायरूप पर्याय न होकर अकेली एक पर्याय से है। चाहे 
बह पर्याय समल हो या निर्मल, पर अकेली हो तो शुद्ध ही है। यहाँ उसका 
एकत्व ही शुद्धता है। यही कारण है कि एकसमयवर्ती पर्याय को विषय बनाने 
वाले ऋजसूत्रनय को शुद्धऋजसूत्रनय कहा जाता है। 

एकसमयवर्ती पर्याय के अत्यन्त सूक्ष्म होने से उसे विषय करनेवाले नय 
को सृक्ष्मऋजुसत्रनय भी कहा जाता है और यही वास्तविक ऋजुस्‌त्रनय है. 
तथापि यह भी तो सत्य है कि वह एकसमयवर्ती पर्याय क्षयोपशम ज्ञान वालों 
की पकड में अनेक समय बाद ही आती है। बाद में भी वह सीधी पकड मे 
कहाँ आती है? उसे तो अनुमान और आगम प्रमाण से ही जाना जाता है। 
उसके माध्यम से कछ भी व्यवहार सभव नहीं है। 

यही कारण है कि अनेक पर्यायो के समृहरूप मनष्यादि 
व्यजनपर्यायो-द्रव्यपर्यायो के आधार पर ही ऋजुसत्रनय संबंधी समस्त 
व्यवहार चलता है, जो कि अनुचित भी नहीं है; क्‍योंकि जिनागम में भी 
मनष्य, देव, नारकी, तिर्यंच आदि पर्यायों को पर्याय' सज्ञा दी गई है। 
पर्यायारथिकनय के छह भेदो के संदर्भ मे इनकी चर्चा हो ही चुकी है। 

ये मनृष्यादि पर्याये अनेक पर्यायों के समहरूप पर्याये है, अत अशुद्ध 
कही जाती हैं और इन्हे विषय बनानेवाले नय को भी अशुद्धऋजुसत्रनय कहा 
जाता है। ये पययि सामान्यज़न के भी बद्धिगोचर होने से स्थुल हैं, अतः इन्हें 
ग्रहण करनेवाले नय को स्थलऋजसूत्रनय भी कहा जाता है। 

यद्यपि वास्तविक वर्तमान एकसमय का ही होता है, तथापि आज, इसी 
माह, इसी वर्ष, इसी शताब्दी मे, इसी पंचम काल में, इसी अवसर्पिणी में आदि 
को भी तो वर्तमान के रूप मे ही कहा जाता है। क्या जिनागम में ऋष भदेव से 
लेकर महावीर तक के तीर्थकरो को वर्तमान-चौबीसी के रूप मे नहीं बताया 
गया है? क्या एक कोडा-कोडी सागर पहले हुए ऋष भदेव को वर्तमान तीर्थकर 
के रूप में प्रतिष्ठित नहीं किया जाता है? 

इसतरह हम देखते है कि यदि निश्चयवर्तमान एकसमय का ही होता है 
तो व्यवहारवर्तमान दो समयों से लेकर करोडो वर्ष तक का भी माना जाता 
रहा है। इस व्यवहारवर्तमान को ही स्थूलवर्तमान - अशद्धवर्तमान नाम से 
अभिहित किया जाता है और इसके ग्राहक ऋजुसूत्रनय को स्थुलऋजुसूत्रनय 


नैगमादि सप्त नय : स्वरूप एवं भेद-प्रभेद ] [२६५ 


या अशुद्धजुसूत्रनय कहा जाता है। 

आचार्य पृज्यपाद ने जो कथन किया है, वह सूक्ष्मऋजुसूत्रनय को लक्ष्य 
में रखकर किया है; इसलिये उक्त कथन का स्थलऋजुसत्रनय के कथन से 
कोई विरोध नहीं है। 

ऋतजुसत्रनय के संदर्भ में वर्तमानकाल की व्याख्या 'धवल' में इसप्रकार 
दी गई है:- 

"प्रश्न:-यहाँ वर्तमान काल का क्या स्वरूप है? 

उत्तर:--विवक्षित पर्याय के प्रारंभ काल से लेकर उसका अन्त होने तक 
जो काल है, वह वर्तमानकाल है। अर्थ और व्यंजनपर्यायों की स्थिति के अनेक 
प्रकार होने से यह काल अनेक प्रकार का है। 

शुद्ध ऋजसत्र प्रत्येक क्षण मे परिणमन करनेवाले पदार्थों को विषय 
करता है, अत: उसकी अपेक्षा वर्तमानकाल का प्रमाण एक समयमात्र है और 
अशुद्धऋजुसत्र के विषयभूत पदार्थों का काल जघन्य अन्‍्तर्महूर्त एवं उत्कृष्ट 
छह माह अथवा संख्यात वर्ष है, क्योंकि चक्षु-इन्द्रिय से ग्राह्य व्यंजनपर्यायें 
द्रव्य की प्रधानता से रहित होती हुई इतने काल तक अवस्थित पाई जाती हैं। 

प्रश्न:--यदि ऐसा भी पर्यायार्थिकनय है तो 'पर्यायार्थिकनय की अपेक्षा 
पदार्थ नियम से उत्पन्न होते है और नष्ट होते है'- इस सन्‍्मतिसूत्र के साथ 
विरोध होगा? 

उत्तर:--नही होगा; क्योंकि अशुद्धऋजसत्र के द्वारा व्यजनपर्याये ही 
विषय की जाती है, शेष पर्याये अप्रधान (गौण) है।' 

यद्यपि ऋजुसूत्रनय पर्यायार्थिकनय ही है, जैसा कि पहले 'धवल' के 
आधार पर स्पष्ट भी किया जा चुका है, तथापि स्थूलऋजसत्र की अपेक्षा उसे 
कथचित द्रव्यार्थिक भी कहा गया है। धवल' में इस सबध मे इसप्रकार 
प्रश्नोत्तर किये गये है:- 

" प्रश्न:- ऋजुसत्र चूँकि पर्यायाथिकनय है, अत उसका द्रव्य विषय 
कैसे हो सकता है? 

उत्तर:-नही, क्योंकि व्यजनपर्याय को प्राप्त द्रव्य उसका विषय है - 
ऐसा मानने मे कोई विरोध नहीं आता है। अथांत अशद्धऋजसूत्र को 
द्रव्याधिक मानने मे कोई विरोध नहीं है। 

प्रश्न :-ऋजसूत्र के विषय भूत द्रव्य को उत्पादविनाशलक्षण मानने मे 


१ जैनेन्द्रसद्वात्त कोश, भाग २, पृष्ठ ५३४५ 


२६६] [परमभाव- प्रकाशक नयचक्र 


विरोध आता है? 

उत्तर :--सो भी बात नही है; क्योंकि विवक्षित पर्याय का सदभाव ही 
उत्पाद है और उसका अभाव ही व्यय है; इसके सिवाय अवस्थान स्वतंत्र रूप 
से नहीं पाया जाता है। 

प्रश्न :-प्रथम समय मे पर्याय उत्पन्न होती है और द्वितीयादि समयों में ' 
उसका अवस्थान होता है? 

उत्तर :-यह बात नहीं बनती: क्योंकि उसमे प्रथम व द्वितीयादि समयों 
की कल्पना का कोई कारण नहीं है। 

प्रश्न :-फिर तो उत्पाद ही अवस्थान बन बैठेगा? 

उत्तर :-सो भी बात नहीं है; क्योंकि एक तो ऐसा मानने मे विरोध 
आता है, दूसरे उत्पादस्वरूप भाव को छोडकर अवस्थान का और कोई लक्षण 
पाया नहीं जाता। इसकारण अवस्थान का अभाव होने से उत्पाद व 
विनाशस्वरूप द्रव्य है-यह सिद्ध हुआ। यही व्यजनपर्यायरूप द्रव्य 
स्थुलऋजुसूत्रनय का विषय है।''' 

उक्त कथन मे एक बात अत्यन्त स्पष्ट है कि ऋजुसत्रनय मूलत तो 
पर्यायार्थिक अर्थनय ही है और सृक्ष्मऋजुसूत्रनय ही वास्तविक ऋजुसूत्रनय है; 
तथापि स॒क्ष्मऋजुसत्रनय की विषय भूत एकसमयवर्ती वास्तविक अर्थपर्याय के 
माध्यम से कोई भी लोकव्यवहार संभव नहीं है, समस्त व्यवहार 
स्थूलव्यंजनपर्याय के माध्यम से ही चलता है। 

अनेकसमयवर्ती मनुष्यादि व्यजनपर्यायें अनादि-अनन्त न होने से न तो 
उन्हे शुद्धद्रव्य ही कह सकते हैं और एकसमयवर्ती न होने से उन्हें शुद्धपर्याय 
भी नही कहा जा सकता है। अनेकसमयवर्ती द्रव्यपर्याये होने से उन्हें कर्थांचित्‌ 
द्रव्य और असम्पर्ण अनेक पर्यायो का समुदाय होने से कर्थचित्‌ पर्याय कहा 
गया है। 

अत. सुक्ष्म-अर्थपर्यायो का ग्राहक होने से ऋजुसूतजनय मूलतः तो 
पर्वायार्थिकनय ही है, पर स्थुलव्यंजनपर्यायों का ग्राहक होने से उसे कर्थाचित्‌ 
द्रव्याथिकनय भी कह दिया जाता है। 

ऋजुसूत्रनय का स्वरूप राजवार्तिक आदि ग्रथों में विस्तार से स्पष्ट 
बा गया है। विशेष जिज्ञास्‌ पाठकों को अपनी जिज्ञासा वहाँ से शान्त करना 
चाहिए। 





१ जैनेद्धसिद्धान्त कोश, भाग २, पृष्ठ ५३४ 


नैंगमादि सप्त नय स्वरूप एवं भेद-प्रभेद ] [२६७ 


५. 'शब्बनय 

ज्ञाननय, अर्थनय और शब्दनय के भेद से की गई नयों की चर्चा मे 
ज्ञाननय के रूप में नैगमनय एवं अर्थनय के रूप में नैगम, सग्रह, व्यवहार और 
ऋजुसूत्रनय की चर्चा अपेक्षित विस्तार से हो चुकी है। अब शब्दनयों की चर्चा 
प्रसगप्राप्त है। 

ये शब्दनय तीन प्रकार के हैं .- 

(१) शब्दनय, 

(२) समभिरूढ़नय, 

(३) एबंभूतनय। 

ध्यान रखने की बात यह है कि उक्त तीनो नयो का सामूहिक नाम भी 
शब्दनय है और इनमे से प्रथम का नाम भी शब्दनय है। उक्त तीनों नय 
शब्दो के प्रयोगों पर विचार करते है, उन्हें सुसगत रीति से नियंत्रित करते हैं। 
यही कारण है कि उक्त तीनो को ही शब्दनय सन्ना प्राप्त है। 

उक्त तीनों नयो के समुदायरूप शब्दनय को व्यंजननय भी कहते हैं; 
क्योंकि उक्त तीनो नयों के विषयभूत लिखे व बोले जानेवाले शब्द पुद्गलद्रव्य 
की व्यंजनपर्यायरूप होते है। इसीकारण ये तीनो नय पर्यायार्थिकनय भी कहे 
जाते है। 

वस्तुस्वरूप के प्रतिपादन मे भाषा का सर्वाधिक महत्त्वपूर्ण स्थान है। 
भाषा के बिना वस्त॒स्वरूप के प्रतिपादन की कल्पना भी नही की जा सकती है। 
भाषा के ससंगत एव निर्दोष प्रयोग के बिना प्रतिपादन मे अनेक ऐसी गंभीर 
भुलें भी सभव हैं कि जिनसे अर्थ का अनर्थ भी हो सकता है। 

यह तो आरभ मे ही स्पष्ट किया जा च॒का है कि समस्त जिनागम नयो 
की भाषा मे ही निबद्ध है। अतः जिनागम मे निर्दोष प्रतिपादन के लिये 
व्याकरणसमत भाषा के प्रयोगों मे भी और अधिक कसावट लाने के लिए इन 
शब्द, समभिरूढ़ एवं एबंभूतनयो का प्रयोग किया गया। 

उक्त तीनो शब्दनयों (व्यजननयो) मे से शब्दनय किसप्रकार के प्रयोगो 
को उचित स्वीकार करता है-यह जानने के लिये आचार्य पूज्यपाद का 
निम्नांकित कथन द्रष्टव्य है'- 

'लिगसंख्यासाधनादिव्याभिचारनिवत्तिपर: शब्दनय:। . तत्र 
लिगव्यभिचार: पृष्यस्तारका नक्षत्रभिति। संख्याव्यान्िचार: जलमाप:, 
वर्षा ऋतु, आम्रा वनस्‌, वरणा नगरमिति। साधनव्यभिचार: सेना 
पर्वतमधिवसाति। पुरुषव्याभिचार: एहि मन्ये रथेन यास्यसि, न हि 


२६८] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


यास्यसि, यातस्ते पितेति। कालव्यत्रिचारः विश्वदृश्वास्य पुत्रों जनिता। 
भावि कृत्यमासीदिति। उपग्रहव्यभिचार: संतिष्ठते प्रतिष्ठते 
विरमत्युपरमतीति। एवंप्रकारं व्यवहारमन्याय्यं मन्यते, अन्यार्थस्यान्यार्थेन 
संबन्धाभावात्‌। लोकसमयविरोध इति चेत्‌। विरुध्यताम। तत्त्यमिह 
मीमांस्थते, न भैषज्यमात्रेच्छानुवर्ति। * 

लिंग, संख्या और साधन आदि के व्यभिचार की निवृत्ति करनेवाला 
शब्दनय है। 

लिगव्यभिचार, यथा -पृष्य, तारका और नक्षत्र-ये भिन्‍न-भिन्‍न लिग 
के शब्द हैं। इनका मिलाकर प्रयोग करना लिगव्यभिचार है। 

सख्याव्यभिचार, यथा'- जल आप,, वर्षा ऋतु., आम्रा वनम्‌, वरणा 
नगरम|-ये एकवचनानत और बहुवचनान्त शब्द हैं। इनका 
विशेषणविशेष्यरूप से प्रयोग करना संख्याव्यभिचार है। 

साधनव्यभिचार, यथा.- सेनापर्वतमधिवसति - सेना पर्वत पर है। 
यहाँ अधिकरण कारक के अर्थ मे सप्तमी विभक्ति न होकर द्वितीया विभक्ति 
है, इसलिये यह साधनव्यमिचार है। 

पुरुषव्यभिचार, यथा - एहि मन्ये रथेन यास्यसि, न हि यास्यसि, 
यातस्ते पिता-'आओ, तुम समझते हो कि मैं रथ से जाऊँगा, नही जाओगे' 
तुम्हारे पिता गये । यहाँ 'मन्यसे' के स्थान मे मन्ये और 'यास्यामि के स्थान 
में यास्यसि क्रिया का प्रयोग किया गया है, इसलिये यह पुरुषव्यभिचार है। 

कालव्यभिचार, यथा - विश्वदृश्वास्य पुत्रों जनिता- इसका 
विश्वदृश्वा पत्र होगा। यहाँ विश्वदृश्वा' कर्त्ता रखकर जनिता क्रिया का 
प्रयोग किया गया है, इसलिये यह कालव्यभिचार है। अथवा 
'भाविकृत्यमासीत्‌ - होनेवाला कार्य हो गया । यहाँ होनेवाले कार्य को हो 
गया बतलाया गया है, इसलिये यह कालव्यभिचार है। 

उपग्रहव्यभिचार, यथा - संतिष्ठते, प्रतिष्ठते, विरमति, उपरमति'। 
यहाँ सम्‌' और 'प्र' उपसर्ग के कारण 'स्था' धातु का आत्मनेपद प्रयोग तथा 
वि और 'उप' उपसर्ग के कारण 'रम' धात्‌ का परस्मैपद मे प्रयोग किया 
गया है, इसलिये यह उपग्रहव्यभिचार है। 

यद्यपि व्यवहार में ऐसे प्रयोग होते है, तथापि इसप्रकार के व्यवहार को 
शब्दनय अनुचित मानता है, क्योंकि पर्यायार्थिक नय की दुष्टि से अन्य अर्थ 





१ मवार्थीसदि, सत्र ३३ क्की टीका चज ५6० 





नैगमादि सप्त नय स्वरूप एवं भेद-प्रभेद ] [२६९ 


का अन्य अर्थ के साथ सम्बन्ध नहीं बन सकता। 

'शंका:-इससे लोकसमय का (व्याकरण शास्त्र का) विरोध होता है। 

समाधान:-यदि विरोध होता है तो होने दो, इससे हानि नही; क्योकि 
यहाँ तत्त्व की मीमांसा की जा रही है। दवाई कुछ पीडित पुरुष की इच्छा का 
अनुकरण करनेवाली नहीं होती। 

यहाँ व्यभिचार' शब्द का अर्थ सदोष कथन है। शब्दनय का कहना है 
कि वस्तुस्वरूप के प्रतिपादन में निर्दोष भाषा का प्रयोग होना चाहिए। लिंग, 
संख्या, काल, कारक, पुरुष और उपग्रह सबधी व्याकररणिक नियमों का 
पालन कड़ाई से किया जाना शब्दनय की आवश्यक शर्त है। 

यद्यपि व्याकरण भी भाषासंबधी नियमों के पालन पर जोर देता है, 
तथापि वह अपवाद के रूप में अनेक ऐसे प्रयोगों को भी स्वीकार कर लेता है, 
जो व्याकरण के सामान्य नियमों की अवहेलना करते हैं; पर शब्दनय उन्हे 
स्वीकार नहीं करता। इसीप्रकार के प्रयागो को उक्त उद्धरण में सोदाहरण 
स्पष्ट किया गया है। 

ध्यान रहे, इन शब्दनयो के प्रकरण में संस्कृत-व्याकरण के नियमो को 
आधार बनाकर ही बात स्पष्ट की गई है। 

संस्कृत-व्याकरण के अनुसार लिग तीन होते हैं.-स्त्री, पुरुष और 
नपुंसक; संख्या अर्थात्‌ वचन भी तीन प्रकार के होते हैं:-एकवचन, द्विवचन 
एवं बहवचन; काल भी तीन ही होते है.-भूत, वर्तमान और भविष्य; कारक 
छह प्रकार के होते हैं.-कर्त्ता, कर्म, करण, सम्प्रदान, अपादान और 
अधिकरण; और पुरुष तीन प्रकार के होते है.-- प्रथम (अन्य), मध्यम और 
उत्तम; तथा मूल शब्दों के आरभ में लगने वाले प्र, अप, वि आदि उपसर्गों को 
उपग्रह कहते हैं। 

अन्य लिग के स्थान पर अन्य लिग का प्रयोग लिगव्यभिचार है, अन्य 
संख्या या वचन के स्थान पर अन्य संख्या या वचन का प्रयोग संख्याव्यभिचार 
है, अन्यकालवाचक शब्द के स्थान पर अन्यकालवाचक शब्द का प्रयोग 
कालव्यभिचार है, अन्य कारक के स्थान पर अन्य कारक का प्रयोग कारक 
व्यभिचार है तथा अन्य उपग्रह (उपसर्ग) के स्थान पर अन्य उपग्रह का प्रयोग 
उपग्रहव्यभिचार है। 

आचार्य पूज्यपाद के उक्त उद्धरण में दिये गये उदाहरणो को 
संस्कृत-व्याकरण के उक्त नियमों को ध्यान मे रखकर ही समझना चाहिये। 
हिन्दी भाषा के व्याकरण में दो वचन और दो ही लिग होते है, उसके अनुसार 


२७०] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


विचार करने पर उदाहरण घटित न हो सकेंगे। 
शब्दनय की विषयवस्तु का प्रतिपादन करते हुए जैनेन्द्र वर्णी लिखते 
हैं:- 

'"लौकिक व्याकरण का अनुसरण करनेवाला ऋजुसत्रनय लिग, संख्या 
आदि के व्यभिचारो को व्याकरण के नियमो के अपवाद रूप से स्वीकार कर 
लेता है, पर शब्दनय को वह सहन नहीं होते; अत' समान लिग व 
सख्या-वाचक शब्दों को ही एकार्थवाचक रूप से ग्रहण करता है। 

जिसप्रकार भिन्‍नस्वभावी पदार्थ भिन्‍न ही होते है, उनमें किसी प्रकार 
भी अभेद नहीं देखा जा सकता; उसीप्रकार भिन्‍नलिग आदि वाले शब्द भी 
भिन्‍न ही होने चाहिए, उनमे किसी प्रकार की भी एकार्थता घटित नही हो 
सकती और इसप्रकार दार, भार्या, कलत्र -ये भिन्‍नलिग वाले तीन शब्द 
अथवा नक्षत्र, पनर्वसू, शतभिषज ये भिन्‍नसख्यावाचक तीन शब्द और 
इसीप्रकार अन्य भी भिन्‍नस्वभाववाची शब्द, भले ही व्यवहार में या लौकिक 
व्याकरण मे एकार्थवाची समझे जाये, परन्तु शब्दनय इनको भिन्‍न अर्थ का 
वाचक समझता है।' 

"अत समान लिग व सख्या वाले शब्दों मे ही एकार्थवाचकता बन 
सकती है। जैसे - इन्द्र, पुरन्दर, शक्र- यह तीनों शब्द समान पुल्लिगी होने 
के कारण एक 'शचीपति' के वाचक है-ऐसा शब्दनय कहता है। 

तात्पर्य यह है कि काल, कारक, लिग, सख्या, वचन और उपसर्ग के भेद 
से शब्द के अथ मे भेद मानने का शब्दनय कहते हैं। 

६. समभ्िरूठ़नय 

यर्याप शब्दनय लिग, संख्या, वचन, काल एवं उपग्रह संबंधी 
व्यभिचारों को स्वीकार नही करता, तथापि इन दोषो से रहित एकार्थवाची 
शब्दों की सत्ता स्वीकार करता है। इन्द्र, शक्र और पुरन्दर शब्दों का अर्थ 
एक देवराज ही है, शचीर्षात ही है- यह उसे सहर्ष स्वीकार है। 

यद्यपि यह सत्य है कि उक्त तीनों शब्द देवराज के पर्यायवाची है, एक 
देवराज के लिये ही प्रयुक्त होते हैं, तथापि निरुक्ति की दृष्टि से विचार करे तो 
उनके अर्थ मे अन्तर भी विद्यमान है। 'इन्द्र' शब्द ऐश्वर्यं, 'शक्र' शब्द 
सामर्थ्य एवं 'प्रन्दर' शब्द प्र को भेदन करने की क्रिया की ओर सकेत 
करता है। ऐश्वर्यवान इन्द्र, सामर्थ्यवान शक्र एवं पुर को भेदनेवाला पुरन्दर 





<5-८८ 7-3 
१ नयदपण पृष्ठ ४०३ 
7 बढ़ी पुप्ठ 47.6 


नेगमादि सपत नय स्वरूप एवं भेद-प्रभेद ] [२७१ 


कहा जाता है। 

शब्दनय शब्द के भेद से अर्थ मे भेद होनेवाले इस तथ्य की ओर ध्यान 
नहीं देता और वह इन्द्र, शक्र और पुरन्दर शब्द को समान अर्थ के द्योतक 
पर्यायवाची शब्द ही स्वीकार कर लेता है; पर समभिरूढ़नय की दृष्टि मे कोई 
शब्द पर्यायवाची होते ही नहीं हैं। 

समभिरूढनय का कहना है कि लोक मे जितने पदार्थ हैं, उनके वाचक 
शब्द भी उतने ही हैं। यदि अनेक शब्दों का एक ही अर्थ माना जायेगा तो 
उनके वाच्य पदार्थों को भी मिलकर एक हो जाना होगा, जो कि सभव नहीं 
है। अत' यही उचित है कि प्रत्येक शब्द का अर्थ भिन्‍न-भिन्‍न ही स्वीकार 
किया जावे। 

अत स्पष्ट है कि शब्दनय के द्वारा ग्रहण किये गये समानस्वभावी 
एकार्थवाची शब्दों मे निर्क्ति या व्युत्पत्ति-अर्थ से अर्थभेद की स्थापना 
करना समभिरूढनय का मुख्य कार्य है। 

इस सदर्भ में आचार्य पृज्यपाद का निम्नाँकित कथन द्रष्टव्य है - 

"अर्थगत्यर्थ: 'शब्दप्रयोग:। तप्रैकस्थार्थस्थैकेन गतार्थत्वात्पर्याय- 
'शब्दप्रयोगो «नर रथ क:। शब्द भेद श्चेदस्ति अर्थभेदेनाप्यवश्यं भवितव्याभाति। 
नानार्थसमभिरोहणात्समभिरूढ़:। इन्दनादिन्त्र: 'शकनाच्छक़: 
पूर्वारणात्पुरन्दर इत्येवं सर्वत्र ।' 

अर्थ का ज्ञान कराने के लिए शब्दो का प्रयोग किया जाता है। ऐसी 
स्थिति मे एक अर्थ का एक शब्द से ज्ञान हो जाता है, इसलिये पर्यायवाची 
शब्दो का प्रयोग करना निष्फल है। यदि शब्दो मे भेद है तो उनमे अर्थभेद भी 
अवश्य होना चाहिये। इसप्रकार नाना अर्थों का समभिरोहण करनेवाला होने 
से समभिरूढनय कहलाता है। जैसे:-इन्द्र, शक्र और पुरन्दर -ये तीन 
भिन्‍न शब्द होने से इनके अर्थ भी भिन्‍न-भिन्‍न तीन ही होते हैं। इन्द्र" का 
अर्थ आज्ञा व ऐश्वर्यवान है, शक्र' का अर्थ समर्थ है और 'पुरन्दर' का अर्थ 
नगरो का विभाजन करनेवाला है। इसीप्रकार सर्वत्र पर्यायवाची शब्दो के 
सम्बन्ध मे जानना चाहिए। 

यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि सभिरूढनय व्युत्पत्यर्थ की 
प्रधानता से एक व्यक्ति या वस्तु के बाचक अनेक शब्दों मे अर्थभेद स्वीकार 
करता है, पर इसका अर्थ यह कदापि नही है कि वह उन व्यक्तियों या वस्तुओ 


१ सवाधासद्धि प्रथम अध्याय सत्र ३३ का टीका पष्ठ १०१ 


२७२] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


को भी भिन्‍न-भिन्‍न जान लेता है। जैसे:-इन्द्र, शक्र एवं पुरन्दर शब्दों के 
व्यत्पत्यर्थ भिन्‍न-भिन्‍न हैं, तथापि वे देवराज की विशेषताओं को ही बताते 
हैं। तीनों शब्दों का वाच्यार्थ भिन्‍न-भिन्‍न होने पर भी तीनो शाब्द 
भिन्‍न-भिन्‍न अर्थों मे एक देवराज को ही इंगित करते हैं, अन्य व्यक्ति को 
नहीं। तात्पर्य यह है कि इन्द्रादि तीनों शब्द हाथी, घोड़ा एव बैल शब्दों के 
समान भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के वाचक नही हैं। 

निष्कर्ष के रूप मे कहा जा सकता है कि हाथी, घोड़ा एव बैल शब्दो के 
समान इन्द्र, शक्र और पुरन्दर शब्द सर्वथा भिन्‍न अर्थों के वाचक शब्द नहीं 
हैं; उन्हे हाथी, घोडा, बैल आदि के समान सर्वथा भिन्‍न अर्थों का द्योतक 
मानना समभिरूढ़नयाभास है। 

उक्त संदर्भ में जैनन्द्र वर्णी के विचार भी द्रष्टव्य हैं .- 

''भिन्‍नार्थता का अर्थ यहाँ इतना ही समझना चाहिये कि एक ही व्यक्ति 
मे उन-उन शब्द की वाच्य भूत अनेक योग्यताये हैं, जिनका दर्शन उसी व्यक्ति 
या पदार्थ मे भिन्‍न-भिन्‍न समयो पर होना सम्भव है। और इसीलिये स्थल 
दृष्टि से देखने पर हम उस एक पदार्थ को उन पर्यायवाची शब्दों मे से किसी 
एक शब्द का वाच्य बना सकते हैं। 

यद्यपि शब्दनय और समभिरूढनय दोनों ही उन पर्यायवाची शब्दो का 
प्रयोग एक पदार्थ के लिये कर देते है, परन्तु दोनो के प्रयोग मे कुछ अन्तर है। 
पहिला तो ब्युत्पत्ति-अर्थ की अपेक्षा न करके उन्हे परमार्थ रूप से एकार्थक 
स्वीकार करता है और दूसरा उनकी भिन्‍नार्थता को देखता हुआ उस-उस 
योग्यता के कारण उपचारमात्र से या रूढिवश उन्हें एकपदार्थवाची मानता 
है। जैसे -भले ही ऐश्वर्य का उपयोग करते समय भी समभिरूढ़नय 
इन्द्र को रूढ़िवश परन्दर' कहना स्वीकार कर ले, परन्त इतने मात्र से वह 
यह नही भल जाता कि यह प्रयोग उपचारमात्र है, वास्तव मे इन्द्र और परन्दर 
शब्द के अर्थ भिन्‍न-भिन्‍न है। हाथी, घोडा आदि सर्वथा भिन्‍नार्थवाची शब्दों 
में तो इसप्रकार का उपचार भी सम्भव नहीं है। 

यह तो सर्वविदित ही है कि यदि एक बस्त के बाचक अनेक शब्द होते है 
तो एक शब्द के भी अनेक अर्थ पाये जाते है। जिसप्रकार इन्द्र, शक्र, परन्दर 
आदि देवराज के ही नाम हैं. उसीप्रकार गो' शब्द के भी गाय, वाणी, पथ्वी 
आदि ग्यारह अर्थ होते हैं। 

समभिरूढ़नय की जो व्याख्या अभी तक की गयी है, बह एक वस्तु के 


१ नयदर्षण, पृष्ठ ४१९ 


नैगमादि सप्त नय . स्वरूप एव भेद-प्रभेद ] [२७३ 


वाचक अनेक शब्दों के संदर्भ में ही की गई है, अब अनेकार्थवाची शब्दों के 
सदर्भ में विचार करते हैं। 

अनेकार्थवाची शब्दों के सब अर्थों को गौण करके एक लोकप्रसिद्ध अर्थ 
को ही ग्रहण करना समभिरूठढ़नय का काम है। 

आचार्य पृज्यपाद के शब्दों में - 

"घतो नानार्थान्समतीत्येकमर्थमा भिछ्येन रूढ: सर्माभिरूढ:। गौरित्ययं 
'शब्दों वागादिष्वर्थेष्‌ वर्तमान: पशावत्रिरूढ़:।", 

जो नाना अर्थों को छोड़कर प्रधानता से एक अर्थ में रूढ़ होता है, वह 
समभिरूढ़नय है। जैसे:-'गो'-इस शब्द के वचन आदि अनेक अर्थ पाये 
जाते है तो भी वह गाय नामक पशु के अर्थ में रूढ़ है। ' 

शकार्थवाची अनेक शब्द एवं अनेकार्थवाची एक शब्द-दोनों ही 
दृष्टियो को ध्यान मे रखते हुए समभिरूढनय की अतिसक्षिप्त परिभाषा 
नयचक्रकार ने इसप्रकार दी है - 

''सद्दारूढ़ो अत्थो अत्थारूढो तहेव पुण सददो । 
भ्रणदह हह समसभिरूढ़े जह इंद प्रंदरो सक्‍को।। ' 

जो अर्थ को शब्दारूढ़ एव शब्द को अरथरूढ़ कहता है, वह 
समभिरूढ़नय है। जैसे इन्द्र, शक्र और पुरन्दर। 

'गौ' शब्द का गाय के अर्थ मे रूढ हो जाना अथरिूढ का उदाहरण है 
और इन्द्र, शक्र, पुरन्दर का भिन्‍न-भिन्‍न अर्थ में रूढ होना शब्दारूढ़ का 
उदाहरण है। 

इसप्रकार हम देखते हैं कि समभिरूढ़नय के मूल दो कार्य हैं.- 

(१) अथरिूढ - समानस्वभावी एकार्थवाची शब्दों में व्युत्पत्ति के 
अनुसार अर्थभेद की स्थापना करना। एक देवराज के वाचक शक्र, इन्द्र और 
पुरन्दर शब्दों के भिन्न-भिन्न अर्थ स्वीकार करना इसका उदाहरण है। 

(२) शब्दारूढ'-अनेकार्थवाची शब्दों के एक लोकप्रसिद्ध अर्थ को 
स्वीकार कर अन्य अर्थों की उपेक्षा कर देना। ग्यारह अर्थों वाले गो' शब्द का 
मात्र गाय' के अर्थ में ही प्रयोग करना इसका उदाहरण है। 

७. एयंभूतनय 

व्याकरणसमत अपवादों को भी अस्वीकार कर शब्दनय ने एवं 
एकार्थवाची शब्दों के व्युत्पत्ति के अनुसार भिन्‍न-भिन्‍न अर्थ स्वीकार कर 
समभिरूढ़नय ने प्रतिपादन-शैली एवं भाषा को बहुत क॒छ स॒गठित कर दिया 


१ सर्वार्थसिद्धि, अध्याय १, सूत्र ३३ की टीका, पृष्ठ १०१ 
२ द्रव्यस्वभावप्रकाशक नयचक्र, गाथा २१४ 


२७४] [पिरमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


था; तथापि एवंभतनय का कहना है कि 'गच्छतीति गो: - इस निरुक्ति के 
अनूसार गमन करती हई गाय को ही 'गो' कहा जा सकता है, बैठी हुई गाय 
को नहीं। 

यहपि समभिरूढनय भी शब्दनय के समान एकार्थवाची अनेक शब्दों 
की सत्ता स्वीकार नही करता। उसका स्पष्ट मत है कि जितने शब्द हैं, उनके 
वाच्य पथक्‌-प्रथक्‌ उतने ही होने चाहिये, तथापि वह यह स्वीकार कर लेता 
है कि विशिष्ट अर्थवाले विशिष्ट शब्द जिस व्यक्ति या वस्त के बाचक हैं, वे 
उस व्यक्ति या वस्त के वाचक मात्र उस क्रिया को करते समय ही नहीं, अपित 
आगे-पीछे भी उन्हें उन नामों से अभिहित किया जा सकता है, पर एवभूतनय 
को यह स्वीकार नहीं है। 

एवभृतनय का तो स्पष्ट कहना है कि जो पदार्थ जिससमय जो क्रिया कर 
रहा हो, उसे उससमय उसी नाम से पुकारा जाय। देवराज को इन्दनक्रिया 
करते समय ही इन्द्र कहा जा सकता है, पुर का दारण करते समय नही। 

उक्त सदर्भ मे आचार्य पज्यपाद का निम्नाकित कथन द्रष्टव्य है - 

“येनात्मना भूतस्तेनेवाध्यवसाययतीति एयंभूत:। स्वाशिप्रेतक्रिया- 
परिणतिक्षणे एवं स शब्दों यक्तो नान्यदेति। यवैवेन्दति तदेवेन्द्रो 
नाभिवेयको न पूजक इति। यदेव गच्छात तदैव गौर्न स्थितो न शर्याति इति। 
अथवा येनात्मना येन ज्ञानेन भूतः परिणतस्तेनैवाध्यवसायथति। 
यथे न्द्राग्निशानपरिणत आत्मेवेन्द्रो /ग्निश्चेति। 

जो वस्तु जिस पर्याय को प्राप्त हुई, उसीरूप निश्चय करानेवाले नय को 
एवंभूतनय कहते है। आशय यह है कि जिस शब्द का जो वाच्य है, उस रूप 
क्रिया के परिणमन के समय ही उस शब्द का प्रयोग करना युक्त है, अन्य 
समय मे नही। जब आज्ञा-ऐश्वयंवाला हो, तभी इन्द्र है, अभिषेक करनेवाला 
नहीं और न पूजा करनेवाला ही। जब गमन करती हो, तभी गाय है, बैठी हुई 
नहीं और न सोती हुई ही। अथवा जिस रूप से अर्थात्‌ जिस ज्ञान से आत्मा 
परिणत हो, उसी रूप से उसका निश्चय करानेवाला नय एबभूतनय है। 
यथा-इन्द्ररूप ज्ञान से परिणत आत्मा इन्द्र है और अग्निरूप ज्ञान से परिणत 
आत्मा अग्नि है। 

उक्त कथन में सर्वाधिक ध्यान देने योग्य बात यह है कि जिससमय जो 
आत्मा जिस पदार्थ को जान रहा हो, उससमय बह आत्मा वही है, अर्थात्‌ उसे 
उससमय उसी नाम से पुकारा जाना चाहिए। अग्नि को जानने मे संलग्न 
आत्मा अग्नि ही है-यह अभिप्राय है एबंभूतनय का। 








१ सर्वार्थसिद्धि, अ० १, सूत्र ३३ की टीका, पृष्ठ १०१ 


नैगमाद सप्त नय स्वरूप एवं भेद-प्रभेद ] [२७५ 


एबंभूतनय का सुक्ष्मतम अभिप्राय स्पष्ट करते हुए जैनेन्द्र बर्णी लिखते 
हैं:- 

“जैसा शब्द बोला जाये, बैसा ही उसका वाच्य पदार्थ होना चाहिए। 
अर्थात्‌ व्युत्पत्ति के आधार पर जो कुछ अर्थ समभिरूढ़नय ने उस शब्द का 
किया था, बिल्कल उसके अनुरूप परिणत पदार्थ ही उस शब्द का वाच्य हो 
सकता है, अन्यरूप से परिणत वही पदार्थ उस समय उस शब्द का बाच्य नहीं 
बन सकता: और इसीप्रकार जैसी क्रिया से विशिष्ट वह पदार्थ दिखता है, 
उसका बाचक शब्द भी उससमय वैसी क्रिया को दशनिवाला ही होना 
चाहिये। रूढिवश बोले गये शब्दो का यहाँ सर्वथा लोप है। जैसे :- गो' शब्द 
का अर्थ ' चलनेवाला “-ऐसा होता है, अत' चलते समय ही उस शब्द का 
प्रयोग करना चाहिये, बैठे या सोते समय नहीं। 

प्रत्येक ही चलनेवाले पदार्थ मे भी इसका अर्थ नहीं जा सकता, क्योंकि 
समभिरूढनय पहिले ही इसके प्रति प्रतिबन्ध लगा चुका है। यहाँ एवभूतनय 
मे तो समभिरूढ़नय के द्वारा स्वीकारे गये अर्थ में भी भेद करना दृष्ट है। 
समभिरूढनय की दृष्टि मे गाय नाम का पशु विशेष गाय है, भले चलती हो 
कि बैठी। भले पुरो को विदारण करने में प्रवत्त न हो, पर रूढ़िवश इन्द्र हर 
समय पुरन्दर भी कहा जा सकता है। एवभूत ऐसा स्वीकार नही कर सकता। 
वह तो चलती हुई गाय को ही 'गो' शब्द का वाच्य बनाता है, बैठने व सोने 
वाली को नही। इसीप्रकार पुरो का विदारण करते समय इन्द्र ही 'पुरन्दर' 
शब्द का वाच्य हो सकता है, पूजा करते समय या ऐश्वर्य का भोग करते सम्रय 
नहीं। उस समय तो वह पुजारी व इन्द्र है। 

इसप्रकार क्रियाभेद पर से वाचक शब्द का भेद और वाचक शब्द के 
भेद पर से तत्क्रियापरिणत बाच्य पदार्थ का भेद देखनेवाला नय एवभूतनय 
है। 

* इतना ही नही, इसकी सक्ष्मता तो यहाँ तक कहने को तैयार है कि कोई 
व्यक्ति जिससमय जिस पदार्थ का ज्ञान कर रहा हो, उससमय उस व्यक्ति 
विशेष को उस पदार्थ के नाम से ही पुकारना चाहिये: जैसे कि गाय को देखने 
में उपयुक्त व्यक्ति उस समय गाय शब्द का वाच्य है, मनष्य या जीव शब्द 
का नहीं। कारण कि व्यक्ति तो ज्ञानस्वरूप है और ज्ञान का सज्ञाकरण ज्ञेय के 
बिना किया नहीं जा सकता। जैसे घटग्राही ज्ञान को घटज्ञान कहना। एवंभूत 
की एकत्वदृष्टि मे घट व ज्ञान अथवा ज्ञान व ज्ञान धारी जीव - ऐसा द्वैत कहाँ? 
अत घट आदिज्ञेय ही ज्ञान है और वह ज्ञान ही बह व्यक्ति है; अत' घटरूप ही 
वह व्यक्ति है। अतः व्यक्ति विशेष को घट' या गाय' कहना उससमय युक्त 
है। 


२७६] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


इतना ही नही, इस नय का तर्क तो यहाँ से भी आगे निकल जाता है। 
वह द्वैत का सर्वधा निराश करनेवाला है। अत उसकी सूक्ष्म दृष्टि में ज्ञान , 
'बान '-इन दो पदों का सम्मेल करके एक 'ज्ञानवान' शब्द बनाना युक्त नही।' 
अथवा 'आत्म', 'निष्ठ' - इन दो पदो का समास करके एक ' आत्मनिष्ठ' शब्द 
बनाना यक्त नहीं। 'आत्मा' अकेला आत्मा ही है। आत्मा मे निष्ठा 
पानेवाला- ऐसे विशेषण-विशेष्यभाव की क्या आवश्यकता है? अर्थात्‌ 
प्रत्येक शब्द एक ही अर्थ का द्योतक है, सयक्त अर्थ का नहीं। 


जहाँ पदो का समास सहन नहीं किया जा सकता, वहाँ अनेक शब्दो के 
समृहरूप वाक्य कैसे बोला जा सकता? अर्थात्‌ एवभूतनय की दृष्टि मे शब्द 
ही शब्द है, वाक्य नहीं। 


इतना ही नही, एक असयक्त स्वतन्त्र शब्द या पद भी वास्तव मे कोई 
वस्त नहीं, क्योकि वह भी 'घ', ट' आदि अनेक वर्णो को मिलाने से उत्पन्न 
होते है। दो वर्णों को मिलाने मे तो आगे-पीछे का क्रम पडता है। जैसे -' घट 
शब्द मे 'घ' पहिले बोला गया और 'ट' पीछे। जो दृष्टि केवल एक क्षणग्राही 
है, वहाँ यह आगे-पीछे का क्रम कैसे सम्भव हो सकता है? जब 'घ' बोला 
गया, तब 'ट' नहीं बोला गया और जब 'ट' बोला गया, तब 'घ' नही बोला 
गया। अत 'घ व ट-ये दोनी ही स्वतन्त्र अर्थ के प्रतिपादक रहे आवे, 
इनका समास या सयोग करके अर्थ ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं। 


यह भी अभी दोषयक्त है, क्योकि यहाँ भी 'घ' इस वर्ण मे घुं और 
अ-इन दो स्वतन्त्र वर्णो का सयोग पडा है। घ॑ और 'अ' मिलकर 'घ 

बनता है। अत घ॒' भी कोई चीज नही। घ॒' और 'अ' स्वतन्त्ररूप से रहते 
हुए जो कछ भी अपने रूप के बाचक होते है, वही एवभतनय का वाच्य है। 


सम से सक्ष्मतर और वहाँ से भी सक्ष्मतम दृष्टि मे प्रवेश करता हआ 
यह नय इसप्रकार केवल एक असयक्त वर्ण को ही वाचक मानता है। 


यहाँ शका की जा सकती है कि इसप्रकार तो वाच्य-वाचक भाव का 
अभाव हो जायगा और ऐसा हो जाने पर लोकव्यवहार का तो लोप हो ही 
जायगा, परन्त एवभूतनय का भी लोप हो जायगा, क्योंकि वह नय गगावत्‌ 
बनकर रहने के कारण स्वय अपना भी प्रतिपादन करने मे समर्थ न हो सकेगा 
और ऐसी अवस्था में वह नाममात्र को ही नय कहलायेगा, परन्त उसका 
स्वरूप कछ न कहा जा सकेगा 


हा शका का उत्तर कषायपाहड , पस्तक १, पष्ठ २४३ पर निम्नप्रकार 
दिया है.- 


नैगमादि सप्त नय . स्वरूप एवं भेद-प्रभेद ] [२७७ 


"बह कोई दोष नही है, क्योंकि यहाँ पर एवंभूतनय का विषय दिखलाया 
गया है।। 

इसप्रकार हम देखते हैं कि ये तीनों ही नय भाषा के प्रयोगों को 
आवश्यकतानुसार सुसगत रूप प्रदान करनेवाले और उत्तरोत्तर सूक्ष्म 
विषयवाले हैं। ये ही क्‍यों, नैगमादि सातों ही नय क्रमशः उत्तरोत्तर स॒क्ष्म और 
अल्पविषय वाले है और पूर्व-पूर्व के नय आगे-आगे के नयों के हेतु भी हैं। इन 
सातो नयों को उक्त क्रम में रखने का कारण भी यही है। जैसा कि कहा गया 
है:- 

“उत्तरोत्तरसूक्ष्मविषयत्वादेषां क्रम: पूर्वपूर्वहित॒कत्वाच्च। एवयमेते 
नया: पूर्वपूर्वविरुद्धमहाविषया उत्तरोत्तरानुकुलाल्पविषया...। * 

उत्तरोत्तर स॒क्ष्मविषयवाले होने के कारण इनका यह क्रम कहा है। 
पूर्व-पूर्व के नय आगे-आगे के नयो के हेतु हैं, इसलिये भी यह क्रम कहा है। 
इसप्रकार ये नय पूर्व-पर्व विरुद्ध महाविषयवाले और उत्तरोत्तर अनुकल 
अल्पविषयवाले हैं। ' 

इसप्रकार नैगमादि सप्तनयो का यह संक्षिप्त विवेचन किया गया है। इन 
नयो की विस्तृत जानकारी के लिए तत्त्वार्थसत्र की सर्वार्थसिद्धि आदि वृत्तियो 
(टीकाओ) एव राजवर्तिक आदि वार्तिको (भाष्यों ) का गहराई से अध्ययन किया 
जाना चाहिए। 


९३७०२ ५९२५० सजी 


क 
मै एक बात पूछता हूँ कि यदि झ्ाापको पेट का ऑपरेशन ; 
कराता हो तो कया बिना जाने चाहे जिससे करा लेंगे ? डॉक्टर 

। 








के बारे मे पूरी-पूरी तपास करते हैं। डॉक्टर भी जिस काम मे 
माहिर न हो, वह काम करने को सहज तैयार नही होता । 
डॉक्टर और श्रॉपरेशन की बात तो बहुत दूर; यदि हम कुर्त्ता 

३ भी सिलाना चाहते हैं तो होशियार दर्जी तलाशते हैं, झ्लौर 

$ दर्जी भी यदि कुर्त्ता सीना नही जानता हो तो सीने से इन्कार 

' कर देता है। पर धर्म का क्षेत्र ऐसा ४ है कि चाहे जो 
बिना जाने-समभे उपदेश देने को तैयार हो जाता है श्रौर उसे 

१ सुनने वाले भी मिल ही जाते हैं : 

; - धर्म के दशलक्षणा, पृष्ठ ११३ 

छ7७१४७ ५७ -४+५५२ सकी जी जीसश सीसी जीततए जी जी कसी सी पकीक नी की आए फृरपकीफी कि. की सीफञी चिम्कीक अत चििरफी पी फीकी 


१ नयदपंण, पृष्ठ ४३२ से ४३४ 
२ सर्वार्थीसद्ध अध्याय १, सूत्र ३३ टीका, पृष्ठ १०२ 


चंचम अध्याय 


सेंतालीस नय 
सेंतालीस नय : नाम एवं सामान्य परिचय 


निश्चय-व्यवहार, द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिक एवं नैगमादि सप्तनयों की 
विस्तत चर्चा करने के उपरान्त आचार्य कन्दकन्द के प्रसिद्ध परमागम 
प्रवचनसार की आचार्य अमृतचन्द्रकृत तत्त्वप्रदीपिका नामक टीका के 
परिशिष्ट मे समागत ४७ नयो की चर्चा कर लेना भी आवश्यक है, क्योंकि 
यह प्रकरण भी अनेकान्तमयी आत्मवस्तु को समझने के लिए अत्यन्त 
उपयोगी है। 

उक्त ४७ नय भी एकप्रकार से आध्यात्मिक नय ही हैं, क्योकि आचार्य 
अमृतचन्द्र ने उन्हे आत्मा पर ही घटित किया है। इन ४७ नयो की चर्चा का 
आरभ भी वे इसप्रकार करते है - 

"ननु कोध्यमात्मा कथं चावाप्यत इति चेत्‌, अभिहितमेतत्‌ पुनरप्य- 
चिधीयते। आत्मा हि तावच्चेतन्यसामान्यव्याप्तानन्त धर्माधिष्टात्रेकं 
द्रव्यमनन्त धर्मव्यापकान न्तनयव्याप्पेकअश्रुतज्ञानलक्षणप्रमाणपूर्वकस्वा नु भव - 
प्रमीयमाणत्यात्‌। 

'यह आत्मा कौन है और कैसे प्राप्त किया जाता है - यदि ऐसा प्रश्न 
किया जाय तो इसका उत्तर पहले ही कहा जा चुका है और अब पुन कहते है - 
प्रथम तो आत्मा वास्तव में चैतन्यसामान्य से व्याप्त अनन्तधर्मों का 
अधिष्ठाता एक द्रव्य है, क्योंकि वह अनन्तधधर्मो मे व्याप्त होनेवाले जो अनन्त 
नय हैं, उनमे व्याप्त होनेवाला जो एक श्रतज्ञानस्वरूप प्रमाण है, उस 
प्रमाणपूर्वक स्वानुभव से प्रमेय होता है। 

जिन ४७ नयों से यहाँ आत्मा का वर्णन किया गया है, वे ४७ नय 
इसप्रकार है'- 

(१) द्रव्यनय, (२) पर्यायनय, (३) अस्तित्वनय, (४) नास्तित्वनय, 
(५) अस्तित्वनास्तित्वनय, (६) अवक्तव्यनय, (७) अस्तित्व-अवक्तव्यनय, 
(८) नास्तित्व-अवक्तव्यनय, (९) अस्तित्व-नास्तित्व-अवक्तव्यनय, (१०) 
विकल्पनय, (११) अविकल्पनय, (१२) नामनय, (१३) स्थापनानय, 
(१४) द्रव्ययय, (१५) भावनय, (१६) सामान्यनय, (१७) विशेषनय 
(१८) नित्यनय, (१९) अनित्यनय, (२०) सर्वगतनय, (२१) असर्वगतनय 
(२२) शून्यनय (२३) अशृन्यनय (२४) ज्ञानजेय-अद्दैतनय, 


सैंतालीस नय नाम एवं सामान्य परिचय ] [२७९ 


२५) ज्ञानज्ञेय-दैततय,. (२६) नियतिनय,. (२७) अनियतिनय, 
) स्वभावनय, (२९) अस्वभावनय, (३०) कालनय, 
) अकालनय, (३२) पुरुषकारनय, (३३) दैवनय, (३४) ईश्वरनय, 
) अनीश्वरनय, (३६) गणीनय, (३७) अगणीनय, (३८) कर्तुनय, 
) अकर्तुनय, (४०) भोक्तृनय, (४१) अभोक्तृनय, (४२) क्रियानय, 
) ज्ञाननय, (४४) व्यवहारनय, (४५) निश्चयनय, (४६) अशुद्धनय, 
) शुद्धनय। 
४७ नयो की उक्त नामावली पर गहराई से दृष्टि डालने पर एक बात 
स्पष्ट होती है कि सप्तभंगी सबधी सप्तनयों एवं चारनिक्षेप संबधी चार नयो 
को छोड़कर शेष सभी ३६ नय परस्पर विरुद्ध प्रतीत होनेवाले धर्मों को 
विषय बनानेवाले होने से १८ जोडो के रूप में दिये गये है। जैसे.- 
नित्यनय-अनित्यनय, सर्वगतनय-असर्वगतनय, कालनय-अकालनय आदि। 

इस जगत मे विद्यमान प्रत्येक वस्तु अनेकान्तस्वरूप है, अनन्तगणो का 
अखण्ड पिण्ड है। अनन्तगणो के समान, परस्पर विरुद्ध प्रतीत होनेवाले 
नित्य-अनित्यादि अनत धर्मयुगल भी प्रत्येक वस्तु में पाये जाते हैं। 

अनन्तगुणो का अखण्ड पिण्ड भगवान आत्मा भी एक द्रव्य है, एक 
गो है, अत: उसमें भी परस्पर विरुद्ध प्रतीत होनेवाले धर्मयुगल पाये जाते 

। 

भगवान आत्मा में विद्यमान अनंतधर्मों में से एक-एक धर्म को विषय 
बनानेवाले सम्यक्‌ श्रुतज्ञान के अंशरूप नय भी अनन्त होते हैं, हो सकते है। 
उन अनन्तनयो के समुदायरूप सम्यकृश्रुतज्ञान प्रमाण है और 
अनन्त धर्मात्मक भगवान आत्तमा प्रमेय है। 

निज भगवान आत्मा का गहराई से परिचय प्राप्त करने के लिए 
सम्यकृश्रुतज्ञान के अशरूप ४७ नयों द्वारा यहाँ भगवान आत्मा के ४७ धर्मो 
का प्रतिपादन किया जा रहा है, क्योंकि न तो भगवान आत्मा के अनंतधधर्मों का 
प्रतिपादन ही संभव है और न उन्हें जाननेवाले अनन्तनयो को भी बाणी द्वारा 
व्यक्त किया जा सकता है। 

इन ४७ नयों द्वारा भगवान आत्मा के ४७ धर्मों के सम्यक्परिज्ञान से 
भगवान आत्मा के शेष अनतधर्मों का भी अनुमान किया जा सकता है और 
सम्यक्‌श्रुतज्ञान के अंशरूप अनंतनयो का भी अनुमान लगाया जा सकता है, 
सबसे बड़ी बात तो यह है कि सम्यकृश्रुतज्ञान द्वारा अनन्त धर्मात्मक एक धर्मी 
आत्मा का अनुभव भी किया जा सकता है। 

इसी भावना से आचार्य जे आक तचन्द्र ने इन ४७ नयों का संक्षिप्त विवेचन 
प्रस्तुत किया है, जो इसप्रकार है:- 


२८०] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 
(१-२) द्रव्यनय और पर्यायनय 


'"'तत्तु द्रत्यययेन पटमात्रवच्चिन्माश्रम,. परयायनयेन 
तन्तुमात्रवद्दर्शनज्ञानाविमात्रम्‌ 

वह अनन्तधर्मात्मक आत्मद्रव्य द्रव्यनय से पटमात्र की भाँति 
चिन्मात्र है और पर्यायनय से तन्तुमात्र की भाँति दर्शन-ज्ञानादिमात्र है। 

यद्यपि बस्त्र में अनेक ताने-बाने होते हैं, विविध आकार-प्रकार होते हैं, 
विविध रग-रूप भी होते है, तथापि सब-कछ मिलाकर वह वस्त्र वस्त्रमात्र ही 
है। ताने-बाने आदि भेद-प्रभेदों मे न जाकर उसे मात्र बस्त्र के रूप मे ही 
देखना-जानना द्रव्यनय है; अथवा द्रव्यनय से वह वस्त्रमात्र ही है। ठीक 
इसीप्रकार चेतनास्वरूप भगवान आत्मा मे ज्ञान-दर्शनरूप गुण-पय्ययिं भी है, 
तथापि गुणपर्यायरूप भेदो की दृष्टि में न लेकर भगवान आत्मा को एक 
चैतन्यमात्र जानना द्रव्यनय है, अथवा द्रव्यनय से भगवान आत्मा चिन्मात्र 
है। 

इसीप्रकार यद्यपि वस्त्र वस्त्रमात्र ही है, तथापि उसमे ताने-बाने, 
आकार-प्रकार एव रंग-रूप आदि भी तो हैं ही। वस्त्र को वस्त्रमात्र न देखकर 
उसमे विद्यमान ताने-बाने आदि पर दृष्टि डालकर देखने पर वह 
ताने-बानेवाला, लाल-पीला एवं छोटा-बडा भी तो दिखाई देता है। 
उसीप्रकार यद्यपि द्रव्यनय से भगवान आत्मा चिन्मात्र ही है, तथापि उसमे 
जानने-देखनेरूप परिणमन भी तो पाया जाता है। भगवान आत्मा को 
चिन्मात्र न देखकर, उसमे विद्यमान ज्ञान-दर्शनादिरूप परिणमन को देखकर 
उसे ज्ञान-दर्शनादिवाला, जानने-देखनेवाला जानना पर्यायनय है; अथवा 
पर्यायनय से भगवान आत्मा ज्ञान-दर्शनादि मात्र है। 

इसप्रकार यह निश्चित हुआ कि द्रव्यनय से भगवान आत्मा पटमात्र की 
हा चिन्मात्र है और पर्यायनय से तन्तुमात्र की भाँति दर्शन-ज्ञानादि मात्र 

॥ 

नय जाननेरूप भी होते है और कहनेरूप भी। 'ज्ञाता के अभिप्राय को 
नय कहते हैं - इस परिभाषा के अनुसार नय ज्ञानरूप अथवा जाननेरूप होते 
है तथा वक्ता के अभिप्राय को नय कहते हैं -- इस परिभाषा के अनुसार नय 
कथनरूप होते है। 

कथनरूप नयो के अनुसार कथन करने पर इसप्रकार भी कह सकते हैं 
कि द्रव्यनय से भगवान आत्मा पटमात्र की भाँति चिन्मात्र कहा जाता है और 


१ प्रबचनसार तस्चप्रदीषिका, परिशिष्ट 





सैतालीस नय : नाम एवं सामान्य परिचय ] [२८१ 


पर्यायनय से उसी भगवान आत्मा को तन्‍्तु॒वाला की भाँति ज्ञान-दर्शन वाला 
भी कहा जाता है। तात्पर्य यह है कि आत्मा को पटमात्र की भाँति चिन्मात्र 
कहना द्रव्यनय है और तन्तमात्र की भाँति दर्शन-ज्ञान मात्र कहना पर्यायनय 
है। 

भगवान आत्मा अनन्त धर्मों का अखण्ड पिण्ड है। अनन्तधर्मात्मक यह 
भगवान आत्मा अनन्तनयात्मक श्रुतज्ञानरूप प्रमाण का विषय है। इस 
अनन्तधर्मात्मक भगवान आत्मा में चैतन्यसामान्य है स्वरूप जिसका, ऐसा 
एक द्रव्य! नामक धर्म भी है। इस द्रव्य नामक धर्म को विषय बनाने वाले नय 
का नाम ही द्रव्यनय है। इसीप्रकार इस भगवान आत्मा में ज्ञान-दर्शनादिरूप 
परिणमित होना है स्वभाव जिसका, ऐसा एक पर्याय नामक धर्म भी है। इस 
पर्याय नामक धर्म को विषय बनानेवाले नय का नाम पर्यायनय है। 

मूलनयों की चर्चा मे जिन द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिकनयों की चर्चा की 
गई थी, उन द्रव्याथिक और पर्यायार्थिकनयो से ये द्रव्यनय और पर्यायनय 
भिन्‍न हैं। वहाँ तो सम्पूर्ण वस्तु को द्रव्य और पर्याय-इन दो अशों मे 
विभाजित कर बात कही गई थी, वस्तु के द्रव्याश को ग्रहण करनेवाले नय की 
द्रव्याधिकनय और पर्यायाश को ग्रहण करनेवाले नय को पर्यायार्थिकनय कहा 
गया था; पर यहाँ तो वस्तु के अनन्त धर्मों में से एक द्रव्य नामक धर्म को 
ग्रहण करनेवाले नय को द्रव्यनय और पर्याय” नामक धर्म को ग्रहण 
करनेवाले नय को पर्यायनय कहा गया है। 


इस सदर्भ मे आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी के विचार द्रष्टव्य 
है - 

“यहाँ जो द्रव्यवय कहा है, उसका विषय तो आत्मा का एक ही धर्म है 
और समयसारादि मे द्रव्याधिक और पर्यायार्थिक - इसप्रकार दो ही मुख्य नय 
लिए हैं, अत वहाँ जो द्रव्यारथिकनय है, उसका विषय तो अभेद द्रव्य है। यहाँ 
कहा गया द्रव्यनय वस्तु में भेद डालकर उसके एक धर्म को लक्ष्य में लेता है 
और वहाँ कहा गया द्रव्याधिकनय भेद डाले बिना वर्तमान पर्याय को गौण कर 
अभेद द्रव्य को लक्ष्य में लेता है। इसप्रकार द्रव्याधिकनय और द्रव्यनय - इन 
दोनों नयों के विषय में बहुत अन्तर है। 

इसीप्रकार समयसार मे समागत शुद्धनिश्चय का जो विषय है, वह भी 
इस द्रव्यनय का विषय नहीं है। उस शुद्धनिश्वचयनय का विषय तो वर्तमान 
अंश और भेद को गौण करके अनन्तगुणों का अखण्ड पिण्ड भगवान आत्मा 
है और यह द्रव्यनय तो अनन्तधर्मों में से एक धर्म को भेद कर उसे विषय 
बनाता है। 

आध्यात्मिक नयों में निश्चय और व्यवहार अथवा द्रव्यार्थिक और 


२८२] [परमभाव-प्रकाशक नसयचक्र 


पर्यायार्थिक - इसप्रकार दो ही भाग पड़ते हैं और यहाँ तो अनन्तनय लिये गये 
हैं। वहाँ तो दो नयों में ही सम्पर्ण प्रमाण समाहित हो जाता है और यहाँ तो 
श्रतप्रमाण के अनन्त नय कहे हैं। यहाँ कहे गये नयों का विषय तो एक-एक 
धर्म है और समयसारादि में कहे गये द्रव्यार्थिकनय का विषय तो धर्मों का भेद 
डाले बिना अभेद वस्त है। यहाँ कहा गया द्रव्यनय आध्यात्मिक कथन में 
पर्यायाधिकनय अथवा व्यवहारनय में समाहित हो जाता है। '”' 

द्रव्यमय और पर्यायनय के बाद अस्तित्व-नास्तित्व संबंधी सप्तभंगी के 
आधार पर सात नय लिये गये हैं, जो इसप्रकार हैं:- 


(३-५) अस्तित्वनय, नास्तित्वनय एवं अस्तित्व-नास्तित्वनय 


“अस्तित्वनयेनायोमयगुणकार्मुकान्तरालवर्तिसहितावस्थलक्ष्यो न्‍्मुख - 

विशिखयत्‌ स्वव्र्यक्षत्रकालभावैरस्तित्ववत्‌। नास्तित्वनयेनानयोमया- 
गणकार्मुकान्तरालवर्त्यसंहितावस्थालक्ष्योन्मुखप्राक्ततावीशिखवत्‌परद्रव्य 

क्षेत्रकालभावैर्नास्तित्ववत्‌ । अस्तित्यनास्तित्वनयेनायोमया“नयोमयगण- 
कर्मुकन्तरालवर्त्यगणकर्मुकन्तरालवर्तिसंहितावस्थासंहितावस्थलक्ष्यो न्‍्मुख्‌ 
प्राक्ृनविशिखवत्‌ क्रमतः स्वपरदव्यक्षेत्रकलभावैरस्तित्व नास्तित्ववत्‌। 


वह आत्मद्रव्य अस्तित्वनय से लोहमय, डोरी और धनष के मध्य मे 
स्थित, संधानदशा में रहे हुए, लक्ष्योन्म्च बाण की भाँति 
स्वद्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव की अपेक्षा अस्तित्ववाला है: नास्तित्वनय से 
अलोहमय, डोरी और धन्‌ष के मध्य में नहीं स्थित, संधान दशा मे न रहे हए 
अलक्ष्योन्म्‌ब उसी बाण की भाँति परद्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव की अपेक्षा 
नास्तित्व वाला है एवं अस्तित्वनास्तित्वनय से लोहमय तथा अलोहमय, डोरी 
और धन्‌ष के मध्य में स्थित तथा डोरी और धनष के मध्य में नहीं स्थित 
संधान-अवस्था में रहे हुए और सधान-अवस्था में नहीं रहे हए और 
लक्ष्योम्मूच तथा अलक्ष्योम्मलच उसी बाण की भाँति क्रमश 
स्व-पर-द्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव की अपेक्षा अस्तित्वनास्तित्ववाला है। 

यह भगवान आत्मा के धर्मों का विश्लेषण है। समयसार में भगवान 
आत्मा में उछनती हुई अनन्तशक्तियों का विवेचन किया गया है और 
प्रवचनसार में आत्मा में सदा विद्यमान अनन्त धर्मों का विवेचन है। न तो 
लेप पपप न पय 
॥ नय-अ्रश्ञापन (गुजराती), पृष्ठ २३ 
२ प्रबचनसार तस्वप्रदीपिका, परिशिष्ट 


सैंतालीस नय : नाम एवं सामान्य परिचय ] [२८३ 


अनन्त शक्तियों का ही विश्लेषण संभव है और न॑ अनन्त धर्मों का ही; अतः 
समयसार में नमूने के रूप में ४७ शक्तियों का वर्णन है और प्रवचनसार में 
४७ धर्मों का, नयों का। समयसार श्रद्धाप्रधान ग्रन्थ है; अत: उसमे श्रद्धेयः 
शक्तियों का वर्णन है और प्रवचनसार ज्ञानप्रधान ग्रन्थ है; अत: इसमें ज्ञेयरूप 
धर्मों एवं उन्हें जाननेवाले नयों का प्रतिपादन है। 


इन ४७ नयों के माध्यम से जो आत्मार्थी, भगवान आत्मा के ४७ धर्मों 
को जानकर तथा समयसार की आत्मख्याति' टीका मे प्रतिपादित भगवान 
आत्मा की ४७ शक्तियो को पहिचान कर अनन्तशक्तियों से सम्पन्न, 
अनन्त धर्मों के अधिष्खता भगवान आत्मा में अपनत्व स्थापित करता है, उसे 
ही अपना जानता-मानता है; उसी में जम जाता है, रम जाता है, उसी में 
तललीन हो जाता है, वह चार घातिया कर्मों की ४७ प्रकृतियों का नाशकर 
अनन्तचतृष्टयरूप अरहंत दशा को प्राप्त करता है; अनन्तदर्शन, अनन्तज्ञान, 
अनन्तवीर्य एवं अनन्त-अतीन्द्रिय-आनन्दरूप परिणमित हो जाता है। जो 
अनन्तसुखी होना चाहते हैं, वे अनन्त धर्मों के अधिष्खाता भगवान आत्मा की 
आराधना अवश्य करें। 


भगवान आत्मा में विद्यमान अनन्त धर्मों में एक अस्तित्व नामक धर्म 
भी है, जो भगवान आत्मा के अस्तित्व को टिकाए रखता है। अस्तित्व नामक 
धर्म के कारण ही भगवान आत्मा सत्तास्वरूप है। यह अस्तित्व नामक धर्म 
अकेले भगवान आत्मा में ही नहीं, सभी पदार्थों में है। सभी पदार्थों में 
अपना-अपना अस्तित्व धर्म है और वे सभी पदार्थ अपने-अपने अस्तित्व धर्म 
से ही टिके हुए है। किसी भी पदार्थ को अपने अस्तित्व को टिकाये रखने के 
लिए किसी अन्य के सहारे की आवश्यकता नहीं है। 

यद्यपि यह बात पूर्णतः सत्य है कि सभी पदार्थों मे अपना-अपना 
अस्तित्वधर्म है, तथापि यहाँ आत्मा के अस्तित्व की बात चल रही है। यहाँ 
डोरी और धन्‌ष के मध्य स्थित, संधानदशा में रहे हुए, लक्ष्योन्म्‌ब, लोहमय 
बाण का उदाहरण देकर भगवान आत्मा के अस्तित्व धर्म की समझाया गया 
है। 

जिसप्रकार कोई बाण स्वद्रव्य की अपेक्षा से लोहमय है, स्वक्षेत्र की 
अपेक्षा से डोरी और धन्‌ष के मध्य स्थित है, स्वकाल की अपेक्षा से 
संधानदशा में है अर्थात्‌ धनुष पर चढ़ाकर खैंची हुई दशा में है-और स्वभाव 
की अपेक्षा से लक्ष्योन्मुखव है अर्थात्‌ निशान की ओर है। इसप्रकार जैसे बाण 
स्वद्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव की अपेक्षा से अस्तित्ववाला है, उसीप्रकार भगवान 
आत्मा अस्तित्वनय से अर्थात्‌ स्वचतृष्टय की अपेक्षा से अस्तित्ववाला है। 


२८४] ह [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


स्वय के सम्पर्ण गण-पर्यायो के पिण्ड को स्वद्रव्य कहते हैं, स्वयं के 
असख्य आत्मप्रदेशो को स्वक्षेत्र कहते हैं, स्वयं की वर्तमान समय की अवस्था 
को स्वकाल कहते हैं एव प्रत्येक गुण की तत्समय की पर्याय की ओर झुके हुए 
त्रिकाली शक्तिरूप-गुणरूप भाव को स्वभाव कहते है। 
द्रव्य-द्रव्यगुणपर्यायरूप वस्तु, क्षेत्र-प्रदेश, काल-पर्याय एव भाव-गृण - धर्म 
स्वभाव, शरक्तियाँ। 

जिसप्रकार लोहमयपना तीर का स्वद्रव्य है; उसीप्रकार 
गणपर्यायमयपना भगवान आत्मा का स्वद्रव्य है। जिसप्रकार डोरी और धनष 
के बीच मे रहा हुआ तीर का आकार ही तीर का स्वक्षेत्र है, उसीप्रकार अपने 
जिन असख्यात प्रदेशों मे भगवान आत्मा रहता है, वे असख्यात प्रदेश ही 
उसका स्वक्षेत्र है। जिसप्रकार लक्ष्य के सन्‍्मुख सधानीकृत अवस्था ही तीर 
का स्वकाल है; उसीप्रकार वर्तमान जिस अवस्था मे आत्मा विद्यमान है, वह 
अबस्था ही आत्मा का स्वकाल है। जिसतरह निशान के सन्मुख रहनेरूप जो 
तीर का भाव है, वही उसका स्वभाव है, उसीप्रकार समय-समय की 
पर्यायरूप से परि्णामत होने की शक्तिरूप जो भाव है, वही भाव भगवान 
आत्मा का स्वभाव है। 

इसप्रकार भगवान आत्मा अपने गुण-पर्यायों के पिण्डरूप स्वद्रव्य से, 
अपने असख्यात प्रदेशी स्वक्षेत्र से, वर्तमान वर्तती पर्यायरूप स्वकाल से एवं 
शक्तिरूप स्वभाव से अस्तित्व धर्म वाला है। अस्तित्व धर्म में स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, 
स्वकाल और स्वभाव - ये चार बाते समाहित है। प्रत्येक वस्तु का अस्तित्व इन 
चार बातो में ही समाहित है। 

अपने को आत्मार्थी मुम॒क्ष कहनेवाले जो लोग द्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव 
सबधी इस विस्तार को 'विकल्प' कह कर उपेक्षा करना चाहते है, उन्हे 
आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी के निम्नांकित कथन पर ध्यान देना 
चाहिए - 

शंका:-अकेला अस्तित्व ही कहो न? एक अस्तित्व में 
द्रव्य - द्रव्यगूणपर्यायरूप वस्त, क्षेत्र - प्रदेश, काल - पर्याय एव भाव 5 गण- 
धर्म स्वभाव, शक्तियाँ।..._ ह 

५ समाधान :-द्रव्य, क्षेत्र, काल एव भाव - ऐसे चार प्रकार बस्तु मे ही 

हैं। जब वस्तु के इन चार प्रकारो को भलीभाँति समझे, तभी वस्तु के अस्तित्व 
को माना कहा जाता है। भाई ! ये विकल्प नही; इन चार प्रकारों से वस्तु को 
जानना ही यथार्थ ज्ञान है। ' आत्मा है'-ऐसा तो माने, पर उसका क्षेत्र कितना 
है, उसकी पययि कैसी हैं, उसके धर्म कैसे हैं-यह न जाने तो आत्मवस्तु का 
अस्तित्व ही यथार्थ रूप से ख्याल मे नहीं आता है। 'अस्तित्व' - इस शब्द में 


सैंतालीस नय . नाम एवं सामान्य परिचय ] [२८५ 


ही द्रव्य, क्षेत्र काल एवं भाव -ये चारों समा जाते हैं, अत: द्रव्य, क्षेत्र, काल 
एवं भाव को जानना चाहिए। 

वस्तु के अस्तित्व की यह एक सहज प्रक्रिया ही है। कौन, कहाँ, कब 
और क्‍यों - इन प्रश्नों के उत्तर बिना किसी व्यक्ति का अस्तित्व ही सिद्ध नही 
होता। वस्तु के अस्तित्व की सिद्धि के लिए प्रत्येक वस्तु के सबध में इन चार 
प्रश्नो के उत्तर आवश्यक ही नही, अनिवार्य हैं। कौनद्रव्य, कहाँब्षेत्र, 
कब-काल, क्यो«भाव। 

मै आपसे कहूँ कि वह आपसे मिलना चाहता है, तो आपके मस्तिष्क मे 
उक्त चार प्रश्न एक साथ ही खडे हो जावेगे। आप तत्काल ही पूछेंगे कि कौन 
मिलना चाहता है, कहाँ मिलना चाहता है, कब मिलना चाहता है और क्यो 
मिलना चाहता है? इन चार प्रश्नो का उत्तर पाये बिना न तो आप कोई उत्तर 
ही दे सकते है और न आपकी जिज्ञासा ही शान्त हो सकती है: क्योंकि 
मिलनेरूप क्रिया की सम्पन्नता के लिए इन जिज्ञासाओं का समाधान 
अपेक्षित ही नही, अनिवार्य है। इन प्रश्नो का उत्तर पाये बिना आप 'हॉ' और 
'ना' कुछ भी तो न कह सकेगे। 'हाँ और 'ना' कहने के लिए इन चारों का 
जानना अत्यन्त आवश्यक है। क्रमश प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के आधार पर 
आप मिलने न मिलने का निर्णय करेगे। 

कौन मिलना चाहता है-इस प्रश्न के उत्तर मे यदि यह कहा जाय कि 
बॉझ का बेटा आपसे मिलना चाहता है तो आप म॒स्करा कर कहेगे -कक्‍्यों 
मजाक करते हो? बॉझ के बेटे का इस लोक मे गणपर्यायरूप अस्तित्व ही नही 
है तो फिर उससे कैसे मिला जा सकता है? 

यदि यह कहा जाय कि आपसे सीमन्धर भगवान मिलना चाहते है तो 
भी आप कहेंगे कि उनकी गण-पर्यायमय सत्ता तो है, पर इस क्षेत्र मे जब वे है 
ही नहीं तो फिर उनसे मिलना कैसे सभव है? 

कन्दकन्दाचार्य तो गणपर्यायरूप वस्तु हैं एव भरतक्षेत्र के ही आचार्य हैं, 
वे आपसे मिलना चाहते है - यदि यह कहा जाय तब भी आप यही कहेगे कि 
इस समय वे यहाँ कहाँ हैं? 

यदि यह कहा जाय कि आपसे राजीव गाँधी मिलना चाहते है तो भी 
आप यही कहेगे कि आखिर क्‍यों? उनको मेरे से क्या अपेक्षा हो सकती है? 
वर्तमान में मै उनके क्या काम आ सकता हूँ? 

जिसप्रकार मिलनेवाले व्यक्ति, मिलने का स्थान, मिलने का समय और 
मिलने का प्रयोजन स्पष्ट हुए बिना मिलना सभव नहीं होता, उसीप्रकार 





१ नयप्रज्ञापन (गुजराती), पृष्ठ ६० 


२८६] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


स्वद्रव्य-क्षेत्र-काल-भावरूप स्वचतृष्टय के स्पष्ट हुए बिना वस्तु का स्वरूप 
स्पष्ट नहीं होता, वस्तु का अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होता। 
स्वद्रव्य-क्षेत्रकाल-भावरूप स्वचतृष्टय ही भगवान आत्मा का अस्तित्व 
है - इसी बात को नयो की भाषा में इस रूप में कहा जाता है कि अस्तित्वनय 
से भगवान आत्मा अस्तित्ववाला है। स्वचतृष्टय ही भगवान आत्मा का 
अस्तित्व धर्म है और आत्मा के उस अस्तित्वधर्म को अथवा अस्तित्वधर्म की 
मुख्यता से अनन्त धर्मात्मक आत्मा को विषय बनानेवाला नय ही अस्तित्वनय 
है। 

अस्तित्व धर्म के समान ही भगवान आत्मा मे एक नास्तित्वधर्म भी है। 
जिसप्रकार स्वद्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव की अपेक्षा से अस्तित्व धर्म है और उसे 
विषय बनानेवाला अस्तित्वनय है. उसीप्रकार परद्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव की 
अपेक्षा से नास्तित्वधर्म है और उसे विषय बनानेवाला नास्तित्वनय है। 
जिसप्रकार अस्तित्व धर्म भगवान आत्मा के अस्तित्व को कायम रखता है; 
उसीप्रकार नास्तित्वधर्म उसे पर से भिन्‍न एवं पर से सम्पूर्णतः असंपृक्त 
रखता है। अपने अस्तित्व को टिकाए रखनेवाला अस्तित्व धर्म है और पर के 
हस्तक्षेप को रोकनेवाला नास्तित्व धर्म है। इसप्रकार ये दोनों ही धर्म भगवान 
आत्मा को अपने से अभिन्‍न एवं पर से भिन्‍न रखते है। 

जिस बाण के उदाहरण से यहाँ अस्तित्व धर्म को समझाया गया है, उसी 
बाण के उदाहरण से नास्तित्व को भी समझाया गया है। 

जिसप्रकार कोई बाण स्वद्रव्य की अपेक्षा से लोहमय है, स्वक्षेत्र की 
अपेक्षा से डोरी और धनुष के मध्य स्थित है, स्वकाल की अपेक्षा से 
सधानदशा में है और स्वभाव की अपेक्षा लक्ष्योन्मुख है; परन्तु वही बाण 
परबाण की अपेक्षा से अलोहमय है, परबाण के क्षेत्र की अपेक्षा से डोरी और 
धनष के मध्य अस्थित है, परबाण के काल की अपेक्षा से सधानदशा मे नहीं 
रहा हुआ है एवं परबाण के भाव की अपेक्षा से अलक्ष्योन्मुल भी है। 

उसीप्रकार यह भगवान आत्मा स्वद्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव की अपेक्षा 
कस होने पर भी परद्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव की अपेक्षा नास्तित्वमय 

| 
इस संदर्भ मे आचार्य समन्तभद्र का निम्नाकित कथन द्रष्टव्य है - 
“सदेव सर्व को नेच्छेत्‌ स्वरूपादिचतष्टपात । 
असदेव विपर्यासानन चेन्न व्यवतिथ्ठते ।।* 
स्वरूपादिचतुष्टय अर्थात्‌ स्वद्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव की अपेक्षा से बस्तु 





१ आप्तमीमांसा, कारिका १५ 


सैंतालीस नय. नाम एवं सामान्य परिचय ] [२८७ 


के अस्तित्व को कौन बद्धिमान स्वीकार नहीं करेगा? इसीप्रकार 
पररूपादि-चतुष्टय अर्थात्‌ परद्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव की अपेक्षा बस्तु के 
नास्तित्व को भी कौन जुद्धमान स्वीकार नहीं करेगा? यदि कोई व्यक्ति 
इसप्रकार अस्तित्व और नास्तित्वधर्मो को स्वीकार नहीं करता है तो उसके 
मतानुसार वस्तु की व्यवस्था ही सिद्ध नहीं होगी। '' 
अस्तित्वधर्म को भाव धर्म और नास्तित्वधर्म को अभावधर्म भी कहते 
है। भाव (सदभाव) के समान अभाव भी वस्तु का एक धर्म है, पर वह 
अभावधर्म भी अभावरूप न होकर भावान्तररूप है। तात्पर्य यह है कि 
नास्तित्व धर्म (अभावधर्म) की सत्ता भी वस्तु मे अस्तित्वधर्म (भावधर्म) के 
समान ही है, नास्तित्वधर्म की भी भगवान आत्मा मे अस्ति है। वह 
अभावधर्म भावान्तर स्वभावरूप है, गधे के सीग के समान अभावरूप नही 
है। अभाव तो उसका नाम है, क्योंकि उसका कार्य अपने आत्मा मे परपदार्थों 
के अप्रवेशरूप है, अभावरूप है। 
वह नास्तिधर्म स्वय अभावरूप नहीं है, उसका स्वरूप अपने में पर के 
अभावरूप है। इस सन्दर्भ में युकक्‍त्यनुशासन' की निम्नांकित कारिका ध्यान 
देने योग्य है - 
'भवत्यभावोर्षप च वस्तृधर्मो, भावांतरं भाववदर्हतस्ते । 
है अरहत भगवान ! तुम्हारे मत मे भाव के समान भावान्तरस्वभावरूप 
अभाव भी वस्तु का एक धर्म होता है। 
जिनागम मे अभाव चार प्रकार के बताये-गये है, जिनके नाम क्रमश 
इसप्रकार है -प्रागभाव, प्रध्वसाभाव, अन्योन्याभाव एवं अत्यन्ताभाव। 
अभावधर्म की सिद्धि करते हुए आचार्य समन्तभद्र लिखते है '- 
"भावैकान्ते पदार्थानामभावानामपहन्वात्‌ । 
सर्वात्मकमनादन्तमस्वरूपमतावकम्‌ । । 
कार्यव्रव्यमनादि स्याद प्राग्भायस्य निहनये । 
प्रध्यंसस्थ च॒ धर्मस्यप्रच्यवेद्न न्‍ततां ब्रजेत ।। 
सर्वात्मक तदेक॑ स्पादन्या5पोह व्यतिक्रमे । 
अन्यत्र समवाये न॒ व्यपविश्येत सर्वथा।।" 
है भगवन ! पदार्थों का सर्वथा सदभाव ही मानने पर अभावों का अर्थात्‌ 
अभाव धर्म का अभाव मानना होगा। अभावधर्म की सत्ता स्वीकार नही करने 
पर सभी पदार्थ सर्वात्मक हो जावेंगे, सभी पदार्थ अनादि-अनन्त हो जावेगे, 
किसी का कोई पृथक्‌ स्वरूप ही न रहेगा, जो कि आपको स्वीकार नहीं है। 





१ आप्तप्षीमासा, कारिका ९ से ११ 


र्ष८] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


प्रागभाव का अभाव मानने पर सभी कार्य (पर्यायें) अनादि हो जावेगे। 
इसीप्रकार प्रध्वंसाभाव नही मानने पर सभी कार्य (पर्यायें) अनन्त हो जावेंगे। 

यदि अन्योन्या भाव को नहीं मानेंगे तो सभी दृश्यमान (पुद्गल) पदार्थ 
वर्तमान में एकरूप हो जावेगे और अत्यन्ताभाव के नहीं मानने पर सभी 
पदार्थों (द्रव्यो) के त्रिकाल एकरूप हो जाने से किसी भी द्रव्य या पर्याय का 
व्यपदेश (कथन) भी न बन सकेगा। 

इसप्रकार हम देखते है कि भाव (अस्तित्व) के समान अभाव 
(नास्तित्व) भी वस्तु का एक सद्भावरूप धर्म है। प्रत्येक बस्त्‌ की स्वतन्त्र 
इकाई के रूप मे सत्ता की स्थिति के लिए नास्तित्वधर्म की अत्यन्त 
आवश्यकता है और प्रत्येक वस्तु की स्वतन्त्र इकाई जानने के लिए तथा वाणी 
द्वारा उसकी अभिव्यक्ति के लिए, स्थापना के लिए नास्तित्वनय की भी 
उपयोगिता है। 

यद्यपि नास्तित्वधर्म को परद्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव की अपेक्षा समझाया 
जाता है, तथापि वह पर का धर्म नही, भगवान आत्मा का ही धर्म है; उसकी 
सत्ता का आधार भी पर नही, निज भगवान आत्मा ही उसकी सत्ता का 
आधार है। यह नास्तित्वधर्म ही स्व और पर के बीच की अभेद्य दीवार है, 
इसके कारण ही सभी पदार्थों की स्वतन्त्र सत्ता कायम रहती है, एक द्रव्य 
दूसरे द्रव्यरूप नही होता, एक आत्मा दूसरे आत्मारूप नहीं होता, एक गण 
दूसरे गुणरूप नही होता, एक पर्याय दूसरी पर्यायरूप नही होती; क्योंकि एक 
का दूसरे मे अभाव है। यह अभावधर्म ही भेदविज्ञान का मूल है, देह और 
आत्मा की पृथकृता का भान करानेवाला है; अत इसका स्वरूप जानना 
अत्यन्त उपयोगी है। 

भाई ! जबतक नास्तित्वधर्म का स्वरूप हमारे खयाल में नही आवेगा, 
तबतक पर से भिन्‍न निज आत्मा की सच्ची पहचान सभव नही है। 
निजभगवान आत्मा की सच्ची पहचान बिना धर्म का आरभ भी कैसे होगा? 
नास्तित्वधर्म का सच्चा स्वरूप समझने के लिए जिनागम में प्रतिपादित चार 
अभावों को गहराई से समझना चाहिए। 

आत्मा के हित के लिए इन अस्तित्व और नास्तित्वधर्मों को समझना 

अत्यन्त आवश्यक है। इस सन्दर्भ में आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कानजी 
स्वामी के विचार द्रष्टव्य हैं:- 

_ जो व्यक्ति इन अस्ति-नास्ति धर्मों को ढंग से जाने, बही व्यक्ति जगत 
के सभी पदार्थों की परस्पर भिन्‍नता को भली-भाँति समझ सकता है। इनके 
जानने पर ही परपदाशों में से एकत्वब॒द्धि टूटती है, पर से लाभ-हानि मानने 
की मिथ्या मान्यता छूटती है। इस रहस्य को समझने का सच्चा फल तो यही है 


सैतालीस नय * नाम एवं सामान्य परिचय ] [२८९ 


कि समस्त परपदार्थों के आश्रय की रुचि समाप्त होकर एक निज भगवान 
आत्मा की ही रुचि जागृत हो जावे।!' 

इसप्रकार हम देखते है कि निज भगवान आत्मा की सच्ची रुचि जागृत 
करने के लिए इन अस्तित्व-नास्तित्व धर्मों को समझना अत्यन्त उपयोगी है। 

जिसप्रकार वस्तु के अस्तित्वधर्म को भावधर्म एवं नास्तित्वधर्म को 
अभावधर्म भी कहते है, उसीप्रकार अस्तित्वधर्म को विषय बनानेवाले 
अस्तित्वनय को भावनय एव नास्तित्व धर्म को विषय बनानेवाले नास्तित्वनय 
को अभावनय भी कह सकते हैं। 

जिसप्रकार भगवान आत्मा के अनन्तधर्मों में एक अस्तित्व धर्म है, एक 
नास्तित्वधर्म है; उसीप्रकार एक अस्तित्व-नास्तित्वधर्म भी है। जिसप्रकार 
अस्तित्व धर्म स्वद्रव्य-क्षेत्र काल-भाव की अपेक्षा से है और वह भगवान आत्मा के 
अस्तित्व की कायम रखता है, टिकाये रखता है; नास्तित्वधर्म 
परद्रव्य-क्षेत्रकाल- भाव की अपेक्षा से है और वह भगवान आत्मा को पर से 
भिन्‍न रखता है, पर से सपूर्णत अंसपृक्त रखता है; उसीप्रकार 
अस्तित्व-नास्तित्व धर्म स्वपरद्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव की अपेक्षा से है और वह 
परस्पर विरुद्ध प्रतीत होनेवाले अस्तित्व-नास्तित्व धर्मों की सत्ता को एक 
साथ एक ही आत्मा मे रखने का महान कार्य सम्पन्न करता है। तात्पर्य यह है 
कि भले ही वाणी से अस्तित्व और नास्तित्व धर्मों की एक साथ कहा न जा 
सके, पर भगवान आत्मा मे उनके एक साथ रहने में कोई बा धा नहीं है, क्योंकि 
भगवान आत्मा का एक धर्म ऐसा भी है जिसके कारण ये धर्म एक ही आत्मा 
मे एक साथ अविरो धपने रह सकते है। अस्तित्व-नास्तित्व धर्म का अर्थ ही यही 
है कि आत्मा का ऐसा स्वभाव है कि उसमे अस्तित्व एवं नास्तित्व विरोधी 
प्रतीत होनेवाले धर्म एक साथ रहते हैं। 

इसी बात को स्वामीजी इसप्रकार स्पष्ट करते है'- 

"यहाँ तो आचायदिव ने अस्ति, नास्ति आदि सात भगो का भगवान 
आत्मा के सात धर्मो के रूप मे वर्णन किया है। एक अस्तित्वधर्म, दूसरा 
नास्तित्व धर्म, इनके अतिरिक्त अस्तित्व-नास्तित्व धर्म नाम का यह तीसरा 
धर्म है। अस्तित्व और नास्तित्व -ये दो धर्म ही वास्तविक धर्म है, सप्तभंगी 
के शेष पाँच धर्म तो उपचरित धर्म हैं - यदि ऐसा कोई कहे तो उसकी बात 
सत्य नहीं है। जिसप्रकार सप्तभंगी के सात भंग हैं, उसीप्रकार उनके 
वाच्यरूप आत्मा में सात भिन्‍न-भिन्‍्न धर्म भी हैं। जिसप्रकार वाचर्कनय में 
सात प्रकार हैं, उसीप्रकार वाच्य आत्मा में भी सात धर्म हैं।' 


१. नयप्रज्ञापनत (गुजराती), पृष्ठ ४८ २. नयप्रज्ञापन (गुजराती), पृष्ठ ५८ 


२९० |] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


: इसप्रकार हम देखते हैं कि आत्मा में विद्यमान अस्तित्व, नास्तित्व एव 
अस्तित्वनास्तित्व नामक धर्मों को जाननेवाले या कहनेवाले अस्तित्वनय, 
नास्तित्वनय एवं अस्तित्वनास्तित्वनय नामक तीन नय हैं। 


(६) अवक्तव्यनय 


"अवक्तव्यनयेनायोमयानयोमयगणकार्मुका न्तरालवर्त्यगुणकार्मुका - 
न्तरालवर्तिसंहितावस्था. संहितावस्थलक्ष्योन्मुखालक्ष्यो न्मुखप्राक्तन- 
विशिखवत्‌ युगपत्स्वपरद्रव्यक्षेत्रकालभावेरवक्तव्यम्‌। 

लोहमय तथा अलाहेमय, डोरी व धन्‌ष के मध्य मे स्थित तथा डोरी व 
धनष के मध्य मे नहीं स्थित, संधान-अवस्था मे रहे हुए तथा सधान-अवस्था 
मे न रहे हुए और लक्ष्योन्मुख तथा अलक्ष्योन्मुख ऐसे पहले बाण की भाँति 
आत्मद्रव्य अवक्तव्यनय से युगपत्‌ स्वपरद्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव से अवक्तव्य 
है। 

भगवान आत्मा के अनन्त धर्मों मे अस्तित्वादि धर्मों के समान एक 
अवक्तव्य नामक धर्म भी है, जिसके कारण यह भगवान आत्मा बचनो द्वारा 
युगपत्‌ सम्पूर्णत व्यक्त नही किया जा सकता। इस अवक्तव्य धर्म को विषय 
बनानेवाले सम्यकश्रृतज्ञान के अश को अवक्तव्यनय कहते है। शास्त्रों मे यह 
बारम्बार आता है कि आत्मा वचन-अगोचर है, अनुभवगम्य है। यह सब 
कथन भगवान आत्मा के अवक्तव्य धर्म का ही है, अवक्तव्यस्वभाव का ही 
है। भगवान आत्मा का ऐसा सक्ष्म स्वभाव है कि वह वाणी की पकड मे 
युगपत्‌ सम्पूर्णत. नही आता। 

यद्यपि यह बात सत्य है कि भगवान आत्मा मे अवक्तव्य नामक धर्म 
होने से उसका स्वभाव अवक्तव्य है, तथापि अवक्तव्य धर्म के समान उसमे 
एक वक्तव्य नामक धर्म भी है, अत वह कथर्थचित्‌ वक्तव्य भी है। इसप्रकार 
बह न सर्वथा वक्तव्य ही है और न सर्वथा अवक्तव्य ही, वह कर्थाचत्‌ वक्तव्य 
का कथचित्‌ अवक्तव्य है, आत्मवस्तु का ऐसा ही अनेकान्तात्मक स्वरूप 

। 

यदि हम किसी भी वस्तु को सर्वथा अबाच्य' ( अवक्तव्य ) कहे तो यह 
कथन स्ववचनबाधित ही होगा, क्योंकि हम स्वयं उसे अवाच्य (अवक्तव्य) 
शब्द से बाच्य बना रहे हैं। यह वचन तो उसीप्रकार का होगा, जिसप्रकार 
कोई व्यक्ति दूसरे से कहे कि मेरा आज मौनब्रत है। 'मेरा आज मौनब्रत 
है - ऐसा कहकर स्वय ही उसने अपने मौनब्रत को भग किया है। इसीप्रकार 





१ प्रबधनसार तस्वप्रदीपिका परिशिष्ट 


सैंतालीस नय नाम एवं सामान्य परिचय] [२९१ 


आत्मा अवक्तव्य है - ऐसा कहकर हम स्वयं आत्मा को 'अवक्तव्य' शब्द से 
वाच्य बना रहे हैं। वस्तत: बात तो ऐसी है कि किसी भी वस्त के सम्पर्ण पक्षों 
को, गण-धर्मों को एक साथ कहना संभव न होने से सभी वस्तएँ क्थचित्‌ 
अवाच्य हैं और वस्तु के विभिन्‍न धर्मों का क्रमश: प्रतिपादन शक्‍य होने से 
सभी वस्तुएँ कथंचित्‌ वाच्य भी हैं। 


यद्यपि जिससमय स्वद्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव की अपेक्षा से भगवान 
आत्मा में अस्तित्व धर्म है, उसीसमय परद्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव की अपेक्षा से 
नास्तित्व धर्म भी है; तथापि जिससमय अस्तित्वधर्म का प्रतिपादन किया जा 
रहा हो, उसीसमय नास्तित्वधर्म का प्रतिपादन नही किया जा सकता है; पर 
क्रम से उनका प्रतिपादन सभव है। भगवान आत्मा के अनन्तधर्मों का या 
परस्पर विरुद्ध प्रतीत होनेवाले अनन्तधर्मयुगलो का युगपद्‌ प्रतिपादन 
असभव होना अवक्तव्य नामक धर्म का कार्य है और क्रमश प्रतिपादन संभव 
होना वक्तव्य नामक धर्म का कार्य है। 


यद्यपि ४७ नयो मे वक्तव्य नामक कोई नय नहीं है और सप्तभंगी मे 
वक्तव्य नामक कोई भग भी नहीं है, तथापि सभी ४७ नयो से आत्मा को 
वाच्य तो बनाया ही जा रहा है, यदि भगवान आत्मा कथंचित भी वाच्य नही 
होता अर्थात्‌ उसमे वाच्य बनने की शक्ति, स्वभाव, धर्म नहीं होता तो वह 
प्रमाण-नयो से वाच्य भी कैसे बनाया जा सकता था? अत उसमे वाच्य नामक 
धर्म भी है ही। 


सप्तभगी के आरम्भ के तीन भग वक्तव्य और अन्त के चार भग 
अवक्तव्य के हैं। जिसप्रकार सप्तभगी के अंतिम तीन भगो को हम इसप्रकार 
व्यक्त करते हैं कि अस्ति-अवक्तव्य नास्ति-अवक्तव्य और 
अस्तिनास्ति-अवक्तव्य; उसीप्रकार आरम्भ के तीन भगो को इसप्रकार भी 
व्यक्त कर सकते हैं कि अस्तिवक्तव्य, नास्तिवक्तव्य, अस्तिनास्तिवक्तव्य। 


यदि भगवान आत्मा सर्वथा ही अवक्तव्य होता तो समस्त जिनवाणी 
निरर्थक होती, क्योंकि समस्त जिनवाणी एकप्रकार से भगवान आत्मा के 
प्रतिपादन के लिए ही तो समर्पित है। तथा यदि भगवान वाणी हारा प्री तरह 
बताया जा सकता होता तो फिर शास्त्रों को पढ़कर या गुरुमुख से आत्मा का 
स्वरूप सुनकर सभी आत्मज्ञानी हो गये होते। 


इसप्रकार हम देखते हैं कि भगवान आत्मा अवक्तव्यनय से कथचित्‌ 
अवक्तव्य भी है। 


२९२ ] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 
(७-८-९) अस्तित्व-अवक्तव्यनय, नास्तित्व-अवक्तव्यनय 


११ 


ऑस्तित्वावक्तव्यनयेनायोमयगुणकार्मुकान्तरालवर्तिसंहितावस्थ 
लक्ष्योन्मुखायोमयानयो मयगणकार्मुक न्तयरालवर्त्यगणकार्मुक न्तरालवर्ति - 
संहितावस्थलक्ष्योन्मुखलक्ष्यो न्‍्मुख प्राक्तनविशिखवत्‌ स्वव्रव्य 
क्षेत्रकाल भावैर्युगपत्स्वपरद्रव्यक्षेत्रकाल भावै श्चास्तित्ववदवक्त व्यम्‌। 


नास्तित्वावक्तव्यनयेनानयोमयागणकारर्मुकान्तरालवर्त्यसंहितावस्था 
लक्ष्योन्मुखायोमयानयोमयगणकर्मुकान्तरालवर्त्पगणकार्म॒कान्तरालवर्ति 
संहितावस्थासंहितावस्थलक्ष्यो न्‍्मुखालक्ष्यो न्‍्मुखप्राक्ततवीशिखवत्‌ परदव्रव्य 
क्षेत्रकालभावैर्युगपत्स्वपरद्रव्यक्षेत्रकालभावै श्चनास्तित्ववववक्तव्यम्‌। 

अस्तित्वनास्तित्वावक्तव्यनयेनायोमयगणकार्मुकान्तरालर्वार्तिसंहिता 
वस्थलक्ष्योन्मुखानयोमयागणकार्म॒कान्तरालवर्त्यसंहितावस्थालक्ष्यो न्म॒खायो 
मयानयोमयग्णकार्मुकान्तरालवर्त्यणण. कार्मुकान्तरालर्वातिसंहितावस्था 
संहितावस्थलक्ष्योन्म्खालक्ष्यो न्मुखप्राक्ततविशिखवत्स्वद्रव्यक्षेत्रकाल भावे 
परदव्रव्यक्षेत्रकाल भावैर्युगपत्स्वपरद्रव्यक्षेत्रकाल भाव श्चास्तित्वनास्तित्व - 
वववकशृय्यम। " 

लोहमय, डोरी और धन्‌ष क मध्य स्थित, सधानदशा मे रहे हए, 
लक्ष्योन्मुख एवं लोहमय तथा अलोहमय, डोरी और धनष के मध्य स्थित तथा 
डोरी और धनुष के मध्य नहीं स्थित, संधानदशा में रहे हुए तथा संधानदशा 
में नहीं रहे हुए और लक्ष्योन्मुख तथा अलक्ष्योन्मुख ऐसे पहले बाण की भाँति 
आत्मद्रव्य अस्तित्व-अवक्तव्यनय से स्वद्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव से तथा 
युगपतु स्वपरद्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव से अस्तित्ववाला अवक्तव्य है। 

अलोहमय, डोरी और धन्‌ष के मध्य नहीं स्थित, सधानदशा में न रहे 
हुए, अलक्ष्योन्मुख एव लोहमय तथा अलोहमय, डोरी और धनष के मध्य मे 
स्थित तथा डोरी और धन्‌ष के मध्य में नहीं स्थित, सधानदशा में रहे हुए 
तथा संधानदशा में न रहे हुए और लक्ष्योन्मुख तथा अलक्ष्योन्मुख उसी बाण 
की भाँति आत्मद्रव्य नास्तित्व-अवक्तव्यनय से परद्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव से 
तथा युगपत्‌ स्वपरद्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव से नास्तित्ववाला अवक्तव्य है। 

लोहमय, डोरी और धनष के मध्य स्थित, संधानदशा में रहे हुए, 
लक्ष्योन्मुख तथा अलोहमय, डोरी और धन्‌ष के मध्य नहीं स्थित, संधानदशा 
में नहीं रहे हुए, अलक्ष्योन्म्‌ल एवं लोहमय तथा अलोहमय, डोरी और धनष 
के मध्य स्थित तथा डोरी और धन्‌ष के मध्य नहीं स्थित, संधानदशा में रहे 
हुए तथा संधानदशा में न रहे हुए, लक्ष्योन्मुख तथा अलक्ष्योन्मुख उसी बाण 


१ 'प्रबधनसार' की 'तस्वप्रदीषिका', टीका का परिशिष्ट 





सैंतालीस नय : नाम एवं सामान्य परिचय] [२९३ 


की भाँति आत्मद्रव्य अस्तित्वनास्तित्व-अवक्तव्यनय से स्वद्रव्य-क्षेत्र- 
काल-भाव से, परद्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव से तथा युगपत्‌ स्वपरद्रव्य-क्षेत्र- 
काल-भाव से अस्तित्ववाला-नास्तित्ववाला अवक्तब्य है। 

अनन्त धर्मात्मक भगवान आत्मा मे एक अस्तित्व-अवक्तव्य नामक 
धर्म है, एक नास्तित्व-अवक्तव्य नामक धर्म है तथा एक अस्तित्वनास्तित्व- 
अवक्तव्य नामक धर्म भी है। उन्हें विषय बनानेवाले सम्यकृश्रृतज्ञान के 
अंशरूप क्रमशः अस्तित्व-अवक्तव्यनय, नास्तित्व-अवक्तव्यनय एवं 
अस्तित्वनास्तित्व-अवक्तव्यनय हैं। 

यहाँ एक प्रश्न सभव है कि एक अस्तित्व धर्म और एक अवक्तव्य धर्म 
तो पहले ही कहे जा चुके हैं, फिर यह तीसरा अस्तित्व-अवक्तव्य धर्म कहने 
का क्या प्रयोजन है? क्या यह धर्म अस्तित्व और अवक्तव्य दोनों को मिलाकर 
है? इसीप्रकार का प्रश्न नास्तित्व-अवक्तव्य एवं अस्तित्वनास्तित्व- 
अवक्तव्य धर्म के सबध मे भी सभव है। 

उक्त संदर्भ मे नयप्रज्ञापन' का निम्नांकित कथन द्रष्टव्य है - 

"अस्तित्व और अवक्तव्य-इन दोनो धर्मों को मिलाकर वह 
अस्तित्व-अवक्तव्य धर्म कहा हो-ऐसा नहीं है, परन्तु अस्तित्व और 
अवक्तव्य - इन दोनो धर्मों से भिन्‍न अस्तित्व-अवक्तव्य नामक एक स्व॒तन्त्र 
धर्म है। जिसप्रकार श्रुतज्ञान के अनन्तनयों में अस्तित्वनय आदि सात नय 
भिन्न-भिन्न हैं, उसीप्रकार उन सात नयों के विषयभूत आत्मवस्तु मे सात 
धर्म भी भिन्‍न-भिन्‍न है। ' 

ये अस्तित्व, नास्तित्व आदि सात प्रकार के धर्म वस्तु के स्वभाव में ही 
है। अस्तित्व और नास्तित्व -ये दोनो ही धर्म वस्तु में हैं, अन्य पाँच धर्म नही 
हैं - ऐसा नहीं है। यदि वस्तु मे सातों धर्म नही होते तो उनका कथन भी नही 
होता, क्‍योंकि वाचक वाच्य को ही तो बताता है। * 

आत्मा मे स्व की अपेक्षा अस्तित्व है, पर की अपेक्षा नास्तित्व है - इन 
दोनों धर्मों का प्रतिपादन क्रमश' ही हो सकता है, एक साथ नहीं -- इस अपेक्षा 
से आत्मा अस्तित्वनास्तित्व-अवक्तव्य धर्मवाला है। इस धर्म के नाम में तीन 
शब्द आये हैं, अत उनके वाच्यरूप तीन भिन्न-भिन्न धर्म नहीं समझना, 
किन्तु तीनों के बाच्यरूप एक धर्म है-इसप्रकार समझना। * 

सप्तभंगी सबंधी सात नयों के विषयभूत अस्तित्वादि धर्म सभी पदार्थों 





१. नयप्रज्मापन (गुजराती), पृष्ठ ६८-६९ 
२ बही, पृष्ठ ६८ 
३ बही (गुजराती) पृष्ठ ७० 


९४] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


के मलभ॒त धर्म हैं। भगवान आत्मा भी एक पदार्थ है, परमपदार्थ है; अत 
उसमें भी ये पाये ही जाते हैं। पर से भिन्‍न निज भगवान आत्मा की सम्यक्‌ 
जानकारी के लिए इन सात धर्मों का जानना अत्यन्त आवश्यक है। 

अस्तित्वधर्म यह बताता है कि प्रत्येक पदार्थ का अस्तित्व 
स्वद्रव्य-क्षेत्र-काल- भावरूप स्वचतृष्टय से है, अत: किसी भी पदार्थ को अपने 
अस्तित्व को बनाये रखने के लिए पर की या पर के सहयोग की रंच भी 
आवश्यकता नहीं है। भगवान आत्मा का अस्तित्व भी स्वचतष्टय से ही है, 
अत' स्वय की सत्ता के लिए पर के सहयोग की रचमात्र भी आवश्यकता 
नही है। 

नास्तित्ववर्म यह बताता है कि प्रत्येक पदार्थ मे 
परद्रव्य-क्षेत्र-काल-भावरूप परचतुष्टय की नास्ति है, अतः किसी भी 
परपदार्थ का कोई भी हस्तक्षेप अन्य पदार्थ मे सभव नहीं है। यह भगवान 
आत्मा भी नास्तित्वधर्म से सम्पन्न है, अतः हमें पर के हस्तक्षेप की आशंका 
से व्याकल होने की रंचमात्र भी आवश्यकता नहीं है। पर का सहयोग भी 
एकप्रकार का हस्तक्षेप ही है। जब एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य मे पूर्णतः अभाव 
ही है, अप्रवेश ही है, तो फिर परस्पर सहयोग का प्रश्न ही कहाँ उठता है? 

अस्तित्वनास्तित्व धर्म के कारण ही परस्पर विरुद्ध प्रतीत होनेवाले 
उक्त अस्तित्व एव नास्तित्वधर्म वस्त मे एकसाथ रहते हैं। भले ही उनका 
एक साथ कहना संभव न हो, पर वे रहते तो वस्तु में एक साथ ही हैं। कहने मे 
क्रम और रहने में अक्रम (यगपद)-यही स्वभाव है 
अस्तित्वनास्तित्व धर्म का। 

अस्तित्वनय स्व मे स्वचतृष्टय की अस्ति, नास्तित्वनय स्व मे 
परचतृष्टय की नास्ति एवं अस्तित्वनास्तित्वनय कथन में क्रम पडने पर भी 
स्व मे अस्ति और नास्ति-इन दोनों धर्मों की युगपत्‌ अस्ति बताता है। 
तात्पर्य यह है कि भगवान आत्मा में एक ऐसा भी धर्म है, जिसके कारण ये 
परस्पर विरुद्ध प्रतीत होनेवाले अस्तित्व-नास्तित्व धर्म उसमें एक साथ रहते 
हैं। अस्तित्व एवं नास्तित्वधर्म के एक साथ रहनेरूप स्वभाव का नाम ही 
अस्ति-नास्ति-धर्म है और इस धरम को विषय बतानेवाला नय ही 
अस्तित्वनास्तित्वनय है। 

नास्तित्वधर्म में भले पर की अपेक्षा लगती हो, पर वह पररूप नहीं है, 
वह आत्मवस्तु का स्वरूप ही है। इसीप्रकार उसका नाम भले ही नास्तित्व है, 
पर उसकी वस्तु में नास्ति नहीं, अस्ति है। तात्पर्य यह है कि अस्तित्वधर्म तो 
अस्तिरूप है ही, नास्तित्वधर्म भी अस्तिरूप है और अस्तित्वनास्तित्व धर्म भी 
अस्तिरूप ही है। भगवान आत्मा में रहनेवाले सभी धर्म अस्तिरूप ही हैं, कोई 


सैतालीस नय : नाम एवं सामान्य परिचय ] [२९५ 


भी धर्म नास्तिरूप नहीं है। 

भगवान आत्मा में अस्तित्व एवं नास्तित्व - इन दोनों धर्मों के एक साथ 
रहने पर भी उनका कथन एक साथ संभव नहीं है। ऐसा ही स्वभाव हैं 
आत्मवस्तु का। आत्मवस्तु के इस स्वभाव का नाम ही अवक्तव्यधर्म है। इस 
अवक्तव्य धर्म को जाननेवाले ज्ञानांश का नाम ही अवक्तव्यनय है। 

'आत्मा है या नहीं?'-इस प्रश्न का उत्तर एक साथ नहीं दिया जा 
सकता। यह एक शब्द में नहीं बताया जा सकता। न तो 'है' ही कहा जा 
सकता है और न 'नहीं है' ही कहा जा सकता है। यही कहना होगा कि 
स्वचतृष्टय की अपेक्षा है और परचतृष्टय की अपेक्षा नहीं है; पर इन दोनों 
बातों के कहने मे क्रम पड़ता है, अतः क्रम से ही बताया जा सकता है, एक 
साथ नहीं। एक साथ नहीं बताया जा सकता-बस इसी का नाम 
अवक्तव्यधर्म है। 

प्रश्न:-एक साथ नहीं बताया जा सकता - यह तो वाणी की कमजोरी 
है, इसे आत्मा का धर्म कैसे माना जा सकता है? 

उत्तर:-भाई ! आत्मा के स्वभाव मे ही यह विशेषता है कि वह वाणी 
द्वारा एक साथ व्यक्त नहीं किया जा सकता। आत्मा के इस स्वभाव का नाम 
ही अवक्तव्यस्वभाव या अवक्तव्य धर्म है। यह धर्म बताता है कि अनन्त धर्मों 
का अधिष्ठाता यह भगवान आत्मा वचनो से युगपत्‌ नही बताया जा सकता 
है; पर ज्ञान द्वारा जाना जा सकता है। 

प्रश्न:-- अवक्तव्यनय से कहा नहीं जा सकता, पर अवक्तव्यनय से जाना 
तो जा सकता है? 

उत्तर:-भाई ! ऐसी बात नहीं है। अवक्तव्यनय से कहा भी जा सकता 
है और जाना भी जा सकता है; पर मात्र यही कहा जा सकता है कि भगवान 
आत्मा अव्यक्तव्य है और मात्र यही जाना जा सकता है कि वह अवक्तव्य है। 
तात्पर्य यह है कि अवक्तव्यनय से उसके अवक्तव्य धर्म को ही जाना जा सकता 
है; अनन्तधर्मों के अधिष्झाता धर्मी आत्मा को जानने के लिए तो नयातीत 
होकर ही जानना होगा, क्योंकि वह तो श्रुतप्रमाणपूर्वक अनुभव से प्रमेय होता 
है-यह बात आरंभ में ही कही जा चुकी है। 

अवक्तव्यनय से तो यही जानना चाहिए कि भगवान आत्मा बारिवलास 
से परे है, वबचनातीत है, अनुभवगम्य है। जब भगवान आत्मा बचनों से नहीं 
कहा जा सकता है तो फिर पर से सम्पर्क जोड़नेवाली इस वाणी से क्या लाभ 
है? मौन ही श्रेष्ठ है। 

अस्तित्व-अवक्तव्य धर्म का स्वरूप भी यही है कि आत्मा की अस्ति तो 
है, पर वह अस्तित्व के अतिरिक्त भी बहुत क॒छ और भी है, उसमें 


२९६ ] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


नास्तित्वधर्म भी है, पर वह सब इस समय कहा नहीं जा सकता। इसप्रकार 
वह अस्तित्वमय और अवक्तव्यरूप एक साथ है। अस्तित्वमय और 
अवक्तव्यरूप एक साथ होनेरूप भी एक धर्म आत्मा में है, जिसका नाम है 
अस्तित्व-अवक्तव्य धर्म इस धर्म को जानने या कहनेवाला नय ही 
अस्तित्व-अवक्तव्यनय. है। 

यह धर्म यही बताता है कि 'है, पर अवक्तव्य है. अवक्तव्य है, पर है । 
अत वचन से विराम लेकर इस भगवान आत्मा के अस्तित्व मे समा जाना ही 
श्रेयस्कर है। 

नास्तित्व-अवक्तव्य धर्म आत्मा में पर की नास्ति एव आत्मा की 
अनिर्वचनीयता को एक साथ बताता है। आत्मा मे पर की नास्ति है - यह तो 
कहा, पर आत्मा इतना ही तो नहीं और भी अनन्तधर्मों की अस्ति आत्मा मे 
है, अस्तित्वधर्म तो है ही, पर अभी अनन्त धर्मों का कहना सभव नहीं है-यह 
प्रकृति है नास्तित्व-अवक्तव्य धर्म की, जिसे नास्तित्व-अवक्तव्यनय विषय 
बनाता है। 

अस्तित्वनास्तित्व-अवक्तव्यनय यह बताता है कि अस्तित्व भी है, 
नास्तित्व भी है, पर एक साथ बे कहे नही जा सकते है। इसप्रकार भगवान 
आत्मा अस्तित्ववाला भी है, नास्तित्ववाला भी है और अवक्तव्य भी है - सब 
कूछ एकसाथ है। 

एक-एक नय से भगवान आत्मा के एक-एक धर्म को ही जाना जा 
सकता है; आत्मा के स्वरूप का गहराई से परिचय प्राप्त करने के लिए यह 
जरूरी भी है; पर अनन्तधर्मों के अधिष्ठाता भगवान आत्मा को जानने के 
लिए तो इन नयो से आत्मा को जानकर, इनसे विराम लेना होगा; अन्यथा 
बिकल्पातीत, नयातीत नहीं हुआ जा सकेगा। 

इसप्रकार तीसरे से नौवे नय तक ये सप्तभगी सम्बन्धी सात नय है। इन 
सप्तभंगी सम्बन्धी सात नयो को विशेष समझने के लिए जिनागम मे 
प्रतिपादित सप्तभगी' सिद्धान्त को गहराई से समझना चाहिए। 

सप्तभगी सिद्धान्त की विस्तृत चर्चा आगे पृथक्‌ से की जावेगी। 

(१०-१२) विकल्पनय और अविकल्पनय। 


'विकल्पनयेन_ शिशुकमारस्थविरेकप्रुवतवतत्‌. स्िकल्पम्‌, 
अविकल्पनयेनैकप्रुषमात्र वदविकल्पम्‌। 

आत्मद्रव्य विकल्पनय से बालक, कमार और वृद्ध - ऐसे एक पुरुष की 

भाँति सविकल्प है और अविकल्पनय से एक पुरुषमात्र की भाँति अविकल्प 


. १ 'प्रबचनसार की 'तस्‍्वप्रदीपिका' टीका का परिश्िष्ट 


सैतालीस नयनाम एवं सामान्य परिचय] [२९७ 


है। 

यहाँ 'विकल्प' का अर्थ भेद है और 'अविकल्प' का अर्थ अभेद है। 
जिसप्रकार एक ही प्रुष बालक, जवान और वृद्ध - इन अवस्थाओं का धारण 
करनेवाला होने से बालक, जवान एव वृद्ध -ऐसे तीन भेदों मे विभाजित 
किया जाता है; उसीप्रकार भगवान आत्मा भी ज्ञान, दर्शनादि गणों एवं 
मनुष्य, तिय॑च, नरक, देवादि अथवा बहिरात्मा, अन्तरात्मा, परमात्मा आदि 
पर्यायों के भेदों में विभाजित किया जाता है। ' 

“तथा जिसप्रकार बालक, जवान एवं वृद्ध अवस्थाओं में विभाजित होने 
पर भी वह पुरुष खण्डित नहीं हो जाता, रहता तो वह एक मात्र अखण्डित 
पुरुष ही है। उसीप्रकार ज्ञान-दर्शनादि गुणों एव नरकादि अथवा 
बहिरात्मादि पर्यायों के द्वारा भेद की प्राप्त होने पर भी भगवान आत्मा रहता 
तो एक अखण्ड आत्मा ही है। 

तात्पर्य यह है कि भगवान आत्मा मे एक विकल्प नामक धर्म है, जिसके 
कारण आत्मा गुण-पर्यायों के भेदों में विभाजित होता है, अत: इसे भेद नामक 
धर्म भी कह सकते हैं। इस विकल्प (भेद) नामक धर्म को विषय बनानेवाला 
नय विकल्पनय है। इसीप्रकार भगवान आत्मा में एक अविकल्प नामक धर्म 
भी है, जिसके कारण आत्मा अभेद -अखण्ड रहता है, अतः इसे अभेद नामक 
धर्म भी कह सकते हैं। इस अभेद नामक धर्म को विषय बनानेवाला नय ही 
अविकल्पनय है। इन विकल्प और अविकल्प नयों को क्रमशः भेदनय और 
अभेदनय भी कहा जा सकता है। 

इन नयों के विशेष स्पष्टीकरण के लिए आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री 
कानजी स्वामी का निम्नांकित कथन द्रष्टव्य है:- 

"यहाँ विकल्प का अर्थ भेद है। जिसप्रकार एक पुरुष में बालक, 
कमार और वृद्ध -इसप्रकार का भेद रहता है, उसीप्रकार भेदनय से आत्मा 
गुण-पर्यायों के भेदवाला है। वस्तु मे रहनेवाले अनन्तगणों में परस्पर 
कथ्थंचित्‌ भेद है और उन गुणो की क्रम-क्रम से होनेवाली पर्यायों में भी 
परस्पर भेद है। वस्तु में होनेवाले ज्ञान, दर्शन, चारित्रादि भेदो को विकल्प 
कहा जाता है। विकल्प का अर्थ यहाँ 'राग' नहीं समझना, यहाँ तो विकल्प का 
अर्थ भेद ही है।'' 

आत्मा के एक द्रव्य होने पर भी, उसके स्वभाव में अनेकप्रकारपना है, 
उस अनेकप्रकारपने को विकल्पनय जानता है। द्रव्य एक है और उसके गुण 
अनन्त हैं। उन गुणों में एक गण दूसरे गणरूप नहीं होता-इसप्रकार का भेद 


९ नयप्रज्ञापन (गुजराती), पृष्ठ ७८ 


२९८] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


है। द्रव्य एक है और उसके प्रदेश असंख्य हैं। उनमें एक प्रदेश दूसरे प्रदेशपने 
नहीं है-इसप्रकार का भेद है। द्रव्य एक है और उसमें पर्याय अनन्त हैं। 
एक-एक गण की एक - एक पर्याय--इसप्रकार अनन्त गुणों की अनन्त पर्यायें 
एक समय में ही हैं। इनमें एक गुण की पर्याय दूसरे गण की पर्यायरूप नहीं 
होती-इसप्रकार का भेद है। अथवा, एक वस्त की तीन काल की अनन्त 
पययिं हैं; उनमें एक समय की पर्याय दूसरे'समय की पर्याय से भेदवाली है, 
भिन्‍न है। 

द्रव्य-गण-पर्याय में भी परस्पर कर्थंचित्‌ भेद है। जो द्रव्य है, वह गण 
नहीं। द्रव्य और गण-इसप्रकार दोनों के नाम भिन्न-भिन्न हैं। द्रव्य एक 
और गण अनन्त-इसप्रकार दोनों की संख्या भिन्‍न है। इत्यादि प्रकार से 
इनमें भेद पड़ता है। 

इसप्रकार आत्मा भेदवाला है। यही कारण है कि आत्मा विकल्पनय से 
भेदवाला दिखाई देता है। पर यह ध्यान रखना कि भेदधर्म के साथ आत्मा मे 
एक अभेदधर्म भी है। अभेदता को छोडकर एकान्तरूप से आत्मा को 
भेदवाला ही माने तो वह भेदनय नहीं है, वह तो मिथ्या मान्यता है। ' 

इसप्रकार का भेद अशुद्धता नहीं है, कोई दोष नहीं है, यह तो वस्तु का 
धर्म है। शुद्ध आत्मा मे भी इसप्रकार का भेदधर्म है। सिद्धजीवो की आत्मा में 
से ज्ञान-दर्शन-चारित्र इत्यादि भेद समाप्त नही हो जाते। सिद्धों के आत्मा मे 
भी ऐसा भेद रहता है। उस भेद को ही विकल्प कहा जाता है। सिद्धों को 
रागरूप विकल्प नहीं है, पर इसप्रकार का गुणभेदरूप विकल्प है। 

जिसप्रकार बाल, जवान एव वृद्ध -तीन अवस्थाओ मे रहनेवाला पुरुष 
तो एक ही है। जो बाल-अवस्था में था, वही जवान-अवस्था में भी 
है-इसप्रकार पुरुषरूप में उसमे कोई भेद नहीं पडता है; उसीप्रकार 
गण-पर्यायों के भेद होने पर भी द्रव्यरूप से तो आत्मा एक अभेद ही रहता है। 
अभेदनय से देखने पर आत्मा मे कोई भेद नहीं है। आत्मा मे इसप्रकार का 
एक अभेदधर्म है। 

बस्त मे याद भेद न हो तो अनन्त धर्म नही हो सकते और अभेद न हो तो 
वस्तु की एकता खण्डित हो जावेगी अथवा प्रत्येक गण स्वतत्र बस्त हो जायेगा। 
गण अनन्त होने पर भी उनको धारण करनेवाला गणी द्रव्य तो एक ही है। 
शक्तियाँ अनन्त और शक्तिमान एक - इसप्रकार वस्त में भेद- अभेद धर्म है। 
अभेदनय मे तो निगोद से लेकर सिद्धदशा तक सर्व अवस्थाओ में एक अभेद 
आत्मा ही प्रतिभासित होता है। निगोद और सिद्ध - इसप्रकार का पर्याय भेद 


न नयप्रजश्ञापन (गुजराती), पृष्ठ ७९-८० 


सैंतालीस नय . नाम एवं सामान्य परिचय ] [२९९ 


उसमें प्रतिभासित नहीं होता। जिसप्रकार बाल, युवक और वृद्ध अवस्था में 
पुरुष तो वही का वही रहता है, उसीप्रकार अशुद्ध अवस्था मे आत्मा तो वही 
का वही रहता है। अवस्था अथवा गुण का भेद डाले बिना एक अभेद आत्मा 
को लक्ष्य में लेना अभेदनय अथवा अविकल्पनय है। 

वस्तु में भेद धर्म और अभेदधर्म-दोनों एक समय मे एक साथ ही हैं, 
आत्मा सदा इन धर्मों से युक्त है। ऐसी अनन्तधर्मात्मक वस्तु का ज्ञान ही 
अनेकान्त है। इसके ज्ञान बिना आत्मा का अनुभव नहीं होता है। 

इसप्रकार हम देखते हैं कि आत्मा मे विद्यमान गण-पर्याय भेदों को 
विषय बनानेवाला नय विकेल्पनय और एक अभेद अखण्ड आत्मा को विषय 
बनाने वाला नय अविकल्पनय है। अनन्तधर्मात्मक आत्मा के अनन्त धर्मों मे 
एक भेदधर्म है और एक अभेदधर्म है, जिन्हें विकल्प धर्म और अविकल्प धर्म 
भी कहते हैं। इन विकल्प धर्म और अविकल्प धर्म को विषय बनानेवाले नय ही 
क्रमश विकल्पनय और अविकल्पनय हैं। 


(१२-१५) नामनय, स्थापनानय, द्रव्ययय और भावनय 


''नामनयेन तदात्मवत 'शब्दब्रटमार्शि, स्थापनानयेनमूर्तित्ववत्सकल 
पुद्गलालम्बि, द्रव्यनयेन माणवकश्रेष्ठिक्रमणपार्थिववदनागतातीतपर्याय 
योद्भासि, भावनयेन पुरुषायितप्रवत्तयोषिद्वत्तदात्व पर्यायोललासि। २ 


आत्मद्रव्य नामनय से नामवाले की भाँति शब्दब्रह्म को स्पर्श 
करनेवाला है, स्थापनानय से मूर्तिपने की भाँति सर्वपुद्गलों का अवलम्बन 
करनेवाला है, द्रव्यनय से बालकसेठ और श्रमणराजा की भाँति अनागत और 
अतीत पर्याय से प्रतिभासित होता है और भावनय से पुरुष के समान प्रवर्तमान 
स्‍त्री की भाँति वर्तमान पर्यायरूप से उल्लसित - प्रकाशित - प्रतिभासित होता 
है। 

उक्त चार नय निक्षेपो सम्बन्धी नय है। भगवान आत्मा में नाम, 
स्थापना, द्रव्य एवं भाव नामक चार धर्म है, जिन्हें उक्त चार नय क्रमश: 
अपना विषय बनाते हैं। 

'आत्मा नामनय से शब्दब्रह्म को स्पर्श करनेवाला है -- इसका अर्थ 
यह नही समझना कि आत्मा शब्दों को बोलता है, भाषावर्गणा की शब्दरूप 
क्रिया का कर्ता है। यहाँ तो यह कहा जा रहा है कि आत्मा नामक शब्द द्वारा 
'आत्मा' नामक पदार्थ कहा जाता है। आत्मा नामक पदार्थ वाच्य है और 


१ नयप्रज्ञापन (गुजराती) पृष्ठ 5१ 
२ 'प्रबचनसार' की 'तस्चप्रदीपिका' टीका का परिशिष्ट 


३००] जिरमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


'आत्मा' नामक शब्द वाचक है। 'आत्मा' नामक शब्द के द्वारा वाच्य होने का 
स्वभाव आत्मा में ही विद्यमान है। उस स्वभाव का नाम ही नामधर्म है। इस 
नामधर्म को विषय बनानेवाले नय को नामनय कहते हैं। 

जगत में जितने भी पदार्थ हैं, वे सभी किसी न किसी नाम से जाने जाते 
हैं। बिना नाम का कोई भी पदार्थ जगत में नहीं है। आत्मा भी एक पदार्थ है, 
अतः वह भी (आत्मा - इस नाम से जाना जाता है। यदि आत्मा में नाम नामक 
धर्म नही होता तो फिर उसका प्रतिपादन सभव नहीं था। 

नाम नामक धर्म का स्वरूप एवं उपयोगिता स्पष्ट करते हुए स्वामीजी 
कहते हैं- 

"यदि आत्मा मे नाम से वाच्य होने का धर्म नहीं होता तो वाणी द्वारा 
आत्मा का उपदेश देना सभव नही था। आत्मा देह से भिन्‍न ज्ञानमूर्ति है, पर 
का अकर्त्ता है! -इसप्रकार वाणी द्वारा आत्मा का कथन किया जा सकता है 
और उस वाणी द्वारा आत्मा वाच्य होता है -ऐसा उसका स्वभाव है। यदि 
वाणी से आत्मा का स्वरूप नही कहा जा सकता होता तो सन्‍्तो द्वारा की गई 
शास्त्ररचना निरर्थक सिद्ध होती और जैसा स्वय को आत्मा का अनुभव हुआ 
है, वैसे ही दूसरो को समझाना संभव नही होता। यद्यपि वाणी तो मात्र निमित्त 
ही है, तथापि आत्मा मे एक ऐसा नाम नामक धर्म है, जिसके कारण वह वाणी 
द्वारा वाच्य होता है।" 

यद्यपि आत्मा मे वाणी का अभाव है, तथापि वाणी से वाच्य होनेरूप 
धर्म का अभाव नहीं है। यह नाम नामक धर्म तो आत्मा का स्वय का ही धर्म 
है। यदि ऐसा नही होता तो सर्वज्ञ परमात्मा की दिव्यध्वनि का उपदेश भी 
निरर्थक सिद्ध होता। आत्मा वाणी से सर्वथा अगोचर नही है। भगवान आत्मा 
परमब्रहम्म है और उसे प्रकाशित करनेवाली वाणी शब्दब्रह्म है।*" 

जिसप्रकार आत्मा मे एक ऐसा धर्म है, जिसके कारण आत्मा किसी 
नाम द्वारा जाना जाता है; उसीप्रकार एक ऐसा भी धर्म है, जिसके कारण 
आत्मा स्थापना द्वारा भी जाना जा सकता है। आत्मा की स्थापना किसी न 
किसी पृदगल मे की जाती है, अत यहाँ कहा गया है कि आत्मद्रव्य 
स्थापनानय से मूर्तिपने की भाँति सर्वपुद्गलो का अवलम्बन करनेवाला है। 

जिसप्रकार म॒र्ति मे भगवान की स्थापना की जाती है, उसीप्रकार किसी 
भी पद्गलपिण्ड में आत्मा की भी स्थापना की जा सकती है। जिस वस्त मे 
जिस व्यक्ति की स्थापना की जाती है, उस वस्त के देखने पर वह व्यक्ति 





१ नयप्रशापन (गुजराती), पृष्ठ ८५६ 
२. नयप्रशापन (गुजराती), पृष्ठ ८४ 


सैतालीस नय * नाम एवं सामान्य परिचय] [३०१ 


खयाल मे आता है - इसप्रकार वह वस्तु स्थापना के द्वारा उस व्यक्ति का ज्ञान 
करानेवाली हई। 

यह स्थापना तदाकार भी हो सकती है और अतदाकार भी। तदाकार 
स्थापना में इस बात का ध्यान रखा जाता है कि जिस व्यक्ति की स्थापना जिन 
पदगलपिण्डो मे की जा रही है,वे पुदगलपिण्ड उसी व्यक्ति के आकार मे होने 
चाहिए। जैसे कि गॉधीजी की स्थापना गाँधी के चित्र में या गॉधीजी की 
तदाकार प्रतिमा मे करना। अतदाकार स्थापना मे इसकी आवश्यकता नहीं 
होती, हम किसी भी आकार की वस्तु मे किसी की भी स्थापना कर सकते है। 
जैसे -बिना हाथी-घोडे के आकार की शतरज की गोटो मे हाथी-घोडों की 
कल्पना करना। 

नाम और स्थापना के समान आत्मा मे एक द्रव्य नामक धर्म भी है, 
जिसके कारण आत्मा अपनी भूतकालीन एवं भविष्यकालीन पर्यायोरूप 
दिखाई देता है। जिसप्रकार सेठ का बालक भविष्य का सेठ ही है, अत. उसे 
वर्तमान मे भी सेठजी कह दिया जाता है अथवा जो राजा म॒नि हो गया है, उसे 
मुनि-अवस्था मे भी राजा कहा जाता है।-ये सब द्रव्यनय के ही कथन है। 
इसप्रकार के कथन लोक मे ही नहीं, जिनागम मे भी सर्वत्र दृष्टिगोचर होते 
है। क्या आगम मे यह लिखा नहीं मिलता है कि भरत चक्रवर्ती मोक्ष गये? 
वस्तृत' बात तो यह है कि कोई भी व्यक्ति चक्रवर्ती पद पर रहते हुए मोक्ष 
नही जा सकता है। भरत ने जब चक्रवर्ती पद त्यागकर मुनिदीक्षा ली, तब वे 
मोक्ष गये। मोक्ष तो भरत मुनि गये, किन्तु भूतपर्याय का वर्तमानपर्याय में 
आरोप करके यही कहा जाता है कि भरत चक्रवर्ती मोक्ष गये। 

इसीप्रकार आदिनाथ से लेकर महावीर तक सभी तीर्थकर वर्तमान में तो 
सिद्धदशा मे है, तथापि उन्हे हम आज भी तीर्थंकर ही कहते हैं। भगवान का 
जन्म कहना भी इसी नय का कथन है, क्योंकि जिस जीव का अभी जन्म हुआ 
है, वह अभी तो बालक ही है, पर भविष्य मे भगवान बननेवाला है, अतः उसे 
अभी भी 'भगवान' कहने का व्यवहार लोक में प्रचलित है। 

भगवान आत्मा मे द्रव्यधर्म नामक एक ऐसा धर्म है, जिसके कारण 
आत्मा भूतकालीन और भविष्यकालीन अर्थात्‌ नष्ट और अनुत्पन्न पर्यायरूप 
कहा जाता है। उस द्रव्य नामक धर्म को विषय बनानेवाले नय का नाम 
द्रव्यनय है। 

सैतालीस नयो मे पहले नय का नाम भी द्रव्यनय है और इस चौदहंबें नय 
का नाम भी द्रव्यनय है। नाम एक से होने पर भी इन दोनों नयों के स्वरूप में 
अन्तर है। प्रथम द्रव्यनय के साथ पर्यायनय आया है और इस द्रव्यनय के साथ 
भावनय आया है। वहाँ द्रव्यमनय और पर्यायनय- ऐसा जोड़ा है और यहाँ 


३०२] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


द्रव्यनय और भावनय-ऐसा जोडा है। प्रथम द्रव्ययय का विषय सामान्य 
चैतन्यमात्र द्रव्य है और इस द्रव्यनय का विषय भूत-भावी पर्यायवाला द्रव्य 


| 
जिसप्रकार द्रव्यनय से भगवान आत्मा भूत और भविष्यकालीन पर्याय 
के रूप में जाना जाता है; उसीप्रकार भावनय से वह वर्तमानपर्यायरूप से जाना 
जाता है। इस बात को आचार्यदेव प्रुष के समान प्रवर्तमान स्त्री का उदाहरण 
देकर समझाते है। जिसप्रकार परुष के भेष मे रहकर पुरुष के समान व्यवहार 
करनेवाली स्त्री परुष-जैसी ही प्रतीत होती है, उसीप्रकार यह भगवान आत्मा 
भी वर्तमान मे प्रवर्तित होने से वर्तमानपर्यायरूप ही प्रतिभासित होता है। 
सम्यग्दर्शन से यक्त आत्मा सम्यर्दष्टी कहा जाता है, सम्यग्दृष्टी के रूप मे 

जाना भी जाता है। सम्यग्दर्शन से यक्त जीव को जीव न कहकर सम्यग्दृष्टी 
कहना या जानना ही भावनय है। 

भगवान आत्मा मे एक ऐसा धर्म है, जिसके कारण यह आत्मा वर्तमान 
पर्यायरूप से जाना जाता है, कहा जाता है। उस धर्म का नाम है भावधर्म और 
उसे जाननेवाले श्रतज्ञान के अश का नाम है भावनय। 

आत्मद्रव्य को भूत और भावी पर्यायों से यक्त जानना द्रव्यनय है और 
वर्तमान पर्याय से युक्त जानना भावनय है। जिसप्रकार पूजन करते हुए मुनीम 
को पुजारी भी कहा जा सकता है और मुनीम भी, भावनय से वह पुजारी है 
और द्रव्यनय से मुनीम। वर्तमान मे पूजन करनेरूप पर्याय से युक्त होने से उसे 
पजारी कहना उपयक्त ही है, तथापि भत और भावी पर्यायों की यक्तता से 
विचार करने पर वह मनीम ही प्रतीत होता है, क्योंकि पजन के पहले वह 
मनीमी ही करता रहा है और बाद में भी मनीमी ही करनेवाला है। 

जो व्यक्ति उसके संम्पर्ण जीवन से एकदम अपरिचित है, वह उसे पूजा 
करते देखकर यही कहेगा कि पजारीजी! क्‍या मैं भी आपके साथ पजन कर 
सकता हूँ, किन्तु जो उसे व उसके सम्पर्ण जीवन को जानता है, वह यही 
कहेगा कि मनीमजी ! क्या मै भी आपके साथ पजन कर सकता हूँ: इसीप्रकार 
पूजन करते हुए राजा की प्रयोजनवश पजारी और राजा दोनो ही कहा जा 
सकता है। पूजन कराते हुए प्रतिष्ठाचार्य भी यह कहते हए सने जाते है कि 
सभी पजारी हाथ में अर्घ ले लें, साथ मे उन्ही पजारियो में से किसी से यह भी 
कहते देखा जा सकता है कि सेठजी! आपने अर्घ क्‍यों नहीं लिया? 

भूतकालीन एवं भविष्यकालीन तीर्थंकरों की मर्ति-प्रतिष्ठा स्थापनानय 
के साथ-साथ द्रव्यनय का विषय भी है: क्योंकि स्थापनानय तो मात्र 
पौदगलिकमूर्ति मे चेतन परमात्मा की प्रतिष्ठा को विषय बनायेगा, पर यहाँ 
तो जिन तीर्थंकर आत्माओ की जिस अरहतपर्याय की स्थापना मर्ति में की जा 


सैतालीस नय नाम एवं सामान्य परिचय ] [३०३ 


रही है, वे आत्मा वर्तमान में उस पर्यायरूप से परिणमित नहीं हो रहे हैं, उनमें 
से भूतकालीन तीर्थंकर तो वर्तमान में सिद्धपर्यायरूप से परिणमित हो रहे हैं 
और भावी तीथंकर अभी देवादि किसी पर्याय में होंगे। अतः आत्मा को 
भूतकालीन और भविष्यकालीन पर्यायों के रूप में देखनेवाले द्रव्यनय के बिना 
भूतकालीन एवं भविष्यकालीन तीथैकरो की प्रतिष्ठा का व्यवहार संभव नहीं 
है। इस दृष्टि से देखने पर जिन्हें हम वर्तमान चौबीसी कहते हैं, वे ऋष भादि 
तीर्थंकर भी भूतकालीन ही हैं, क्योंकि वे वर्तमान में सिद्धदशा में ही हैं। 
वर्तमानदशारूप परिणमित तो सीमन्धरादि विद्यमान बीस तीथथकर ही हैं, 
क्योंकि वे ही अभी अरहत-अवस्था में विद्यमान हैं। अतः सीमन्धरादि 
तीर्थंकर अरहंतों की प्रतिष्झा स्थापनानय एव भावनय के आश्रित है और भूत 
और भावी तीर्थंकर की प्रतिष्ठा स्थापनानय एव द्रव्यनय के आश्रित है। 
नामनय का उपयोग तो अनिवार्य है ही, क्योंकि इसके बिना तो यह कहना ही 
संभव नहीं कि यह प्रतिमा अमुक तीर्थंकर की है। 

इसप्रकार मूर्ति-प्रतिष्ठा का समस्त व्यवहार नाम, स्थापना, द्रव्य एवं 
भावनयों के आधार पर प्रचलित व्यवहार है। यही कारण है कि निक्षेप की 
परिभाषा इसप्रकार दी गई है:-नयो के द्वारा प्रचलित लोकव्यवहार को 
निक्षेप कहते हैं। 

इसप्रकार का लोकव्यवहार मात्र जिनेन्द्र-प्रतिष्शओ मे ही नही, अपितु 
लोक के अन्य व्यवहारों मे अधिकाधिक प्रचलित है। चित्रकला, म॒र्तिकला 
आदि अनेक चीजो का आधार यही नय है। 

इसप्रकार हम देखते हैं कि नामधर्म, स्थापनाधर्म, द्रव्यधर्म और 
भावधर्म - आत्मा के ये चार धर्म ज्ञेय हैं और इनके आधार पर आत्मा को 
जाननेंचाले श्रुतज्ञान के अशरूप नामनय, स्थापनानय, द्रव्यनय और 
भावनय - ये चार नय ज्ञान हैं और इनके आधार पर प्रचलित लोकव्यवहार 
रूप चार निष्षेप हैं। 

(१६-१७) सामान्यनय ओर विशेषनय 
सामान्यनयेन हारखग्दामसूत्रवद्यापि, विशेषनयेन तदेकमृक्ता 

फलवदव्यापि। 

आत्मद्रव्य सामान्यनय से हार-माला-कठी के डोरे की भाँति व्यापक है 
और विशेषनय से उसके एक मोती की भाँति अव्यापक है। 

जिसप्रकार हार या माला के प्रत्येक पृष्प में अथवा कंठी के प्रत्येक मोती 
में डोरा व्याप्त रहता है, उसींप्रकार भगवान आत्मा अपने सम्पूर्ण गुण व 





१ 'प्रबचननसार' की 'तश्चप्रदीपिका', टीका का परिशिष्ट 


३०४] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


पर्यायों में व्याप्त रहता है। तथा जिसप्रकार उसी कंठी या हार का एक मोती 
अन्य मोतियों में अथवा सम्पूर्ण कठी या हार में व्याप्त नहीं रहता, उसीप्रकार 
भगवान आत्मा की एक पर्याय अन्य पर्यायों में अथवा सम्पूर्ण आत्मद्रव्य में 
व्याप्त नही रहती। 

भगवान आत्मा में एक सामान्य नामक धर्म है, जिसके कारण वह 
भगवान आत्मा अपने प्रत्येक गण व अपनी प्रत्येक पर्याय में व्याप्त रहता है। 
आत्मा के इस सामान्यधर्म को जानने या कहनेवाले नय को सामान्यनय कहते 
है। इसीप्रकार भगवान आत्मा मे एक विशेष नामक धर्म है, जिसके कारण 
भगवान आत्मा की एक पर्याय अन्य पर्यायो मे अथवा सम्पूर्ण आत्मा में 
व्याप्त नही होती। आत्मा के इस विशेष धर्म को जानने या कहनेवाले नय को 
विशेषनय कहते है। 

आत्मद्रव्य मे स्‍्वभावगत ही ऐसी विशेषता है कि वह अपने सम्पूर्ण 
गुणपर्यायों मे व्याप्त रहता है, इसकारण उसे व्यापक कहा जाता है तथा एक 
ऐसी भी विशेषता है कि उसकी एक पर्याय सम्पूर्ण द्रव्य मे नही व्यापती , अन्य 
पर्यायों मे भी नहीं व्यापती, इसकारण उसे अव्यापक भी कहा जाता है। इसी 
बात को नयो की भाषा मे इसप्रकार व्यक्त करते हैं कि आत्मा सामान्यनय से 
व्यापक है और विशेषनय से अव्यापक है। 


'आत्मा व्यापक है! --इसका अर्थ लोक मे ऐसा भी लिया जाता है कि 
वह सम्पूर्ण लोक मे व्याप्त है, पर यहाँ ऐसी बात नही है। यहाँ तो यह कहा जा 
सस्‍्हा है कि भगवान आत्मा अपने चिल्लोक मे -चैतन्यलोक मे व्याप्त है, 
अपने सम्पूर्ण गुणो और पर्यायों में व्याप्त है, फैला हुआ है, पसरा हुआ है। 
भगवान आत्मा का परपदार्थों से व्याप्त होने का तो कोई प्रश्न ही नही है। 

प्रवचनसार की २३ वीं गाथा मे जो आत्मा को सर्वगत कहा गया है, 
उसका अर्थ तो मात्र इतना है कि वह सम्पूर्ण लोकालोक को जानने के 
स्वभाववाला है। उसमे साफ-साफ लिखा है कि आत्मा ज्ञानप्रमाण है, ज्ञान 
ज्ञेयप्रमाण है और ज्ञेय सम्पूर्ण लोकालोक है, इसलिए आत्मा सर्बगत है। वहाँ 
तो मात्र सबको जानने की बात है और यहाँ आत्मा अपने सामान्य स्वभाव के 
कारण अपने गुणो व पर्यायों में पूर्णत व्याप्त है-यह कहा जा रहा है। 

प्रवचनसार की २३ वी गाथा सबधी बात सर्वगतनय और असर्वगतनय 
के प्रकरण मे विस्तार से होगी। 

सामान्य और विशेष-इन दोनो नयो के माध्यम से तो मात्र इतना कहा 
जा रहा है कि आत्मा अपनी सम्पूर्ण पर्यायो मे तो व्याप्त है, पर उसकी प्रत्येक 


पर्याय आत्मा मे त्रिकाल व्याप्त नहीं है, क्योंकि उसकी एक पर्याय दसरी 
पर्याय मे व्याप्त नही है। हु 


सैतालीस नय नाम एवं सामान्य परिचय ] [३०५ 


प्रश्न:-भावनय और द्रव्यनय के प्रकरण मे भी तो कछ इसीप्रकार कहा 
था? उनमें और इसमें क्या अन्तर है? 

उसर:-यह भगवान आत्मा भावनय से वर्तमानपर्यायरूप प्रति भासित 
होता है, द्रव्यनय से भूत-भावीपर्यायरूप से प्रतिभासित होता है और इस 
सामान्यनय से भूत, वर्तमान और भविष्य-इन तीनो काल की पर्यायों मे 
व्याप्त प्रतिभासित होता है। 

सामान्यनय से अर्थात द्रव्य-अपेक्षा आत्मा सर्वपर्यायों मे व्याप्त है, पर 
विशेषनय से अर्थात्‌ पर्याय-अपेक्षा आत्मा सर्वपर्यायों में व्याप्त नही है; 
इसलिए यह कहा जाता है कि आत्मा सामान्यनय से व्यापक है और 
विशेषनय से अव्यापक है। 

इस सन्दर्भ मे 'नयप्रज्ञापन' का निम्नांकित कथन उल्लेखनीय है :- 

“मिथ्यात्वपर्याय टलकर द्रव्य के आश्रय से सम्यक्त्वपर्याय प्रकट हुई। 
इन मिथ्यात्व और सम्यक्त्व दोनो ही पर्यायों मे आत्मद्रव्य व्यापक है, किन्तु 
सम्यक्त्वपर्याय मे मिथ्यात्वपर्याय व्याप्त नही है, व्यापक नही है। इस रीति से 
आत्मा द्रव्यरूप से व्यापक है और पर्यायरूप से अव्यापक है। 

यदि पर्याय-अपेक्षा भी आत्मा अपनी सम्पूर्ण पर्यायो मे व्यापक हो तो 
मिथ्यात्वपर्याय भी सभी पर्यायों में व्याप्त हो जावेगी। तात्पर्य यह हुआ कि 
फिर मिथ्यात्व कभी टल ही न सकेगा। इसलिए पर्याय-अपेक्षा आत्मा व्यापक 
नही है। मिथ्यात्वपर्याय का नाश होकर सम्यक्त्वपर्याय के प्रकट होने पर 
मानो सम्पूर्ण आत्मा ही पलट जाता है-इसप्रकार पर्याय-अपेक्षा से 
प्रतिभासित होता है। १ 

बस्तुत बात यह है कि द्रव्य और पर्याय मे व्यापक-व्याप्य सम्बन्ध 
होता है। द्रव्य व्यापक है और पर्याय व्याप्य है। पर्याय व्याप्य है - इसका अर्थ 
यह हुआ कि वह व्यापक नहीं है। व्यापक नहीं है' को ही 'अव्यापक 
है -इसप्रकार कहा जाता है। इसप्रकार यह प्रतिफलित हुआ कि 
द्रव्य- अपेक्षा आत्मा व्यापक है और पर्याय-अपेक्षा अव्यापक है। इसी को नयों 
की भाषा में इसप्रकार कहते है कि सामान्यनय से आत्मा व्यापक है और 
विशेषनय से अव्यापक है। 

(१८-१९) नित्यनय और अनित्यनय 


'पजित्यनयेन नटवदवस्थायि, अनित्यनयेन रामरावजववनवस्थायि। 
आत्मद्रव्य नित्यनय से नट की भाँति अवस्थायी है और अनित्यनय से 





१ नयप्रज्ञापन, पृष्ठ १२१ 
२ 'प्रवचनसार', की 'तस्थप्रदीपिका' टीका का परिकिष्ट 


३०६] [परम भाव-प्रकाशक नयचक्र 


राम-रावण की भाँति अनवस्थायी है। 

जिसप्रकार राम-रावण आदि नित बदलते भिन्न-भिन्न अनेक स्वाँग 
रखने पर भी नट राम-रावण नही हो जाता, नट ही रहता है। वह स्वाँग चाहे 
जो भी रखे पर उसका नटपना कायम रहता है। उसीप्रकार यह भगवान 
आत्मा नर-नारकादि पर्यायो को बदल-बदल कर धारण करता हुआ भी 
आत्मा ही रहता है। ऐसा ही आत्मा का स्वभाव है। 

आत्मा के इस स्वभाव का नाम ही नित्यधर्म है। इस धर्म को जाननेवाले 
या कहनेवाले नय का नाम नित्यनय है। इसी बात को इसतरह भी कह सकते 
हैं कि आत्मा नित्यनय से अवस्थायी (नहीं बदलने वाला) है। 

जिसप्रकार आत्मा मे एक नित्य नामक धर्म है, उसीप्रकार एक अनित्य 
नामक धर्म भी है, जिसके कारण आत्मा नित्य स्थायी रहकर भी निरन्तर 
बदलता भी रहता है। इस अनित्य नामक धर्म को जानने या कहनेवाले नय 
का नाम अनित्यनय है। इसी बात को इसप्रकार भी कह सकते है कि आत्मा 
अनित्यनय से अनवस्थायी (नित बदलनेवाला) है। 

जिसप्रकार नट नित्य एक नटरूप रहकर भी राम-रावणादि के 
स्वागरूप होता रहता है, उसीप्रकार भगवान आत्मा भी नित्य एक आत्मरूप 
रहकर भी मनुष्यादि पर्यायो को धारण करता हुआ नित बदलता ही रहता है, 
अत. अनवस्थायी है, अनित्य है। 

तात्पर्य यह है कि भगवान आत्मा नित्यनय से प्रतिसमय अवस्थायी 
(नित्य) है और अनित्यनय से प्रतिसमय अनवस्थायी (अनित्य) है। इसप्रकार 
भगवान आत्मा नित्य (अवस्थायी) भी है और अनित्य (अनवस्थायी) भी है। 

अनन्त धर्मात्मक भगवान आत्मा के अनन्तधर्मों मे परस्पर विरुद्ध 
प्रतीत होनेवाले नित्य और अनित्य धर्म आत्मा में एकसाथ ही रहते है, 
इसकारण यह भगवान नित्य बदलकर भी कभी नहीं बदलता है और नही 
बदलकर भी नित्य बदलता रहता है। 


सीधी-सी बात यह है कि जिसप्रकार राम-रावण के स्वाँग नट के नटपने 
के विरोधी नही, निषेधक नही हैं तथा नट का नटपना राम-रावण स्वाँगों का 
विरोधी नहीं है; क्योंकि वे एकसाथ रह सकते हैं। जैसे :-नट, राम और नट 
तो एकसाथ रह सकता है, पर वह राम और रावणरूप एकसाथ नही रह 
सकता है। जब वह राम का वेष धारण करेगा, तब रावण का बेष नहीं धर 
सकता है और जब रावण का वेष धारण करेगा, तब राम का नहीं धर सकता 
है। अतः स्वाँग तो परस्पर विरोधी हैं, पर नट और स्वाँग परस्पर विरोधी 
नहीं हैं। भले ही विरोधी दिखते हो, पर विरोधी हैं नही; क्योंकि एक ही काल 
मे यदि हम उसे स्वाँग की अपेक्षा देखेंगे तो राम दिखेगा और स्वाँगधर्त्ता की 


सैतालीस नय “ नाम एव सामान्य परिचय ] [३०७ 


अपेक्षा देखेंगे तो नट दिखेगा। 

रमेश नामक नट राम का पाठ कर रहा हो, उस समय कोई प्रश्न करे: - 
'बह कौन है?” तो इसके एक साथ दो उत्तर दिये जा सकते हैं; कोई कहे 
राम और कोई कहे रमेश। दोनो मे से एक भी उत्तर गलत नहीं है, क्योंकि 
वह राम और रमेश एकसाथ है। 

ठीक इसीप्रकार आत्मा मे रहनेवाले नित्य और अनित्य धर्म भले ही 
विरोधी प्रतीत होते हों, पर वे परस्पर विरोधी नहीं हैं: क्योंकि वे दोनो 
एकसाथ एक आत्मा मे रहते है। यह भगवान आत्मा द्रव्यपर्यायात्मक वस्तु 
है, अतः द्रव्यदृष्टि से नित्ये है और पर्यायदृष्टि से अनित्य है। ऐसा 
नित्य-अनित्य होनेरूप इसका स्वभाव ही है। स्थायीरूप रहने के स्वभाव को 
नित्यधर्म कहते है और बदलते रहनेरूप स्वभाव को अनित्य धर्म कहते हैं। 
इन नित्य-अनित्य धर्मों को जाननेवाले ज्ञान को या कहनेवाले बचनो को 
क्रमश नित्यनय और अनित्यनय कहा जाता है। 

इस सन्दर्भ मे आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी के विचार 
द्रष्टव्य हैं - 

"आत्मा मे नित्य-अभित्य दोनो धर्म एकसाथ ही रहते है-इसप्रकार 
सम्पूर्ण वस्तु की स्वीकृतिपूर्वक वस्तु को किसी अपेक्षा नित्य और .किसी 
अपेक्षा अनित्य कहा जाये, तो उसका नित्य अश तथा अनित्य अश दोनो सही 
है। वेदान्त मत में सर्वथा नित्य अश्; ही माना गया है, वे अनित्य अश को 
स्वीकार ही नही करते, इसलिए उनका नित्य अश को मानना भी यथार्थ नही 
है और बौद्धमत मे सर्वथा अनित्य अश ही माना गया है, वे नित्य अश को 
स्वीकार ही नहीं करते, इसलिए उनका अनित्य अंश को मानना भी यथार्थ 
नहीं है; क्योंकि जो अंशी को ही यथार्थ नहीं जानता, वह अश को यथार्थ कैसे 
जानेगा? 

सम्पूर्ण बस्तुस्वरूप को यथार्थ जाने ब्रिना उसके एक धर्म का ज्ञान 
यथार्थ नही होता। जिससमय एक धर्म की अपेक्षा बस्तु का कथन किया जा 
रहा है, उसीसमग्य वस्तु में दसरे अनन्तधर्म भी विद्यमान रहते हैं। 
अनन्त धर्मात्मक सम्पूर्ण वस्तु की न 5 बिना एक धर्म की स्वीकृति भी 
स्ची नेहीं होती, इसलिए सभी धर्मों को यथार्थ जानकर वस्त्स्वरूप नक्‍की 
करना चाहिए। १" 

(२०-२१) सर्वभतनय और असर्वगतनय। 


'सर्ववतनयेन विस्फारिताक्षयर्जत्सर्ववर्ति, असर्वमतनयेन मीलिताअ- 


१ बीतराग-विज्ञान, (हिन्दी मासिक), अगस्त, १९८७, पृष्ठ १७ 


३०८] [परम भाव-प्रकाशक नयचक्र 


सक्षवदात्मवर्ति । १ 

आत्मद्रव्य सर्वगतनय से खुली हुई आँख की भाँति सर्ववर्ती (सब में 
व्याप्त होनेवाला) है और असर्वगतनय से मींची हुई (बद) आँख की भाँति 
(आत्मवर्ती )अपने मे रहनेवाला है। 

जिसप्रकार सबमे घमने-फिरनेवाली होने से खली आँख को सर्वगत 
कहा जाता है, उसीप्रकार सबको देखने-जानने के स्वभाववाला होने से 
भगवान आत्मा को सर्वगत कहा जाता है। 

जिसप्रकार बन्द आँख अपने मे ही रहती है, उसीप्रकार सबको 
देखने-जानने के स्वभाववाला होने पर भी, सबको देखते-जानते हए भी, 
भगवान आत्मा अपने असख्य प्रदेशों के बाहर नही जाता, अपने में ही रहता 
है, अत असर्वगत है, आत्मगत है। 

इसप्रकार सर्वगतनय से आत्मा सर्वगत है और असर्वगतनय से 
आत्मगत है, असर्वगत है। 

इन सर्वगत और असर्वगत नयो के माध्यम से यह बताया जा रहा है कि 
भगवान आत्मा मे एक ऐसा धर्म है, जिसके कारण येह भगवान आत्मा अपने 
असंख्य प्रदेशों मे रहकर भी, अपने असख्य प्रदेशों के बाहर नहीं जाकर भी 
लोकालोक को जानता है, देखता है, जान सकता है, देख सकता है। आत्मा का 
ऐसा ही स्वभाव है। आत्मा के इस स्वभाव का नाम ही सर्वगतधर्म है। 

भले ही यह भगवान आत्मा सबको जाने, पर इसे पर को जानने के लिए 
अपने आत्मप्रदेशो को छोडकर पर में जाने की आवश्यकता नहीं है, अपने 
आत्मप्रदेशों मे रहकर ही यह पर को जानने की सामर्थ्यबाला है। चैँकि यह 
कभी भी अपने आत्मप्रदेशों के बाहर नही जाता है, अत. यह आत्मगत ही है। 
इस आत्मगतपने को ही असर्वगत भी कहते हैं। 

इसप्रकार भगवान आत्मा मे एक सर्वगत नामक धर्म है और एक 
असर्वगत नामक धर्म है। आत्मा के सर्वगतधर्म को अथवा सर्वगतधर्म की 
ओर से आत्मा को देखनेवाले नय को सर्बगतनय और असर्वगतधर्म को या 
असर्वगतधर्म की ओर से आत्मा को देखनेवाले नय को असर्वगतनय कहते हैं। 

इसी बात को इसप्रकार भी कहा जा सकता है कि आत्मा सर्वगतनय से 
सर्ववर्ती है, सबमे व्याप्त रहनेवाला है और असर्वगतनय से आत्मवर्ती है, 
अपने में ही रहनेवाला है, अपने मे ही व्याप्त है, सबमे नहीं। 

प्रश्न:-जिसप्रकार खुली आँख देखती है और बन्द आँख नहीं देखती 
उसीप्रकार सर्वगतनय से आत्मा सबको देखता-जानता है और असर्वगतनय 





१ 'प्रबचनसार' की 'तस्थप्रदीषिका' टीका का परिशिष्ट 


सैतालीस नय : नाम एवं सामान्य परिचय] [३०९ 


से सबको देखता-जानता नहीं है-ऐसा सीधा-सा अर्थ क्‍यों नहीं लेते? 

उच्तर:-इन दोनों नयो के माध्यम से आचार्यदेव पर को जानने और 
नहीं जानने की बात नही बताना चाहते हैं, अपितु आत्मा के स्वभाव की इस 
विशेषता को स्पष्ट करना चाहते है कि वह अपने आत्मप्रदेशों में स्थित 
रहकर भी लोकालोक के सम्पूर्ण पदार्थों को जान सकता है, देख सकता है। 
सम्पूर्ण लोक को देखने-जानने के लिए उसे सम्पूर्ण लोक में जाने की 
आवश्यकता नही है। 

तात्पर्य यह है कि यह भगवान आत्मा अपने मे ही सीमित रहकर भी 
सम्पूर्ण लोक को देख-जान सकता है और सम्पूर्ण लोक को देख-जानकर भी 
आत्मप्रदेशों से बाहर नही जाता। भगवान आत्मा का ऐसा ही स्वभाव है। 
आत्मा के इस स्वभाव का प्रतिपादन ही दोनो नयों का मूल प्रयोजन है। 

अत यहाँ उदाहरण मे जो खली आँख और बन्द आँख की बात कही है, 
उसका अर्थ आचार्यदेव को मात्र इतना ही अभीष्ट है कि खुली आँख चारो ओर 
घूमती है और बन्द आँख अपने मे ही रहती है। आँख जानती है और नहीं 
जानती है-यह बात यहाँ है ही नही। 

इस बात को स्वामीजी इसप्रकार स्पष्ट करते है - 

"यहाँ ऑख को असर्वगतनय से आत्मवर्ती कहा-इसका अर्थ 
अल्पन्ञता नही समझना चाहिए। बन्द आँख का दृष्टान्त अल्पज्ञता बताने के 
लिए नही दिया है, परन्तु आत्मवर्तीपना बताने के लिए दिया है। आत्मा स्वय 
की सामर्थ्य से सर्व को जानते हुए भी अपने मे ही लीन रहता है, सबमे व्याप्त 
नही होता, इसलिए बह सर्ववर्ती नही है, आत्मवर्ती ही है। सर्वज्ञेयो को जान 
लेने की अपेक्षा आत्मा को सर्ववर्ती कहा है, पर आत्मा परज्ञेयो मे नहीं वर्तता, 
बल्कि स्वय मे ही वर्तता है-इस अपेक्षा आत्मवर्ती कहा है। 

सर्ववर्ती कहकर आत्मा की ज्ञानसामर्थ्य बताई है और आत्मवर्ती 
कहकर पर से भिन्‍नता बताई है। 


(२२-२३) शून्यनय और अशून्यनय 


बल लीड शून्यागारवत्केवलोद्भासि, अशून्यनयेन लोकाक़ान्तनौ 
|) 


आत्मद्रव्य शून्यनय से शून्य (खाली) घर की भाँति एकाकी 
(अकेला - अमिलित) भासित होता है और अशून्यनय से लोगो से भरे हुए, 


१ वीतशग-विज्ञान (हिन्दी मासिक), दिसम्बर, १९८७, पृष्ठ १६ 
२ 'प्रबचननसार' की 'तत्वप्रदीपिका' टीका का परिशिष्ट 


१०] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


जहाज की भाँति मिलित भासित होता है। 

अनन्त धर्मात्मक भगवान आत्मा के ज्ञानस्वभाव मे अनन्त ज्ञेय (पदार्थ) 
प्रतिबिम्बित होते हैं, तथापि कोई भी ज्ञेय (पदार्थ) भगवान आत्मा में मिल 
नही जाता। तात्पर्य यह है कि अनन्त पदार्थों को जानकर भी यह भगवान 
आत्मा सने घर की भॉति उनसे खाली ही रहता है। इस भगवान आत्मा का 
ऐसा ही स्वभाव है कि अनन्त पदार्थों को जानकर भी वह उनसे अमिलित 
रहता है, अलिप्त रहता है, शून्य रहता है। 

भगवान आत्मा के इस अलिप्तस्वभाव को, अमिलितस्वभाव को 
शन्यस्वभाव को ही शन्यधर्म कहते है और इस श॒न्यधर्म को विषय 
बनानेवाले सम्यग्ज्ञान के अश को शून्यनय कहते है। 

यद्यपि यह सत्य है कि कोई भी पदार्थ भगवान आत्मा में मिलता नही है, 
तथापि यह भगवान आत्मा उन्हे जानता अवश्य है। यदि इस जानने को ही 
मिलना कहे तो यह भी कह सकते है कि यह भगवान आत्मा लोगो से भरे हुए 
जहाज की भाँति अनन्त ज्ञेयो (पदार्थों) से भग हुआ है, मिलित है, अशुन्य है। 

भगवान आत्मा के इस अश्‌न्यस्वभाव को ही अशृन्य धर्म कहते हैं और 
इस अशूृन्यधर्म को विषय बनानेवाले सम्यग्ज्ञान के अश को अशुन्यनय कहते 
हैं। 

तात्पर्य यह है कि भगवान आत्मा मे एक शून्य नामक धर्म है और एक 
अशृन्य नामक धर्म है तथा इनके कारण भगवान आत्मा शन्य भी है और 
अशून्य भी है। 

शून्य नामक धर्म यह बताता है कि भगवान आत्मा अनन्त ज्ञेयो 
(पदार्थों) को जानकर भी उनसे शून्य (खाली- अमिलित) ही रहता है और 
अशून्य नामक धर्म यह बताता है कि ज्ञेयो (परपदार्थों) का आत्मा मे अप्रवेश 
रहकर भी यह भगवान आत्मा ज्ञेयों के ज्ञान से शून्य नही रहता, अशून्य 
(भरा हआ-मिलित) रहता है। 

आत्मा के परस्पर विरुद्ध प्रतीत होनेवाले इन धर्मो का ज्ञान कराना ही 
इन दोनो नयो का उद्देश्य है। 


आत्मा के शन्य नामक धर्म को विषय बनानेवाले ज्ञान को व कहनेवाले 
वचन को शुन्यनय कहते हैं और अशन्‍्य नामक धर्म को विषय बनानेवाले 
ज्ञान को व कहनेवाले वचन को अशन्यनय कहते हैं। 


इसप्रकार यह स्पष्ट है कि आत्मद्रव्य शन्यनय से सने घर की भाँति 


जैयों से श्न्‍्य है और अशून्यनय से मनष्यो से भरे हए जहाज की भाँति ज्ञेयो से 
अशन्य है। 


सैतालीस नय नाम एवं सामान्य परिचय ] (२११ 


(२४-२५) ज्ानभेय-अद्वेतनय और ज्ञानशेय-द्वैतनय 


"ज्ानशेयाहैतनयेन महविन्धनभारपरिणत धूमकेत॒वदेकम्‌,जानशेय- 
दैतनयेन परप्रतिबिम्बसम्पक्तदर्पणवदनेकस्‌ । ' 

आत्मद्रव्य ज्ञानज्ञेय-अद्वैततय से महान ईंधतसमुहरूप परिणत अग्नि 
की भाँति एक है और ज्ञानज्ञेयद्वैतनय से पर के प्रतिबम्बो से सपृक्त दर्पण की 


भाँति अनेक है। 
सर्वगत और असर्वगतनय से ज्ञान-ज्ञेय प्रकरण ही चल रहा है। वस्तृत 


बात यह है कि भगवान आत्मा का परपदार्थो के साथ ज्ञान-ज्ञेय सबंध के 
अतिरिक्त और कोई सम्बन्ध तो है ही नही, इस ज्ञान-ज्ञेय सम्बन्ध की भी 
क्या स्थिति है - इस बात को ही इन नयो के माध्यम से स्पष्ट किया जा रहा 


सर्वगत और असर्वगत नयो के माध्यम से यह स्पष्ट किया गया था कि 
यह भगवान आत्मा अपने प्रदेशों मे सीमित रहकर भी सम्पूर्ण लोकालोक को 
जान सकता है, जानता है। सम्पूर्ण लोकालोक को जानने के कारण ही इसे 
सर्वगत कहा जाता है तथा अपने प्रदेशों के बाहर न जाने के कारण आत्मगत 
अथवा असर्वगत कहा जाता है। 

यहाँ एक प्रश्न उपस्थित होता है कि अपने प्रदेशों के बाहर नही जाकर 
भी जब यह भगवान आत्मा लोकालोक के सम्पूर्ण ज्ञेयो को जानता है तो फिर 
सम्पूर्ण लोकालोकरूप ज्ञेय ज्ञान में आते होगे? तो क्या यह भगवान आत्मा 
लोकालोकरूप सम्पर्ण ज्ञेगो से भरा हुआ है? 

इसके उत्तर मे शून्य और अशुन्य नयों के माध्यम से यह बताया गया है 
कि किसी भी ज्ञेय पदार्थ ने ज्ञान मे प्रवेश नही किया, अत' ज्ञान ज्ञेयों से शून्य 
ही है, खाली ही है; तथापि वे ज्ञेय ज्ञान मे ज्ञात अवश्य हुए है, यदि ज्ञात होने 
को ही आना कहे तो ज्ञान ज्ञेयो से अशून्य है, भरा हुआ है। 


ज्यों से शून्य कहने से कोई यह न मान ले कि वह ज्ञेयो को जानता ही 
नहीं; अत यह कहा गया कि आत्मा ज्ञेयो से अशृन्य है, भरा हुआ है। 
इसीप्रकार अशून्य अर्थात्‌ भरा हुआ कहने से कोई यह न जान ले कि जेय ज्ञान 
में प्रावष्ट हो गये है, ज्ञान और ज्ञेय एकमेक हो गये हैं; इसलिए यह कहा गया 
कि आत्मा ज्ञेयो से शून्य है, खाली है। 

सर्वगत, असर्वगत, शून्य एवं अशून्य नयों के माध्यम से यह बात स्पष्ट 
हो जाती है कि यह भगवान आत्मा ज्ञेयों को जानता तो है, पर उनमे जाता 
नहीं, उनमे प्रवेश नही करता। इसीप्रकार ज्ञेय ज्ञान द्वारा जाने तो जाते हैं, पर 


१ प्रवधनसार' की 'तस्वप्रदीषिका' टीका का परिशिष्ट 


३१२] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


वे ज्ञान मे प्रविष्ट नहीं होते। ज्ञान ज्ञान मे रहता है और जेय ज्ञेय मे रहते है; 
दोनों के अपने मे सीमित रहने पर भी ज्ञान द्वारा जेय जाने जाते है। इसी 
बस्तस्थिति को ये नय इसप्रकार व्यक्त करते हैं - सब ज्ञेयों को जानने के 
कारण आत्मा सर्वगत है और ज्ञेयों मे न जाने के कारण असर्वगत है तथा ज्ञान 
में ज्ञेयों के अप्रवेश के कारण आत्मा ज्ञेयो से शन्य है, खाली है और ज्ञेयो को 
जानने के कारण ज्ञेयो से अशन्य है, भरा हआ है। 

इतना जान लेने पर भी यह जिज्ञासा शेष रह जाती है कि ज्ञान मे ज्ञात 
होते हुए ज्ञेय ज्ञान से भिन्‍न है या अभिनन है; वे ज्ञेय ज्ञान से अद्वैत है, एकमेक 
हैं या दैत है, अनेक है? 

इस जिज्ञासा की पूर्ति के लिए यहाँ कहा जा रहा है कि 
ज्ञानज्ञेय-अद्वगैतनय से ज्ञान मे झलकते हुए ज्ञेयपदार्थ ज्ञान से अभिन्न है, अद्वैत 
हैं, एक हैं और ज्ञानज्ञेयट्रैतनय से ज्ञान मे झलकते हुए ज्ञेयपदार्थ ज्ञान से भिन्‍न 
है, हैत हैं, अनेक है। 

जिसप्रकार अनेक प्रकार के ईंधन को जलाती हुई अग्नि उस ईधन से 
अभिन्‍न ही है, एक ही है, अद्वैत ही है; उसीप्रकार अनेक प्रकार के ज्ञेयो को 
जानता हुआ आत्मा उनसे अभिन्‍न ही है, एक ही है, अद्वैत ही है - यही कहना 
है ज्ञानज्ञेय-अद्वैतनय का। यहाँ अभिन्न, एक एवं अद्ठैत एकार्थवाची ही है। 

बस्तत. यहाँ यह कहना चाहते है कि जिसप्रकार जलता हआ ईधन 
अग्नि ही तो है, अग्नि के अतिरिक्त और क्या है? उसीप्रकार जानने मे आते 
हए ज्ञेय ज्ञान ही तो है, ज्ञान के अतिरिक्त और क्या है? तात्पर्य यह है कि 
जिसप्रकार जलता हुआ ईंधन और अग्नि एक ही है, अभिन्‍न ही है, अद्वैत ही 
है, उसीप्रकार जानने में आते हुए ज्ञेय और ज्ञान एक ही है, अभिन्‍न ही है, 
अद्वैत ही है। 

ज्ञानज्ञेयद्रैततय का कहना यह है कि जिसप्रकार पदार्थों के प्रतिबिम्बो से 
सपृक्त दर्पण उन प्रतिबिम्बित पदार्थों से भिन्‍न ही है, उसीप्रकार यह भगवान 
आत्मा ज्ञान में झलकते ज्ञेयो से भिन्‍न ही है। 

जिसप्रकार प्रतिबिम्बित पदार्थों से दर्पण की यह भिन्‍नता ही द्वैतता है, 
अनेकता है, उसीप्रकार ज्ञान मे झलकते ज्ञेयो से भगवान आत्मा की यह 
भिन्‍नता ही द्वैतता है, अनेकता है। 

इसप्रकार यह भगवान आत्मा ज्ञान में झलकते ज्ञेयों से भिन्‍न भी है और 
अभिन्‍न भी है, एक भी है और अनेक भी है, अद्वैत भी है और द्वैत भी है। 

तात्पर्य यह है कि भगवान आत्मा मे अन्य अनन्त धर्मों के समान एक 
ज्ञाननेय-अद्वगैतधर्म भी है, जिसके कारण यह भगवान आत्मा अपने ज्ञान में 
झलकनेवाले ज्ञेयो से अभिन्‍न (अद्गैत) भासित होता है तथा एक 


सैतालीस नय : नाम एवं सामान्य परिचय ] [३१३ 


ज्ञानज्ञेयद्वैतरर्म भी है, जिसके कारण यह आत्मा अपने ज्ञान मे झलकनेवाले 
ज्ेयो से भिन्‍न (हैत) भासित होता है। 

इन ज्ञानज्ञेय-अद्वैत एवं ज्ञानज्ञेयद्रैत धर्मों को विषय बनानेवाले नय ही 
ज्ञानज्ञेय- अद्वैततय और ज्ञानजेयद्वैतनय हैं। 

इसप्रकार सर्वगत, असर्वगत, शून्य, अशून्य, ज्ञानज्ञेय-अद्गैत तथा 
ज्ञानज्ञेयद्रैतनयों के माध्यम से आत्मा का परपदार्थो के साथ जो ज्ञान-ज्ञेय 
सम्बन्ध है, उसका स्वरूप भलीभाँति स्पष्ट हो जाता है। 

सक्षेप में कहा जा सकता है कि यह भगवान आत्मा ज्ञेयो को जानता तो 
है, पर न तो ज्ञान ज्ञेयो में जाता है और न ज्ञेय ज्ञान मे ही आते है। दोनो 
अपने-अपने स्वभाव मे सीमित रहने पर भी ज्ञान जानता है और ज्ञेय जानने मे 
आते हैं। ज्ञाता भगवान आत्मा और ज्ञेय लोकालोकरूप सर्व पदार्थों का यही 
स्वभाव है। 

ज्ञाता भगवान आत्मा के उक्त स्वभाव का प्रतिपादन करना ही उक्त 
छह नयो का प्रयोजन है। 

ज्ेयो को सहजभाव से जानना भगवान आत्मा का सहज स्वभाव है। 
अत न तो हमे परपदार्थों को जानने की आकलता ही करना चाहिए और न 
नहीं जानने का हठ ही करना चाहिए , पर्यायगत योग्यतानुसार जो ज्ञेय ज्ञान में 
सहजभाव से ज्ञात हो जावे, उन्हे वीतराग भाव से जान लेना ही उचित है, 
अन्य कछ विकल्‍प करना उचित नहीं है, आकलता का कारण है। 

आत्मा के इस सहजज्ञानस्वभाव को ही ये छह नय अभिव्यक्ति प्रदान 


करते है। ेु ेु 
(२६-२७) नियतिनय और अनियतिनय 


'नियतिनयेन नियमितौण्ण्यवहिनवन्नियतस्वभावभासि, अनियति 
नयेन नियत्यनियमितौध्ण्यपानीयवदनियतस्वभाव भासि । 

आत्मद्रव्य नियतिनय से, जिसकी उष्णता नियमित (नियत) होती है 
ऐसी अग्नि की भाँति नियतस्वभावरूप भासित होता है और अनियतिनय से, 
जिसकी उष्णता नियति (नियम) से नियमित नहीं है ऐसे पानी की भाँति 
अनियतस्वभावरूप भासित होता है। 

जिसप्रकार उष्णता अग्नि का नियतस्वभाव है, उसीप्रकार भगवान 
आत्मा का चैतन्य भाव -ज्ञानानन्दस्वभाव नियतस्वभाव है; और जिसप्रकार 
उष्णता पानी का अनियतस्वभाव है, उसीप्रकार राग-द्वेष-मोहरूप अथवा 
मतिज्ञानादिख्य परिणत होना आत्मा का अनियतस्वभाव है। 


१ 'प्रबचननसार' की 'तस्वप्रदीषिका' टीका का परिशिष्ट 


३१४] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


त्रिकाल एकरूप रहनेवाले स्वभाव को नियतस्वभाव कहते हैं और 
परिवर्तनशील स्वभाव को अनियतस्वभाव कहा जाता है। 

उष्णता अग्नि का त्रिकाल एकरूप रहनेवाला स्वभाव है, अत वह 
उसका नियतस्वभाव है। इसीप्रकार चैतन्य भाव-ज्ञानानन्दस्वभाव-जानना - 
देखना भगवान आत्मा का त्रिकाल एकरूप रहनेवाला स्वभाव है, इसलिए वह 
भगवान आत्मा का नियतस्वभाव है। 


नियत अर्थात्‌ निश्चित, कभी न बदलनेवाला, सदा एकरूप रहनेवाला 
और अनियत अर्थात्‌ अनिश्चित, निरन्तर परिवर्तनशील। 

पानी का नियतस्वभाव तो शीतलता ही है, पर वह अरिन के सयोग मे 
आने पर गर्म भी हो जाता है। यह गर्म होना यद्यपि उसका नियतस्वभाव नही 
है, तथापि उसका वह स्वभाव ही न हो - ऐसी बात भी नहीं है; क्योकि उसके 
स्वभाव मे यदि गर्म होना होता ही नही तो वह अग्नि के सयोग में भी गर्म नही 
होता। अग्नि के सयोग मे गर्म होना भी उसके स्वभाव का अग है। उसके इस 
स्वभाव का नाम ही अनियतस्वभाव है, परिवर्तनशील स्वभाव है, 
पर्यायस्वभाव है। 

अग्नि का गर्म होना उसका द्रव्यगत स्वभाव है, अत नियतस्वभाव है 
और पानी का गर्म होना उसका पर्यायगत स्वभाव है, अतः अनियतस्वभाव 
है। 

इसीप्रकार भगवान आत्मा का नियतस्वभाव तो चैतन्यभाव ही है, 
जानना-देखना ही है, पर वह कर्मादिक के योग मे रागादिरूप या 
मतिज्ञानादिख्प या मनृष्यादिरूप भी परिणत हो जाता है। रागादिरूप 
परिणमित होना भगवान आत्मा का नियतस्वभाव नही है; तथापि उसका वह 
स्वभाव ही न हो-ऐसी बात भी नहीं है, क्योंकि उसके स्वभाव मे यदि 
राग-द्वेष-मोहरूप परिणमित होना होता ही नही तो कर्मादिक के योग मे भी 
वह रागादिरूप परिणमित नहीं होता। अत. कर्मादिक के योग-वियोग में 
रागादिरूप या मतिज्ञानादिरूप परिणमित होना भी उसके स्वभाव का ही अग 
है। भगवान आत्मा के इस स्वभाव का नाम अनियतस्वभाव है, परिवर्तनशील 
स्वभाव है, पर्यायस्वभाव है। 

भगवान आत्मा का चैतन्यभावमय होना, ज्ञानानंदस्वभावरूप होना 
द्रव्यगत स्वभाव है; अत' नियतस्वभाव है और राग-द्वेष-मोहरूप होना, 
मतिज्ञानादिरूप होना पर्यायगत स्वभाव है; अतः अनियतस्वभाव है। 

एकमात्र परमपारिणामिक भाव आत्मा का नियतस्वभाव है, शोष सभी 
भाव--औपशमिक, क्षायिक, क्षायोमशमिक एवं औदयिक भाव -आत्मा के 
अनियतस्वभाव हैं; क्योंकि परमपारिणामिक भाव को छोड़कर शेष कोई भी 


सैतालीस नय . नाम एवं सामान्य परिचय] [३१५ 


भाव त्रिकाल एकरूप नहीं रहते। 

भगवान आत्मा में उत्पन्न होनेवाले मोह-राग-द्वेष व मनष्यादि 
औदयिकभाव, मतिज्ञानादि क्षयोपशमभाव, केवलज्ञानादि क्षायिकभाव सदा 
नहीं रहते; सदा एक-से नही रहते: कभी राग होता है, कभी द्वेष होता है: कभी 
राग मद होता है, कभी तीतब्र होता है; कभी आत्मा मनष्यपर्यायरूप होता है 
कभी देवपर्यायरूप होता है; कभी मतिज्ञानी होता है, कभी केवलज्ञानी होता 
है -यह सब भगवान आत्मा के अनियतस्वभाव के कारण ही होता है। 

नियतस्वभाव के कारण भगवान आत्मा सदा एकरूप रहता है, एक 
रहता है और अनियतस्वभाव के कारण सदा बदलता रहता है, परिवर्तनशील 
रहता है। तात्पर्य यह है कि भगवान आत्मा का त्रिकालीस्वभाव नियतस्वभाव 
है और क्षणिकस्वभाव अनियतस्वभाव है। कभी न बदलनेवाला स्वभाव 
नियतस्वभाव है और प्रतिसमय बदलनेवाला स्वभाव अनियतस्वभाव है। 

सभी पदार्थों के समान भगवान आत्मा भी प्रतिसमय बदलकर कभी 
नहीं बदलता है और कभी नही बदलकर भी प्रतिसमय बदलता रहता है। 
भगवान आत्मा की इन दोनों विशेषताओ को स्पष्ट करना ही नियतिनय और 
अनियतिनय का मूल प्रयोजन है। 

भगवान आत्मा मे अन्य अनन्त धर्मों के समान एक नियति नामक धर्म 
भी है और एक अनियति नामक धर्म भी है। नियति नामक धर्म के कारण 
भगवान आत्मा सदा चैतन्यरूप रहता है, जडरूप नही होता और अनियति 
नामक धर्म के कारण जडरूप नहीं होकर भी चिद॒विवर्तो मे निरन्तर बदलता 
रहता है। 

भगवान आत्मा के इन नियतिधर्म और अनियतिधर्मों को विषय 
बनानेवाले नय ही क्रमश. नियतिनय और अनियतिनय हैं। 

यहाँ एक प्रश्न सभव है कि जब द्रव्यस्वभाव नियत है और 
पर्यायस्वभाव अनियत है, तो पर्यायो का क्रम भी अनियत ही होगा, नियमित 
नहीं, अनियमित होगा, क्रमबद्ध नही, अक्रमबद्ध होगा? 

पर भाई ! यहाँ यह चर्चा पर्यायो के क्रमनियमित या अक्रमनियमित के 
सम्बन्ध में नही है। यहाँ तो मात्र यह स्पष्ट किया जा रहा है कि द्रव्यगत 
और सदा एकसा होता है और पर्यायगत स्वभाव नित्य परिवर्तनशील होता 

। 
इस सन्दर्भ में नयप्रज्ञापत| का निम्नांकित कथन द्रष्टव्य है - 

"पर्याय जिस समय जो होनी है, वही होती है - इसप्रकार का पर्याय 
संबंधी जो नियमितपना है, उसकी बात इस नियतिनय में नहीं है; यहाँ तो 
द्रव्य के नियतस्वभाव की बात है, क्योंकि नियतिनय के समक्ष एक 


३१६] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


अनियतिनय की बात भी आगे आनेवाली है। 

पर्यायों में क्रमबद्धता की जो बात है, उसमें नियत और अनियत - ऐसे 
दो भेद नहीं हैं। वहाँ तो नियत का एक ही प्रकार है कि सभी पर्याये नियत ही 
हैं, कोई भी पर्याय अनियत नही है; परन्त यहाँ तो भगवान आत्मा में 
नियतस्वभाव और अनियतस्वभाव-ऐसे दो धर्म बताये जा रहे हैं। 

यहाँ तो द्रव्य के एकरूप स्वभाव को नियत और यद्यपि पर्यायो का क्रम 
नियत है, तथापि पर्यायस्वभाव त्रिकाल एक जैसा रहनेवाला नही है, इस 
कारण उसे अनियतस्वभाव कहा जा रहा है। जब पर्यायो के 
नियतपने - क्रमबद्धपने की बात कहना होगी, तब तो यह कहा जाएगा कि 
विकार भी नियत है, ज्ञान भी नियत है, ज्ञेय भी नियत हैं, सयोग और निमित्त 
भी नियत हैं। जिस समय जो होना है, वही होगा, अन्य नहीं-यह कहा 
जायगा। । 

इसप्रकार यह स्पष्ट है कि इन नियतिनय और अनियतिनयो का पर्यायो 
की क्रमबद्धता और अक्रमबद्धता से कोई सम्बन्ध नहीं है। 

(२८-२९) स्वभावनय और अस्वभावनय 


"स्वभावनयेनाशितती क्षणकण्टकवत्संस्का रानर्थक्यकारि। अस्वभाव 
नयेनायस्का रनिशितती क्ष्णविशिखवत्संस्का रसार्थक्यकारि। * 

आत्मद्रव्य, स्वभावनय से, जिसकी किसी के द्वारा नोक नही निकाली 
जाती, ऐसे पैने काँटे की भाँति संस्कारों को निरर्थक करनेवाला है और 
अस्वभावनय से, जिसकी नोक लुहार के द्वारा सस्कार करके निकाली गई है, 
ऐसे पैने बाण की भाँति, सस्कार को सार्थक करनेवाला है। 

नियतिनय और अनियतिनय के माध्यम से आत्मा के त्रिकाल एकरूप 
रहनेवाले नियतस्वभाव एवं नित्य परिवर्तनशील अनियतस्वभाव का 
दिग्दर्शन करने के उपरान्त अब स्वभावनय और अस्वभावनय के माध्यम से 
यह बताया जा रहा है कि आत्मा के नियतस्वभाव को सस्कारों द्वारा बदलना 
सभव नही है, पर अनियतस्वभाव को संस्कारित किया जा सकता है। 

जिसप्रकार भगवान आत्मा का स्वभाव अग्नि की उष्णता के समान 
नियत भी है और पानी की उष्णता के समान अनियत भी है, उसीप्रकार यह 
भगवान आत्मा स्वभावनय से स्वाभाविक नोकवाले काँटे के समान संस्कारो 
को निरर्थक करनेवाला भी है और अस्वभावनय से बनाई गई बाण की नोक 
की भाँति सस्कारो को सार्थक करनेवाला भी है। 





१ नयप्रज्ापत (गुजराती), पृष्ठ १७५ 
२ 'प्रवचनसार' की तक्त्वप्रदीषका टीका का पर्रिशष्ट 


सैतालीस नय नाम एवं सामान्य परिचय] [३१७ 


यहाँ स्वभावनय और अस्वभावनय को स्वभाविक नोकवाले कॉटे और 
कृत्रिम नोकवाले बाण के उदाहरण से समझाया जा रहा है। 

जिसप्रकार कॉँटे की नोक किसी ने बनाई नहीं है, असस्कारित है, 
अकृत्रिम है, काँटे का मूल स्वभाव है; उसीप्रकार भगवान आत्मा का मूल 
स्वभाव असंस्कारित है, अकृत्रिम है, किसी का बनाया हुआ नहीं है; उसमे 
किसी भी प्रकार का सस्कार संभव नहीं है। अत. वह भगवान आत्मा 
स्वभावनय से सस्कारो को निरर्थक करनेवाला कक्त गया है। तथा जिसप्रकार 
बाण की नोक लहार द्वारा बनाई गई है. अत' सस्कारित है, कृत्रिम है; 
उसीप्रकार भगवान आत्मा के पर्यायस्वभाव में संस्कार किया जा सकता है; 
अत' अस्वभावनय से भगवान आत्मा संस्कारो को सार्थक करनेवाला कहा 
गया है। 

भगवान आत्मा मे स्वभाव नामक एक ऐसा धर्म है, जिसके कारण 
भगवान आत्मा के द्रव्यस्वभाव को, मूलस्वभाव को अच्छे-बुरे सस्कारों द्वारा 
सस्कारित नहीं किया जा सकता। आत्मा के इस स्वभाव नामक धर्म को 
विषय बनानेवाले नय का नाम स्वभावनय है। 

जिसप्रकार भगवान आत्मा मे एक स्वभाव नामक धर्म है और उसके 
कारण द्रव्यस्वभाव को सस्कारित किया जाना सभव नही है; उसीप्रकार 
भगवान आत्मा मे एक अस्वभाव नामक धर्म भी है, जिसके कारण आत्मा के 
पर्यायस्वभाव को सस्कारित किया जा सकता है। आत्मा के इस अस्वभाव 
नामक धर्म को विषय बनानेवाले नय का नाम अस्वभावनय है। 

जिस वस्तु का जो मूलस्वभाव होता है, उसमे सस्कारो द्वारा किसी भी 
प्रकार का परिवर्तन सभव नही है। करोडो उपाय करने पर भी जिसप्रकार 
अग्नि के उष्णस्वभाव में परिवर्तन किया जाना सभव नही है, उसीप्रकार 
भगवान आत्मा के चेतनस्वभाव मे, ज्ञानानन्दस्वभाव मे संस्कारो द्वारा किसी 
भी प्रकार का परिवर्तन सभव नही है। तात्पर्य यह है कि वह किसी भी स्थिति 
मे अचेतन नही हो सकता। 

इसे ही और अधिक स्पष्ट करे तो यह भी कह सकते हैं कि करोडो वर्ष 
तप करने पर भी अभव्य भव्य नहीं हो जाता, इसीप्रकार अनन्तकाल तक 
अनन्तमिथ्यात्वादि का सेवन करते रहने पर भी कोई भव्य अभव्य नही हो 
जाता; क्योंकि स्वभावनय से यह आत्मा संस्कारों को निरर्थक करनेवाला है; 
तथापि मिथ्यादष्टी, सम्यग्दृष्टी हो सकता है; सम्यग्दष्टी, मिथ्यादष्टी भी हो 
सकता है; क्योंकि अस्वभावनय से भगवान आत्मा के पर्यायस्वभाव को, 
अनियतस्वभाव को संस्कारित किया जाना संभव है। 

यदि भगवान आत्मा में अस्वभाव नामक धर्म नही होता तो फिर उसके 


३१८] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


पर्यायस्वभाव में भी सस्कार डालना सभव नही होता, मिथ्यात्व का अभाव 
कर सम्यर्दर्शन की प्राप्ति का अवसर भी नहीं रहता; इसप्रकार अनन्तकाल 
से अनन्तदःखी जीवो को अपने अनन्तद:खो को मेटने का अवसर ही प्राप्त न 
होता। 

यह अस्वभाव नामक धर्म भी आत्मा का एक स्वभाव ही है। इसके 
कारण ही अनादिकालीन कसस्कारों का अभाव.होकर सुसंस्कार पड़ते हैं। 

इस सदर्भ में 'नयप्रशापन' का कथन द्रष्टव्य है .-- 

'स्वभावनय से देखने पर आत्मा सदा एकरूप ही रहता है, उसके 
स्वभाव में कोई नया संस्कार नही पड़ता है, पर अस्वभावनय से देखने पर 
आत्मा की अवस्था मे प्रतिसमय - प्रतिक्षण नये संस्कार पडते है। तात्पर्य यह 
है कि पर्याय मे पुरुषार्थ द्वारा उलटे सस्कारो को पलट कर सही सस्कार डाले 
जा सकते हैं। ' 

एक द्रव्य दूसरे द्रव्य को सस्कारित कर सकता है - यह बात यहाँ नहीं 
कही जा रही है। यहाँ तो यह बताया जा रहा है कि स्वय के सत्कर्मो और 
दुष्कर्मों का प्रभाव भी आत्मा के मूलस्वभाव पर नहीं पडता है, पर 
पर्यायस्वभाव पर अवश्य पडता है। 

यहाँ जो तीर का दृष्टान्त दिया है, वह सिद्धान्त समझने के लिए दिय। 
गया है। तीर तो जड है, अत उदाहरण मे निमित्त से इसप्रकार कहा है कि 
लहार के द्वारा तीर की नोक निकाली जाती है; परन्तु सिद्धान्त मे तो 
चैतन्यमूर्ति भगवान आत्मा स्वय ही अपना ल॒हार है। तात्पर्य यह है कि यह 
भगवान आत्मा स्वय ही स्वय में संस्कार डालने वाला है, कोई अन्य आत्मा 
की पर्याय को घडनेवाला नही है। 

'मैं पामर हूँ, मेरा पर के बिना एक क्षण भी नहीं चलता' - इसप्रकार 
की उलटी मान्यता, उलटे सस्कार के स्थान पर 'मैं स्वय चिदानन्द भगवान 
आत्मा हूँ, मेरा त्रिकाल पर के बिना ही चलता रहा है और चलता रहेगा; 
परन्तु मेरी परमात्मशक्ति के बिना मेरा एक क्षण भी नहीं चल सकता 
है। -इसप्रकार के चिन्तनपूर्वक स्वसन्मथ होकर यह आत्मा स्वयं मे स्वयं 
ही सबल संस्कार डाल सकता है। यदि आत्मा सबल हो जाय तो अनन्तकाल 
का पाप एक क्षण मे नष्ट हो जाता है और धर्म का अपर्व ससस्‍्कार प्रकट होता 
है। इसीलिए कहा गया है कि आत्मा संस्कार को सार्थक करनेवाला है। 

अस्वभावनय से आत्मा को संस्कारित किया जा सकता है! -इसका 





१ नयप्रज्मापत (गुजराती), पृष्ठ १९८-१९९ 
२ नयप्रज्ञापत (गुजराती), पृष्ठ १९८ 


सैतालीस नय . नाम एवं सामान्य परिचय ] [३१९ 


यह अर्थ भी नहीं है कि पर्यायों के क्रम में फेरफार किया जा सकता है। इस 
सन्दर्भ में स्वामीजी का प्रतिपादन इसप्रकार है - 

"यहाँ जो यह कहा जा रहा है कि पर्याय के संस्कारों मे परिवर्तन किया 
जा सकता है, उसका अर्थ यह नहीं समझना कि पर्याय के क्रम को पलटकर 
अन्यथा किया जा सकता है। पर्यायों का सुनिश्चित क्रम तो कभी ट्टता ही 
नहीं है, किन्तु क्रमबद्धपर्याय का यथार्थ निर्णय करनेवाले के ज्ञानस्वभाव की 
दृष्टि होने पर पर्याय मे नया वीतरागी संस्कार आरम्भ होता है, वहाँ भी 
पर्यायों का उसीप्रकार का क्रम सुनिश्चित था, परन्तु पर्याय में पहले निर्मलता 
नहीं थी और बाद में ज्ञानस्वभाव की दृष्टि होने पर प्रकट हुई - इस अपेक्षा 
कहा गया कि पर्याय को सस्कारित किया गया, पुर इसमें पर्यायों के क्रम फिरने 
की कोई बात नहीं है। १" 

इसप्रकार यह सुनिश्चित हुआ कि यह भगवान आत्मा स्वभावनय से 
सस्कारो को निरर्थक करनेवाला है और अस्वभावनय से ससस्‍्कारों को सार्थक 
करनेवाला है। 


। (३०-३१) कालनय और अकालनय 


"कालनयेन निदाधविवसानूसारिपच्यमानसहकारफलबत्समयायत्त - 
सिद्धि अकालनयेन कृत्रिमोष्मपाच्यमानसहका रफलवत्समयानायत्तसिद्धि :। * 


आत्मद्रव्य कालनय से गर्मी के दिनो के अनुसार पकनेवाले आम्रफल के 
समान समय पर आधार रखनेवाली सिद्धिवाला है और अकालनय से कृत्रिम 
गर्मी से पकाये गये आम्रफल के समान समय पर आधार नही रखनेवाली 
सिद्धिवाला है। 

'यद्यपि आत्मा के मूलस्वभाव को सस्कारित नहीं किया जा सकता है, 
तथापि पर्यायस्वभाव को सस्कारित कर मुक्ति प्राप्त की जा सकती है - यह 
बात स्वभावनय और अस्वभावनय के माध्यम से स्पष्ट हो जाने पर यह प्रश्न 
उपस्थित होता है कि अस्वभाव धर्म के कारण सस्कार को सार्थक करनेवाले 
इस आत्सा की सिद्धि किसप्रकार होती है। 

-इस प्रश्न का उत्तर ही अब कालनय-अकालनय एवं 
पुरुषकारनय-दैवनय के माध्यम से दिया जा रहा है। 

जिसप्रकार अकृश्रिम गर्मी से पकनेवाला डलपक आम पकनेरूप कार्य 
की सिद्धि के लिए काल पर आधारित है; उसीप्रकार यह भगवान आत्मा 


१ नयप्रज्ापन (गुजराती), पृष्ठ १९९ 
२ प्रबचजनलार की तत्थवप्रदीपिका' टीका का परिशिष्ट 


३२०] [परमभाव- प्रकाशक नयचक्र 


अपनी मृक्तिरूप सिद्धि के लिए कालनय से काल पर आधारित है तथा 
जिसप्रकार कृत्रिम गर्मी देकर पाल में पकाये जानेवाला आम अपने पकनेरूप 
कार्य की सिद्धि के लिए काल पर आधारित नही है, उसीप्रकार यह भगवान 
आत्मा अपनी मक्तिरूप कार्य की सिद्धि के लिए अकालनय से काल पर 
आधारित नहीं है। 

भगवान आत्मा में अन्य अनन्त धर्मों के समान एक काल नामक धर्म 
भी है और एक अकाल नामक धर्म भी है। आत्मा के इन काल और अकाल 
नामक धर्मों को विषय बनानेवाले नय ही क्रमश कालनय और अकालनय 
हैं। 

प्रश्तः-कालनय से तो काल आने पर ही मक्ति होती है, पर अकालनय से तो 
समय के पर्व ही मक्ति हो जाती है न? क्‍या इसका अर्थ यह नहीं है कि 
परुषार्थहीनों के कार्य तो काल आने पर ही होते है, पर परुषार्थी जीव तो 
अपने परुषार्थ द्वारा समय से पहले ही कार्यासद्धि कर लेते हैं। 

उत्तर:-नही, ऐसा कदापि नही होता। कार्य तो सभी स्वकाल मे ही होते 
है। अन्य अनन्त धर्मों के समान काल धर्म और अकालधर्म भी सभी आत्माओ मे 
समानरूप से एकसाथ विद्यमान हैं। ऐसा नहीं है कि किसी मे काल धर्म हो और 
किसी मे अकालधर्म। मुक्तिरूपी कार्य भी सभी जीवों के स्वसमयानुसार 
पुरुषार्थपूर्वक ही होता है। ऐसा कभी नही होता कि मुक्ति प्राप्त करने के लिए 
किसी को तो पुरुषार्थ करना पडे और किसी को बिना पृरुषार्थ के ही मुक्ति हो 
जावे। ऐसा भी नही होता कि किसी की मक्ति तो काल आने पर ही हो और किसी 
की अकाल मे ही हो जावे। जितने भी जीवो की म॒क्ति आजतक हई है या भविष्य 
मे होगी, सभी की मक्ति आवश्यक परुषार्थपर्वक स्वकाल में ही हई है और होगी 
भी परुषार्थपर्वक स्वकाल में ही। 

कालधर्म और अकालधर्म प्रत्येक आत्मा में प्रतिसमय विद्यमान है और 
उनके कार्य भी एकसाथ ही होते हैं। अत. म॒क्तिरूपी कार्य में कालनय और 
अकालनय एक ही आत्मा में एकसाथ घटित होते हैं। 

इस सन्दर्भ मे स्वामीजी का स्पष्टीकरण इसप्रकार है:-- 

कालनय से और अकालनय से जो भिन्न-भिन्न दो धर्म कहे है, वे दोनों 
ही धर्म भिन्‍न-भिन्‍न जीवों मे नही रहते, अपित एक जीव में ही एकसाथ रहते 
है। इसीप्रकार नियति-अनियति आदि नयों से जो धर्म कहे हैं, वे भी प्रत्येक 
आत्मा में एकसाथ ही रहते है। एक स्वकाल मे मक्ति प्राप्त करे और दसरा जीव 
पुरुषार्थ करके अकाल मे ही मक्ति प्राप्त कर ले-ऐसा नही है। 
इस जीव ने अपने स्वकाल के अनुसार मृक्ति प्राप्त की' - ऐसा कहना 

अकालनय का कथन है; परन्त्‌ इसका अर्थ यह कदापि नहीं है कि उसने बिना 


सैंतालीस नय . नाम एवं सामान्य परिचय] [३२१ 


प्रुषार्थ के ही मुक्ति प्राप्त कर ली है, स्वकाल के साथ पुरुषार्थ तो ज़डा हुआ ही 
है। 

इसीप्रकार 'इस जीव ने उग्र पुरुषार्थ द्वारा शीघ्र मुक्ति प्राप्त की' - यह 
अकालनय का कथन है, किन्‍त इसका भी यह अर्थ कदापि नहीं है कि उसने 
स्वकाल के बिना मुक्ति प्राप्त की है; प्रुषार्थ के साथ स्वकाल भी था ही। 

इसप्रकार कालनय और अकालनय - इन दोनों नयों के विषयरूप दोनों 
धर्म एकसाथ ही रहते है- ऐसा समझना चाहिए। ' 

'काल माने समय पर और अकाल माने समय से पहले - यहाँ काल और 
अकाल का यह अर्थ अभीष्ट नही है, अपितु काल माने काललब्धिरूप कारण 
और अकाल माने काललब्धि के अतिरिक्त अन्य पुरुषार्थादि कारण - यह अर्थ 
अभीष्ट है। 

यहाँ दिये गये अकृत्रिम गर्मी से पकनेवाले आम एवं कृत्रिम गर्मी से 
पकनेवाले आम के उदाहरण से भी यही बात सिद्ध होती है; क्योकि यहाँ 
अकजिम गर्मी से पकनेबाले आम के पकाव को काल पर आधारित कहा गया है 
और कृत्रिम गर्मी से पकनेवाले आम के पकाव को अंकाल अर्थात प्रुषा र्थादि पर 
आधारित कहा गया है। 

यहाँ यह कदापि अभीष्ट नहीं है कि अकृत्रिम गर्मी से पकनेवाला आम तो 
समय पर ही पकता है, परन्तु कृत्रिम गर्मी से पकनेवाला आम समय से पहले ही 
पक जाता है। पकते तो दोनों सुनिश्चित स्वकाल मे ही है तथा दोनों पकते भी 
गर्मी के कारण ही है। दोनो मे से कोई भी आम न तो असमय मे ही पकता है और 
न बिना गर्मी के ही पकता है। अत दोनो में दोनों ही कारण समान रूप से 
विद्यमान है। 

यद्यपि दोनों मे ही दोनों कारण समान रूप से विद्यमान हैं; तथापि जब 
कालनय से कथन करेगे, तब काल की मुख्यता से बात कही जायगी और जब 
अकालनय से कथन करेगे, तब अकाल अर्थात्‌ अन्य पुरुषार्थादि कारणो की 
मख्यता से बात कही जायगी। 

इसीप्रकार आत्मा की सिद्धि अर्थात्‌ मक्तिरूपी कार्य पर भी घटित कर 
लेना चाहिए। मक्तिरूपी कार्य होता तो प्रुषार्थादि कारणो के साथ समय पर ही 
है. न तो बिना परुषार्थ के होता है और न असमय में ही; पर जब कालनय से 
बात कही जाती है तो यह कहा जाता है कि कालनय से यह भगवान आत्मा काल 
पर आधार रखनेवाली सिद्धिवाला है और जब अकालनय से कथन किया जाता 
है तो यह कहा जाता है कि यह भगवान आत्मा अकाल पर आधार रखनेवाली 


१ नयप्रज्ञापन (गुजराती), पृष्ठ २११-२१२ 


३२२] [परमभाव- प्रकाशक नयचक्र 


सिद्धिवाला है अथवा काल पर आधार नही रखनेवाली सिद्धिवाला है अथवा 
प्रुषार्थादि कारणों पर आधार रखनेवाली सिद्धिवाला है। 
(३२-३३) पुरूुवकारनय और देवनय 


"पुरुषकारनयेन पुरुवकारोपलब्धमधुकक्क्‌टीकपुरुवका रवादि 
वद्यत्नसाध्यसिद्धि। देवनयेन  पुरूवकारवादिदत्तम धकक्कटीगर्भलब्ध 
माजिक्यदैववादिवदयत्नसा ध्यसिद्धि: । | 

आत्मद्रव्य, प्ुरुपकारनय से, जिसे पुरुषार्थ द्वारा नीब्‌ का वक्ष या 
मधछत्ता प्राप्त होता है, ऐसे पुरुषार्थवादी के समान यत्नसा ध्य सिद्धिवाला है 
और दैवनय से, जिसे प्रुषार्थवादी द्वारा नीब्‌ का वृक्ष या म धुछत्ता प्राप्त हुआ है 
और उसमें से जिसे बिना प्रयत्न के ही अचानक माणिक्य प्राप्त हो गया है, ऐसे 
दैववादी के समान अयत्नसाध्य सिद्धिवाला है। '' 

“इस भगवान आत्मा की दो से मुक्ति यत्नसाध्य है या 
अयत्नसा ध्य ? - इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पुरुषकारनय और दैवनय के 
माध्यम से दिया जा रहा है। 

यहाँ पुरुषकारनय और दैवनय को प्रुषार्थवादी और दैववादी के 
उदाहरण से स्पष्ट किया गया है। 

किसी पुरुषार्थवादी व्यक्ति ने बडे यत्न से नीबु के पेड उगाये या म धछत्तो 
का सग्रह किया। उन पेडों से या उन मधुछत्तो मे से एक पेड या एक मधुछत्ता 
उसने अपने मित्र दैववादी (भाग्यवादी) को दे दिया। सदभाग्य से इस दैववादी 
(भाग्यवादी) को उस नीब्‌ के पेड मे या मधछत्ते में एक बहुमूल्य माणिक्य की भी 
प्राप्ति हो गई। 

उक्त घटना को उदाहरण बनाकर यहाँ स्पष्ट किया जा रहा है कि 
जिसप्रकार पुरुषार्थवादी को तो नीब्‌ के पेडों या मधुछत्तो की प्राप्ति बडे प्रयत्न 
से हुईं है, किन्तु दैववादी को बिना ही प्रयत्न के नीबू का पेड और मधछत्ते के 
साथ-साथ बहम॒ल्य माणिक्य की भी प्राप्ति हो गई,उसीप्रकार यह आत्मद्रव्य 
पुरुषकारनय से यत्नसाध्य सिद्धिवाला है और दैवनय से अयत्नसाध्य 
सिद्धिवाला है। 

इसप्रकार इस भगवान आत्मा की सिद्धि यत्नसाध्य भी है और 
अयत्नसाध्य भी है। 

अनन्त धर्मात्मक इस भगवान आत्मा मे अन्य अनन्त धर्मों के समान एक 
प्रुषकार अथवा पुरुषार्थ नामक धर्म भी है, जिसके कारण यह आत्मा 
यत्नसा ध्य सिद्धिवाला है अर्थात्‌ पुरुषार्थ से सिद्धि प्राप्त करनेवाला है और इस 





१ 'प्रवचनसार' की 'तस्वप्रदीपिका' टीका का परिशिष्ट 


सैतालीस नय नाम एव सामान्य परिचय] [३२३ 


भगवान आत्मा में एक दैव नामक धर्म भी है, जिसके कारण यह आत्मा 
अयत्नसाध्य सिद्धिवाला है। 

ये दोनों धर्म भगवान आत्मा मे एकसाथ रहते है, अत. वह एकसाथ ही 
यत्नसाध्य सिद्धिवाला और अयत्नसाध्य सिद्धिवाला है। ऐसा नही है कि कभी 
यत्नसाध्य सिद्धिवाला हो और कभी अयत्नसा ध्य सिद्धिवाला। ऐसा भी नहीं है 
कि कोई आत्मा यत्नसाध्य सिद्धिवाला हो और कोई आत्मा अयत्नसाध्य 
सिद्धिवाला हो, क्योंकि ये दोनो धर्म एकसाथ ही प्रत्येक आत्मा मे रहते हैं। अत. 
इन्हें एक ही आत्मा मे एकसाथ ही घटित होना चाहिए। 

इस सन्दर्भ में स्वामीजी का स्पष्टीकरण इसप्रकार है - 

“किसी को पुरुषार्थ से मृक्ति प्राप्त हो और किसी को दैव (भाग्य) 
से- इसप्रकार भिन्‍न-भिन्‍न आत्माओं की यह बात नही है। प्रत्येक आत्मा मे ये 
दोनो ही धर्म एकसाथ रहते हैं। अत' दैवनय के साथ अन्य नयों की विवक्षा का 
ज्ञान भी होना चाहिए, तभी दैवनय का ज्ञान सच्चा कहा जायेगा। 

'पुरुषार्थ से मुक्ति हु -यह न कहकर 'कर्मों के टलने से मुक्ति हई' 
अथवा 'दैव से म॒ृक्ति हुई -यह कहना दैवनय है; परन्तु उसमें भी 
चैतन्यस्वभाव के पुरुषार्थ का स्वीकार तो साथ मे है ही। 

जिस जीव को स्वभावसन्मुखता का प्रुषार्थ होता है, उसका भाग्य भी 
ऐसा ही होता है कि कर्म भी टल जाते है, कर्मो को टालने के लिए अलग से 
प्रुषार्थ नही करना पडता। इसी स्थिति मे यह अपेक्षा ग्रहण करना कि कर्मो के 
टलने से मुक्ति हुई- दैवनय का कथन है। ' 

पुरुषार्थनय से कहो अथवा दैवनय से कहो, पर जो जीब मोक्ष प्राप्त करते 
है, वे सब पुरुषार्थपूर्वक ही करते है। यदि अकेले दैव से ही मक्ति प्राप्त हो और 
परुषार्थ से हो ही नही तो जीव मे एक दैव धर्म ही रहा, परुषार्थ नामक धर्म रहा 
ही नही; इसीप्रकार परुषार्थवालो के अकेला परुषार्थ नामक धर्म ही रहा, दैव 
नामक धर्म रहा ही नही; पर ऐसा होता नही है, दोनो मे ही दोनो धर्म रहते है। 

एक जीव को अकेले परुषार्थ से मक्ति प्राप्त हई और दसरे जीव को अकेले 
दैव से मक्ति प्राप्त हई - इसप्रकार दो भिन्‍न-भिन्‍न जीवों की बात यहाँ नही है 
परन्त एक ही जीव में अनन्त धर्म एकसाथ रहते है, उनका यह वर्णन है। कथन 
में भले ही एक धर्म की मुख्यता आवे, पर उसीसमय वस्तु मे अन्य अनन्त धर्म 
भी हैं ही। जो एक धर्म को माने और अन्य धर्मो को न माने तो ज्ञान प्रमाण ही 
नही रहता। 

आत्मा को कभी पुरुषार्थ से मुक्ति प्राप्त हो और कभी दैव से मुक्ति प्राप्त 


१ नयप्रज्ञापन (गुजराती), पृष्ठ २१५-२१६ 
२ नयप्रज्ञापन (गुजराती), पृष्ठ २१८ 


३२४] [परमभाव- प्रकाशक नयचक्र 


हो - अनेकान्त का ऐसा स्वरूप नही है। 

उक्त सम्पर्ण कथन का तात्पर्य यह है कि जब मृक्तिरूपी कार्य सम्पन्न 
होता है, तब वह सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूप आत्मसन्मुखता के 
परुषार्थपर्वक ही होता है और उससमय कर्मो का अभाव भी नियम से होता ही 
है। इसप्रकार उक्त मक्तिरूपी कार्य की सिद्धि में आत्मा के पुरुषार्थ नामक धर्म 
का भी योगदान है और दैव नामक धर्म का भी योगदान है। 

प्रत्येक व्यक्ति के म॒क्तिरूपी कार्य की सिद्धि की वास्तविक स्थिति तो यही 
है। इसे ही पुरुषकारनय और दैवनय की भाषा में इसप्रकार व्यक्त करते है कि 
यह भगवान आत्मा पुरुषकारनय से यत्नसाध्य सिद्धिवाला है और दैवनय से 
अयत्नसा ध्य सिद्धिवाला है। 

इसप्रकार नियतिनय-अनियतिनय, . स्वभावनय- अस्वभावनय, 
कालनय-अकालनय एव पुरुषकारनय-दैवनय -- इन आठ नयो के माध्यम से 
यह स्पष्ट किया गया है कि मक्तिरूपी कार्य की सिद्धि मे आत्मा के 
नियतधर्म-अनियत धर्म, स्वभाव धर्म-अस्वभाव धर्म, कालधर्म-अकाल धर्म 
एवं पुरुषकार धर्म-दैव धर्म - इन सभी धर्मो का समान योगदान है। प्रकारान्तर 
से यह कार्यसिद्धि में पंचसमवायो की उपयोगिता का ही विशद व्याख्यान है, 
क्योंकि उक्त आठ नयों मे प्रकारान्तर से स्वभाव, काल, भवितव्य, प्रुषार्थ और 
निमित्त - ये पॉचों समवाय समाहित हो जाते है। 

जब कार्य होता है, तब ये पाँचो ही समवाय नियम से होते ही हैं और उसमे 
उक्त आठ नयो के विषयभूत आत्मा के आठ धर्मों का योगदान भी समान रूप से 
होता ही है। तात्पर्य यह है कि आत्मा की सिद्धि के सम्पूर्ण साधन आत्मा में ही 
विद्यमान हैं. उसे अपनी सिद्धि के लिए यहॉ-वहाँ झाँकने की या भटकने की 
आवश्यकता नही है। 

वस्तस्थिति यह है कि जब परमपारिणामिक भावरूप नियतस्वभाव के 
आश्रय से यह भगवान आत्मा अपने पर्यायरूप अनियतस्वभाव को संस्कारित 
करता है, तब स्वकाल में कर्मों का अभाव होकर मक्ति की प्राप्ति होती ही है। 
तात्पर्य यह है कि परमपारिणामिक भावरूप त्रिकाली धव आत्मा को केन्द्र 
बनाकर जन श्रद्धा-ज्ञान-चारित्र परिणमित होते हैं, तब ज्ञानावरणादि कर्मों का 
अभाव होकर अनन्तसुखस्वरूप सिद्धदशा प्रगट हो जाती है और इसमें ही उक्त 
आठ धर्म या आठ नय व पच समवाय समाहित हो जाते हैं। 

(३४-३५) ईश्वरनय और अनीश्वरनय 


“ईश्वरनयेन धात्रीहटाबलेहयमानफन्थवालकवत्पारतन्त्र्यभोक्तु । 


१ नयप्रज्ञापन (गूजराती), पृष्ठ २२१ 





सैंतालीस नय. नाम एवं सामान्य परिचय ] [३२५ 


अनी श्वरनयेन स्वच्छन्ददारितक्रंगकण्ठी रववत्स्वात न्त्यभोक्‍तु। १ 

आत्मद्रव्य ईश्वरनय से धाय की दुकान पर दूध पिलाये जानेवाले 
राहगीर के बालक के समान परतंत्रता को भोगनेवाला है और अनीश्वरनय से 
हिरण को स्वच्छन्दतापूर्वक फाड़कर खा जाने वाले सिंह के समान स्वतत्रता को 
भोगनेवाला है। 

मातृहीन बालकों को अपना दूध पिलाकर आजीविका करनेवाली 
महिलाओ को धायमाता कहा जाता है। पुराने समय मे ऐसी अनेक धायमाताये 
गाँव-गाँव में दुकान खोलकर बैठती थी। जिन माताओं के दूध कम होता था, वे 
माताये अपने बालको कोया मातृहीन बालकों को उनके परिवारवाले लोग ऐसी 
धायमाताओ की दुकान पर ले जाकर यथासमय दूध पिला लाते थे। 

ऐसे मातहीन बालक या कम दूधवाली माताओ के बालक जब अपने 
परिवारवालो के साथ यात्रा पर जा रहे हो, तो उन्हें भूख मिटाने के लिए रास्ते मे 
आनेवाले गाँवो में होनेवाली धायमाताओं की दकानों पर निर्भर रहना पडता 
था, जिसमे उन्हे भारी पराधीनता रहती थी। 

प्रथम तो अपनी माता का द्ध पीने जैसी स्वतन्त्रता धायमाता के दूध पर 
निर्भर रहने मे सभव नहीं है , क्योंकि स्वयं की माता जैसा स्वाभाविक स्नेह एवं 
चाहे जब दूध पीने की सुविधा धायमाता के यहाँ कैसे प्राप्त हो सकती है? बह तो 
अपने बालक की आवश्यकता की पूर्ति के उपरान्त शेष बचे दूध को ही, एक 
निश्चित समय पर ही, किसी दूसरे बालक को पिला सकती है। 

दूसरे, दुकान पर जाकर पीना भी तो सुविधाजनक नहीं होता। 

तीसरे, बालक यदि पथिक का हो तो वह परतन्त्रता और भी अधिक बढ़ 
जाती है, क्योंकि भूखे बालक को हर स्थान पर धाय की दुकान मिल जाना सहज 
सभव तो नही है। 

इसप्रकार आचार्यदेव ने धायमाता की दुकान पर दूध पिलाये जानेवाले 
पथिक के बालक का उदाहरण देकर परतन्त्रता के स्वरूप को बहुत अच्छी तरह 
से स्पष्ट कर दिया है। 

इस भगवान आत्मा को भी ससार-अवस्था मे इसीप्रकार की परतन्त्रता 
का उपभोग करना पड़ता है। यद्यपि इस परतन्त्रता में कर्मोदय निमित्त होता है, 
तथापि पर के कारण ही आत्मा को परतन्त्रता भोगनी पडती हो- ऐसी बात 
नहीं है; क्योंकि भगवान आत्मा के पर्यायस्वभाव में ही ऐसी विशेषता पड़ी है कि 
वह स्वयं कर्मा धीन होकर मोह-राग-द्वेषरूप परिणमित होता है और परतन्त्रता 
को भोगता है। 





१ 'प्रवचनसार' की 'तस्‍्वप्रदीपिका' टीका का परिशिष्ट || 


३२६] [परमभाव- प्रकाशक नयचक्र 

भगवान आत्मा की इस विशेषता का नाम ही ईश्वरधर्म है और इस 
ईश्वरधर्म को विषय बनानेवाले नय का नाम ईश्वरनय है। अतः कहा गया है 
कि यह भगवान आत्मा ईश्वरनय से धाय की दकान पर दूध पिलाये जानेवाले 
राहगीर के बालक के समान परतन्त्रता भोगनेवाला है। 

इस सन्दर्भ मे 'नयप्रज्ञापन' का स्पष्टीकरण इसप्रकार है :-- 

"चर्याय मे परतन्त्रता भोगने की योग्यता भी आत्मा की ही है। वह भी 
आत्मा का एक धर्म है। ऐसा नही है कि जीव को कर्मोदयानुसार विकार करना 
ही पडे। कर्म आत्मा को पराधीन नही करते, किन्तु यह आत्मा स्वय पर को 
ईश्वरता प्रदान कर (पर का आश्रय करके) पराधीनता भोगता है। 

यद्यपि धर्मी की दृष्टि मे शुद्ध चैतन्यपिण्ड का ही आश्रय रहता है, तथापि 
अभी जो चारित्र मे विकार होता है, वह निमित्त के आश्रय से होता है। निमित्त के 
आश्रय से जितना विकार होता है, उतनी निमित्त की ईश्वरता है और आत्मा 
की पराधीनता है। स्वभावदृष्टि से अपनी ईश्वरता का भान होते हुए भी पर्याय 
मे जितना विकार होता है, वह मेरी पराधीनता है -ऐसा धर्मीजीब जानते है। 
किन्तु परद्रव्य जीव को बलात विकार करावे - ऐसा कोई धर्म न तो जीव मे है 
और न परद्रव्यो में ही। " 

जिसप्रकार धायमाता के यहाँ दूध पीनेवाला राहगीर बालक परा धीनता 
भोगता है, इसीप्रकार अनन्त धर्मो का पिण्ड चैतन्यमूर्ति आत्मा यद्यपि स्वभाव 
से तो रागादि का भोगनेवाला नहीं है, तथापि पर्याय मे रागादि भावों को 
पराधीनपने भोगता है , इसलिए ईश्वरनय से आत्मा को परतन्त्रता भोगनेवाला 
कहा है। 

ईश्वरनय से अपनी पय धीनता जाननेवाला ज्ञानीजीव उयसीसमय स्वय के 
स्वभाव की स्वाधीनता को भी जानता है। यदि अकेली पराधीनता को ही माने 
और स्वाधीनता को न जाने तो वह पर्यायमूढ़ मिथ्यादृष्टी है। तथा यदि अकेली 
स्वाधीनता ही मान ले, पर्याय मे जो पराधीनता है, उसे जाने ही नहीं, तो भी 
मिथ्यादृष्टी ही है। द्रव्य और पर्याय दोनो ही ओर से वस्तु को जानना 
चाहिए। * 

अनन्त धर्मात्मक इस भगवान आत्मा मे ईश्वरधर्म के समान एक 
अनीश्वर नामक धर्म भी है, जिसके कारण यह भगवान आत्मा हिरण को 
स्वच्छन्दतापूर्वक फाडकर खा जानेवाले सिंह के समान स्वतत्रता को 
भोगनेवाला है। इसी अनीश्वर नामक धर्म को विषय बनानेबाले नय को 
अनीश्वरनय कहते है। 


१ नयप्रजापन (गूजराती), पृष्ठ २२५-२२६ 
२ नयप्रज्ञापन (गजराती), पृष्ठ ३२६-२२७ 


सैतालीस नय * नाम एवं सामान्य परिचय] [३२७ 


ईश्वरनय को धाय की दुकान पर दूध पिलाये जाने वाले पथिक्र के बालक 
का उदाहरण देकर समझाया गया था और अब यहाँ हिरण को स्वच्छन्दतापूर्वक 
फाडकर खा जानेवाले सिह का उदाहरण देकर अनीश्वरनय को समझाया जा 
रहा है। 

जिसप्रकार जगल का राजा शेर जगल में हिरण को फाडकर अत्यन्त 
स्वच्छन्दतापूर्वक उसे खा रहा हो तो उस शेर को कौन रोकनेवाला है? 
उसीप्रकार यह चैतन्यराजा भगवान आत्मा अपने असख्यप्रदेशी स्वराज्य में 
अपने आत्मोन्मुखी सम्यक्‌ पुरुषार्थ से अन्तर्स्वरूप मे एकाग्र होकर अत्यन्त 
स्वतन्त्रतापूर्वक अपने अतीन्द्रिय आनन्द का उपभोग करे तो उसे कौन 
रोकनेवाला है? 

-इसी तथ्य का उदघाटन इस अनीश्वरनय द्वारा किया जाता है। 

अनीश्वर अर्थात्‌ जिसका कोई अन्य ईश्वर न हो। जो स्वय ही अपना 
ईश्वर हो, उसे ही यहाँ अनी श्वर कहा है। अनीश्वरनय से इस भगवान आत्मा 
का कोई अन्य ईश्वर नही है, यह स्वय ही अपना ईश्वर है, इसीलिए यह 
अनीश्वर है। यह अपने अतीन्द्रिय आनन्द को भोगने मे पूर्णत समर्थ है, 
स्वाधीन है, ईश्वर है। 

इस सन्दर्भ मे 'नयप्रज्ञापन' का कथन इसप्रकार है - 

धर्मीजीव जानता है कि जगत मे किसी भी द्रव्य, गुण या पर्याय में ऐसी 
शक्ति नहीं है कि जो मेरी स्वतन्त्रता को लूट ले। मैं अनी श्वर हूँ - इसका तात्पर्य 
यह है कि मेरे ऊपर कोई ईश्वर नही है। मै ही मेरे घर का ईश्वर हूँ। मेरे से बडा 
ऐसा कोई ईश्वर जगत मे नहीं है, जो मेरे स्वाधीन स्वभाव को लूटकर मुझे 
पराधीन बनावे। 

देवाधिदेव तीर्थकर परमात्मा के केवलज्ञानादि पूर्ण ऐश्वर्य प्रगट हो गया 
है, इसलिए वे परमेश्वर है, परन्तु उनकी ईश्वरता उनके आत्मा मे है, मझमें 
उनकी कोई ईश्वरता नहीं है। शक्ति-अपेक्षा तो मेरा आत्मा और तीर्थंकर 
भगवान का आत्मा एक से ही है। मेरे आत्मा मे भी तीर्थकर भगवान जैसा 
ईश्वरपना स्वभावत विद्यमान है। १ 

इंश्वरनय से यह भगवान आत्मा पराधीनता को भोगनेवाला है और 
अनीश्वरनय से सवा धीनता को भोगनेवाला है। इन दोनो नयो का ज्ञान भगवान 
आत्मा में एकसाथ विद्यमान रहता है। तात्पर्य यह है कि दोनों अपेक्षाएँ उसके 
प्रमाणज्ञान मे समान रूप से प्रतिभासित होती रहती हैं। यद्यपि प्रतिपादन काल 
मे मुख्य-गौण व्यवस्था होती है, तथापि भगवान आत्मा के प्रमाणज्ञान मे तो 





१ नयप्रज्ञापत (गुजराती), पृष्ठ २३१ 


३२८] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


सब-क॒छ स्पष्ट रहता ही है। 

इस सन्दर्भ में स्वामीजी का स्पष्टीकरण इसप्रकार है -- 

“पर्याय में राग होने से जितनी पराधीनता है, उसका ज्ञान धर्मी जीव को 
रहता है, पर उसी समय अन्तर्दृष्टि मे आत्मा की स्वाधीन प्रभुता का ज्ञान भी 
रहता है, क्योंकि ईश्वरनय के समय अनीश्वरनय की अपेक्षा भी साथ ही है। 
जहाँ अपने द्रव्यस्वभावकी त्रिकाली ईश्वरता से चके बिना मात्र पर्याय की 
पराधीनता सम्बन्धी ईश्वरता पर को देता है, वहाँ तो ईश्वरनय सच्चा है: 
परन्तु जो स्वभाव की ईश्वरता को भूलकर मात्र पर को ही ईश्वरता प्रदान करे, 
उसे ईश्वरनय भी सच्चा नही है, वह तो पर्याय मे ही मूढ होने से मिथ्यादृष्टी 
है। 

यहाँ, अनीश्वरनय से तो भगवान आत्मा की स्वाधीनता सिद्ध की ही है, 
पर ईश्वरनय से भी एकप्रकार से सवा धीनता ही सिद्ध की है, क्योंकि परा धीनता 
भोगने का धर्म भी उसके स्वभाव मे ही विद्यमान है। तात्पर्य यह है कि कर्म या 
अन्य निमित्त उसे परा धीन नहीं करते, अपितु वह स्वय की भूल से ही पराधीन 
होता है, कर्माधीन होता है, पर का आश्रय लेकर उसे ईश्वरता प्रदान करता है 
और उसके अधीन होकर द.ख भोगता है। 

यदि भगवान आत्मा के स्वभाव मे ही इसप्रकार की विशेषता नही होती 
तो उसे कोई परा धीन नही कर सकता था। भगवान आत्मा के पर्याय मे परा धीन 
होने के इस स्वभाव का नाम ही ईश्वरधर्म है और इसे जाननेवाला नय 
ईश्वरनय है। 

ध्यान रहे, यह पराधीनता मात्र पर्यायस्वभाव तक ही सीमित है, 
द्रव्यस्वभाव मे इसका प्रवेश नहीं है. क्योंकि द्रव्यस्वभाव तो सदा स्वाधीन ही 
रहता है। अपने इसी द्रव्यस्वभाव को ईश्वरता प्रदान कर यह भगवान आत्मा 
स्वाधीनता का उपभोग करता है। भगवान आत्मा के इस स्वाधीन स्वभाव का 
नाम ही अनीश्वर धर्म है और इसे विषय बनानेवाले नय का नाम अनीश्वरनय 
है। 

इसीलिए यहाँ ईश्वरनय और अनीश्वरनय का स्वरूप स्पष्ट करते हुए 
कहा गया है कि आत्मद्रव्य ईश्वरनय से धाय की दकान पर दूध पिलाये 
जानेवाले राहगीर के बालक के समान परतन्त्रता भोगनेवाला है और 
अनीश्वरनय से हिरण को स्वच्छन्दतापूर्वक फाडकर खा जानेवाले सिंह के 
समान स्वतन्त्रता को भोगनेवाला है। 


१ मसयप्रश्ञापन (गुजराती), पृष्ठ २३३ 


सैंतालीस नय नाम एवं सामान्य परिचय ] [३२९ 


(३६-३७) गणीनय और अगूणीनय 

“चुणिनयेनोपाध्यायविनीयमानकुसारकबद्‌ गुणग्राहि। अग॒ुजिन 
येनोफध्यायविनीयमानकमा रका ध्यक्षवत्‌ केवलमेव साक्षि।" 

आत्मद्रव्य गुणीनय से शिक्षक द्वारा शिक्षा प्राप्त करनेवाले कमार के 
समान गणग्राही है और अगुणीनय से शिक्षक के द्वारा शिक्षा प्राप्त करनेवाले 
कमार को देखनेवाले प्रेक्षक पुरुष के समान केवल साक्षी है। ' 

यहाँ भगवान आत्मा के गणग्राहक स्वभाव एव साक्षीभाव स्वभाव को 
शिक्षक से शिक्षा ग्रहण करते बालक और शिक्षक से शिक्षा ग्रहण करते बालक 
को वीतरागभावसे-अनासक्त भाव से-साक्षीभाव से देखनेवाले पुरुष के 
उदाहरणों से समझाया जा रहा है। 

जिसप्रकार शिक्षक के द्वारा सिखाये जाने पर बालक भाषा आदि सीख 
लेता है, उसीप्रकार यह भगवान आत्मा भी गुरु के उपदेश को ग्रहण कर 
ले-ऐसी शक्ति से सम्पन्न है। भगवान आत्मा की इसी शक्ति का नाम 
गुणी धर्म है और आत्मा के इसी गुणी नामक धर्म को विषय बनानेवाले नय का 
नाम गुणीनय है। 

जिसप्रकार शिक्षा ग्रहण करते बालक को देखनेवाला पुरुष शिक्षा ग्रहण 
नहीं करता, अपितु मात्र साक्षीभाव से देखता ही रहता है, उसीप्रकार यह 
भगवान आत्मा पर से कछ भी ग्रहण नहीं करता, मात्र उसे साक्षीभाव से 
जानता-देखता ही है। भगवान आत्मा की साक्षी भाव से जानने-देखने की इस 
शक्ति का नाम ही अगुणीधर्म है और इस अगुणी नामक धर्म को विषय 
बनानेवाले नय का नाम ही अगुणीनय है। 

तात्पर्य यह है कि भगवान आत्मा में एक ऐसा धर्म है कि जिसके कारण 
वह उपदेश ग्रहण करने में समर्थ है और एक ऐसा भी धर्म है कि जिसके कारण 
वह पर का उपदेश ग्रहण न करके मात्र उसे साक्षी भाव से जान लेता है। इन 
दोनो धर्मों के नाम ही क्रमश' गुणी धर्म और अगुणी धर्म है। 

यदि भगवान आत्मा मे गणीधर्म न होता तो फिर देशनालब्धि सभव न 
होती, तीर्थंकर भगवान के उपदेश का लाभ भी भगवान आत्मा को प्राप्त नही 
हो पाता: क्योंकि जब वह उसे ग्रहण ही नहीं कर पाता तो लाभ कैसे होता? 
इसीप्रकार यदि अगुणीधर्म नही होता तो फिर इसे सभी उपदेशों को ग्रहण 
करना अनिवार्य हो जाता; क्‍योंकि साक्षी भाव से मात्र जान लेने की शक्ति का 
अभाव होने से किसी भी उपदेश से अलिप्त रह पाना संभव नहीं होता। 

उक्त दोनों धर्मों के प्रतिपादन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि इस 


१ 'प्रबचनसार' की 'तस्वप्रवीपिका' टीका का परशिशिष्ट 


३३०] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


भगवान आत्मा में सदपदेश को ग्रहण करने की शक्ति भी विद्यमान है और 
अवांछित उपदेश को साक्षी भाव से जानकर उसकी उपेक्षा करने की शक्ति भी 
विद्यमान है। 

इसप्रकार यह भगवान आत्मा गणग्राही भी है और अगुणग्राही अर्थात्‌ 
साक्षीभाव से रहनेवाला भी है। 

गणी धर्म और अगणी धर्म -ये दोनो धर्म आत्मा के ही धर्म हैं, अत 
गणीनय और अगणीनय दोनो नय आत्मा को ही बताते हैं। अन्य नयो के समान 
इन दोनों नयो का उद्देश्य भी भगवान आत्मा का स्वरूप स्पष्ट करना ही है। 

यहाँ अगुणी धर्म का अर्थ न तो दुर्गणों का सदभाव ही है और न सदग॒णों का 
अभाव ही, अपित्‌ परोपदेश को साक्षीभाव से जान लेना मात्र है। 

इस सन्दर्भ मे 'नयप्रज्ञापन' का स्पष्टीकरण इसप्रकार है - 

"यहाँ अगुणीनय का अर्थ दोषसचक नही है, परन्तु साक्षीपने का सूचक 
है। 'गरु से ज्ञान प्राप्त करूँ -- इसप्रकार का विकल्प आता है, पर ऐसा विकल्प 
करे ही - ऐसा आत्मा का स्वभाव नही है, विकल्प और वाणी दोनों के साक्षीपने 
रहने का आत्मा का धर्म है। 

'भगवान अथवा सन्‍्तो की वाणी झेलकर आत्मा गुण ग्रहण करता 
है' - यह कहनेवाला गणीनय भी आत्मा को ही बताता है और 'यह आत्मा 
दूसरो के पास से क॒छ भी सीखता नही है, आत्मा तो साक्षीभाव से 
देखने-जाननेवाला है' - ऐसा कहनेवाला अग॒णीनय भी आत्मा को ही बताता 
है। ! 

(३८-३९) कर्तुनय और अकर्तुनय 

'कर्तुनयेन रऊजकबद्रागाविपरिणामकर्त्‌ । अकर्तुनयेन स्वकर्मप्रवत्त - 
रज्जकाध्यक्षवत्केवलमेव साक्षि । * 

आत्मद्रव्य कर्तुनय से रँगरेज के समान रागादि परिणाम का कर्त्ता है और 
अकर्तुनय से अपने कार्य मे प्रवृत्त रंगरेज को देखनेवाले पुरुष की भाँति केवल 
साक्षी है। 

कपडा रेँंगने का काम करनेवाले पुरुष को रँंगरेज कहा जाता है। एक 
रँगरेज कपडा रंग रहा हो और उसी समय कोई दसरा परुष वही खडा-खड़ा 
वीतराग भाव से उसे कपडा रँगते हुए देख रहा हो-ऐसी स्थिति मे यदि कपडा 
अच्छा रँगा जाये तो रँगरेज को प्रसन्‍नता होती है और यदि अच्छा न रँगा जावे तो 
उसे खेद होता है. परन्तु वीतराग भाव से उसे देखनेवाले पुरुष को किसी भी 





१ नयप्रज्ञापन (गुजराती), पृष्ठ २४१ 
२ 'प्रवचनसार' 'तस्वप्रवीपिका' टीका का परिशिष्ट 


मैतालीस नय * नाम एवं सामान्य परिचय] [३३१ 


स्थिति में न तो प्रसन्‍नता ही होती है और न खेद ही होता है, वह तो उसे 
साक्षीभाव से मात्र जानता-देखता ही रहता है। 

के स्थिति को उदाहरण बनाकर यहाँ कर्तुनय और अकर्तुनय समझाये 
जा रहे हैं। 

जिसप्रकार रँगरेज कपड़ा रँंगने की क्रिया का कर्त्ता है; उसीप्रकार यह 
भगवान आत्मा कर्तुनय से अपने में उत्पन्न रागादि परिणामों का कर्त्ता है, और 
जिसप्रकार कपड़ा रंगते हुए उस रंगरेज को वीतराग भाव से देखनेवाला अन्य 
पुरुष कपडा रंगने की क्रिया का कर्ता नही है, मात्र साक्षी ही है; उसीप्रकार यह 
भगवान आत्मा अकर्तुनय से अपने मे उत्पन्न होनेवाले राग-द्वेषादिभावो का 
कर्त्ता नहीं है, केवल साक्षी ही है। 

अनन्त धर्मात्मक इस भगवान आत्मा मे अन्य अनन्त धर्मों के समान एक 
कर्तु नामक धर्म भी है, जिसके कारण यह भगवान आत्मा अपने में उत्पन्न 
होनेवाले रागादिभावो का कर्त्ता होता है और एक अकर्तु नामक धर्म भी है, 
जिसके कारण यह भगवान आत्मा अपने में उत्पन्न होनेवाले राग-द्वेषादि भावों 
का कर्त्ता न होकर मात्र ज्ञाता-द्रष्टा रहता है, साक्षी रहता है। 

भगवान आत्मा के इन कर्त॒धर्म और अकर्त धर्म को विषय बनानेवाले नयो 
को ही क्रमश. कर्तृनय और अकर्तृनय कहते हैं। 

परस्पर विरुद्ध प्रतीत होनेवाले ये दोनो ही धर्म भगवान आत्मा मे एक 
साथ ही रहते हैं। स्थूल दृष्टि से देखने पर भले ही ये परस्पर विरो धी प्रतीत हो, 
पर इनके एक आत्मा मे एकसाथ रहने में कोई विरोध नहीं है, क्योकि 
अनेकान्तात्मक भगवान आत्मा का ऐसा ही स्वरूप है। 

इस सन्दर्भ में 'नयप्रज्ञापन' का कथन इसप्रकार है -- 

"पहले राग का कत्तरूप धर्म कहा था और अब यहाँ राग का अकर्त्तारूप 
धर्म कहा जा रहा है। ये दोनों धर्म भिन्‍न-भिन्‍न आत्माओं के धर्म नही है, एक 
ही आत्मा मे दोनो धर्म एक ही साथ रहते है। 

समयसार में जो यह कहा गया है कि अज्ञानदशा में मिथ्यादृष्टी जीव राग 
का कर्त्ता होता है और भेदविज्ञान होने पर सम्यग्दृष्टी जीव रागादि का अकर्त्ता 
होता है - यहाँ यह बात नहीं है। यहाँ तो यह कहा जा रहा है कि सम्यग्दृष्टी जीव 
भी स्वय की पर्याय में होनेवाले राग का कर्ता है और उसीसमय उस राग का 
अकर्त्ता भी है। इसप्रकार दोनों धर्म उसमें एक साथ ही हैं। 

सम्पूर्ण धर्मों के आधारभूत निजात्मद्रव्य पर दृष्टि रखकर धर्मीजीव 
अपने आत्मा के धर्मों को जानता है। अकर्तुनय से आत्मा को राग का 
अकर्त्ता -साक्षीरूप भी जानता है और कर्तुनय से राग परिणाम का कर्ता भी 
जानता है; परन्तु उसकी दृष्टि में तो शुद्ध चैतन्य की ही प्रधानता होने से पर्याय 


३३२] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


मे से राग का कर्त्तापन छूटता जाता है और साक्षीपन बढ़ता जाता है। 

कर्तनय से राग का कर्त्ता और उसीसमय अकर्तुनय से राग का 
साक्षी-इसप्रकार दोनों धर्मों को एकसाथ धारण करनेवाला आत्मा 
अनेकान्तस्वभावी है। ' 

प्रश्न:-पहले अगुणीनय से भी भगवान आत्मा को साक्षी बताया गया था 
और अब यहाँ अकर्तुनय में भी साक्षी बताया जा रहा है। इन दोनों साक्षी भावों में 
क्या अन्तर है? 

उत्तर:+सम्पूर्ण जगत को साक्षीभाव से देखने-जानने के स्वभाववाला 
होने से भगवान आत्मा तो सम्पूर्ण जगत का ही साक्षी है; अतः यहाँ 
प्रकरणानुसार भिन्‍न-भिन्‍न अपेक्षाओं से भिन्‍न-भिन्‍न वस्तुओं का साक्षीपन 
बताया गया है। अगुणीनय में, प्राप्त होनेवाले उपदेश का साक्षी भाव बताया 
गया है और यहाँ अकर्तुनय में, अपने में उत्पन्न होनेवाले रागादिभावों का 
साक्षी भाव बताया जा रहा है और आगे चलकर अभोकक्‍तृुनय में, अपने में उत्पन्न 
होनेवाले सुख-द:ख का साक्षी भाव बताया जायगा। 

तात्पर्य यह है कि अगुणीनय में गुणीनय के विपक्षरूप साक्षीभाव लिया 
गया है, अकर्तुनय में कर्तुनय के विपक्षरूप साक्षीभाव लिया गया है और 
अभोक्‍तृनय में भोक्‍्तुनय के विपक्षरूप साक्षीभाव लिया गया है। 


इसे और स्पष्ट करें तो इसप्रकार कह सकते है कि यह भगवान आत्मा 
गुणीनय से गणग्राही है अर्थात्‌ उपदेश को ग्रहण करनेवाला है और अग॒णीनय 
से गणग्राही नहीं है, मात्र साक्षीभाव से देखने-जाननेवाला है; कर्तुनय से अपने 
आत्मा मे उत्पन्न होनेवाले रागादिभावो का कर्त्ता है और अकर्तुनय से उनका 
कर्त्ता नहीं है, मात्र साक्षी भाव से देखने -जाननेवाला है। इसीप्रकार भोक्तुनय से 
अपने मे उत्पन्न सुख-द ख का भोक्ता है और अभोक्‍्तृनय से अपने में उत्पन्न 
सुख-द:ख का भी भोक्ता नहीं है, मात्र साक्षी भाव से जानने-देखनेवाला है। 


इसप्रकार अगुणीनय के साक्षी भाव मे गणग्राहित्व का निषेध है, अकर्तृनय 
के साक्षीभाव मे रागादिभाव के कर्तृत्व का निषेध है और अभोक्तृनय के 
साक्षीभाव में सुख-द:ख के भोक्तृत्व का निषेध है। 


इसप्रकार यहाँ गुणीनय-अगृणीनय, कर्तुनय-अकर्तुनय एवं भोक्तृनय- 
अभोक्‍क्तृनय - इन छह नयों के माध्यम से भगवान आत्मा के गणग्राहित्व, 
कर्तृत्व, भोक्‍्तृत्व एवं इन तीनों के विरुद्ध अगुणग्राहित्वरूप साक्षीभाव, 
अकर्तृत्वरूप साक्षी भाव एवं अभोक्तृत्वरूप साक्षी भाव को समझाया जा रहा है। 





१ नयप्रज्मापन (गूजराती), पृष्ठ २५२-२४३ 


सैंतालीस नय : नाम एवं सामान्य परिचय ] [३३३ 


(४०-४१) भोक्‍्तृनय और अभोक्‍्तृनय 

“शोक्तृनयेन. हिताहिताननभोक्तुव्याधितवत्सखद :खाविभोक्‍त । 
हज हिताहितान्नभोक्त॒व्याधिता ध्यक्ष धन्य न्तरिचरवत्‌ केवलमेव 
साक्षि। 

आत्मद्रव्य भोक्तृनय से हितकारी-अहितकारी अन्न को खानेवाले रोगी 
के समान सुख-द्‌:खादि का भोक्ता है और अभोक्तनृत्य से हितकारी-अहितकारी 
अन्न को खानेवाले रोगी को देखनेवाले वैद्य के समान केवल साक्षी ही है। ' 

जिसप्रकार यदि कोई रोगी हितकारी अन्न को खाता है तथा बैद्य के बताये 
अनुसार पथ्य का सेवन करता है तो सुख भोगता है और यदि अहितकारी अन्न 
को खाता है तथा कपथ्य का सेवन करता है तो द:ख भोगता है; उसीप्रकार यह 
भगवान आत्मा भोक्‍्तृनय से अपने सदाचरण-दुराचरण से उत्पन्न सुख-द;ख 
को, हर्ष-शोक को भोगता है। 

तथा जिसप्रकार हितकारी-अहितकारी अन्न को खानेवाले, पथ्य-कपथ्य 
का सेवन करनेवाले रोगी को देखनेवाला वैद्य उसके सुख-द:ख को भोगता तो 
नही है, परन्तु साक्षी भाव से जानता अवश्य है; ठीक उसीप्रकार यह भगवान 
आत्मा भी अभोकतृनय से अपने में उत्पन्न सुख-द:ःख को, हर्ष-शोक को 
भोगता तो नही, पर साक्षीभाव से जानता अवश्य है। 

अनन्त धर्मात्मक इस भगवान आत्मा में अन्य अनन्त धर्मों के समान एक 
भोक्‍तृ नामक धर्म भी है, जिसके कारण यह भगवान आत्मा अपनी भूल से 
अपने मे ही उत्पन्न होनेवाले सुख-द:ख एवं हर्ष-शोक को भोगता है और एक 
अभोक्‍तृ नामक धर्म भी है, जिसके कारण यह भगवान आत्मा अपने में उत्पन्न 
होनेवाले सुख-द:ख एवं हर्ष-शोक को भोगता तो नहीं, मात्र साक्षीभाव से 
जानता-देखता ही है। 

भगवान आत्मा के इन भोक्‍्तृ और अभोक्‍तृ धर्मों को विषय बनानेवाले 
नय ही क्रमश. भोक्‍्तुनय और अभोक्‍तुनय हैं। 

शेष सब कर्तुनय और अकर्तुनय के प्रकरण में स्पष्ट किया जा चुका है 
तदनुसार इन भोक्‍्तृनय और अभोक्‍तृनय के सम्बन्ध मे भी समझ लेना चाहिए 
क्योंकि कर्तृत्व और भोक्तृत्व का स्पष्टीकरण सर्वत्र समान ही पाया जाता है। 

इन कर्तु-अकर्तु और भोक्‍्तृ-अभोकतृ नयों का प्रतिपाद्य मात्र इतना ही है 
कि यह भगवान आत्मा राग-द्वेषादि भावों को करता भी है और उनके 
फलस्वरूप प्राप्त होनेवाले सुख-द:ख को भोगता भी है तथा इन सबका 
साक्षीभाव से ज्ञाता-द्रष्टा भी रहता है, अत: अकर्ता-अभोक्ता भी है। 


१ 'प्रवनसार' 'तत्वप्रदीपिका टीका का परिशिष्ट 


३३४] [परम भाव-प्रकाशक नयचक्र 


(४२-४३) क्रियानय और ज्ञाननय 
'पक्रपानयेन स्थाणूभिन्नमूर्धजातवृष्टिलब्धनिधानान्धवदनुष्ठन 


प्राधान्यस ध्यसिद्धि। शाननयेन चणकम्‌ष्टिक्री तचिन्तामणिगृहकोजवाणिज 
बद्विवेकप्रा धान्यसा ध्यसिद्धि:। * 


आत्मद्रव्य, क्रियानय से खम्भे से टकरा जाने से सिर फूट जाने पर दृष्टि 
उत्पन्न होकर निधान मिल गया है जिसे ऐसे अधे के समान, अनुष्ठान की 
प्रधानता से सधनेवाली सिद्धिवाला है और ज्ञाननय से, मुट्ठी भर चने देकर 
चिन्तार्माण रत्न खरीद लेनेवाले घर के कोने मे बैठे हुए व्यापारी के समान, 
विवेक की प्रधानता से सधनेवाली सिद्धिवाला है। 

एक अंधा व्यक्ति सहज धार्मिक भावना से प्रेरित होकर मन्दिर जा रहा 
था। रास्ते में अचानक वह एक खम्भे से टकरा गया, जिससे उसका सिर फूट 
गया और बहुत-सा खराब खून निकल जाने से उसे एकदम स्पष्ट दिखाई देने 
लगा, उसका अन्धापन समाप्त हो गया। खम्भे से टकराने से उसका सिर तो 
फटा ही, साथ ही वह खम्भा भी टूट गया। उस खम्भे में किसी ने खजाना छपा 
रखा था। खम्भे के टूटने से उसे वह खजाना भी सहज ही प्राप्त हो गया। 

यद्यपि उस अंधे व्यक्ति ने खजाना और दृष्टि प्राप्त करने के लिए 
विवेकपूर्वक कछ भी प्रयत्न नही किया था, वह तो सहज ही धार्मिक भावना से 
प्रेरित होकर मन्दिर जा रहा था; तथापि बिना बिचारे ही सहज ही उसी खम्भे से 
टकराने की क्रिया सम्पन्न हो गई, जिसमें खजाना छुपा हुआ था और उसे दुहरा 
लाभ प्राप्त हो गया-खजाना भी मिल गया और नेत्रज्योति भी प्राप्त हो गई। 

उक्त उदाहरण के माध्यम से यहाँ क्रियानय का स्वरूप समझाया गया है। 

जिसप्रकार उक्त अंधे पुरुष को बिना समझे-बच्े ही मात्र क्रिया सम्पन्न 
हो जाने से सिद्धि प्राप्त हो गई, दृष्टि और निधि प्राप्त हो गई; उसीप्रकार यह 
0५ आत्मा भी क्रियानय से अनुष्ठान की प्र धानता से स धनेवाली सिद्धिवाला 

। 

तात्पर्य यह है कि क्रियानय से इस आत्मा की मृक्ति मृक्तिमार्ग में 
चलनेवाले साधक जीवों के योग्य होनेवाली आवश्यक क्रियाओं के अनष्ठान की 
प्रधानता से होती है। 

अब मुट्ठी भर चनों में चिन्तामाणि खरीद लेनेवाले व्यापारी का उदाहरण 
देकर ज्ञाननय का स्वरूप समझाते हैं :-- 

एक लकड़हारे को जंगल में पड़ा हुआ एक चिन्तामणि रत्न प्राप्त हो 





१ 'प्रवधनसार' 'तत्त्यप्रदीषिका' टीका का परिशिष्ट 


सैतालीस नय . नाम एवं सामान्य परिचय ] [३३५ 


गया। लकड़हारा उसकी कीमत तो जानता नहीं था, उसकी दृष्टि में तो वह एक 
चमकीला पत्थर मात्र था। उस चिन्तामणि रत्न को लेकर वह लकड़हारा 
अपने घर के कोने में बैठे एक व्यापारी के घर पहँचा और उस व्यापारी से 
बोला :- 
“सेठजी ! यह चमकीला पत्थर खरीदोगे? ' 
रत्नों के पारखी सेठजी चिन्तामणि को देखकर मंत्रम॒ग्ध हो गये, वे उसे ' 
एकटक देखते ही रहे, कुछ भी न बोल सके। सेठजी के मौन से व्याकल 
लकडहारा बोला'- 
''क्यों क्या बात है? खरीदना नहीं है क्या? ' 
जागृत हो सेठजी कहने लगे.- 
"खरीदना क्यो नही है? खरीदेगे, अवश्य खरीदेंगे। बोलो, क्या लोगे?'' 
“दो मुट्झी चने से कम में तो किसी हालत में नहीं दूँगा - 
- अकडता हुआ लकड॒हारा बोला तो अचभित होते हुए सेठजी के मुँह से 
निकला - 
“बस, दो मुट्ठी चने ! 
हाँ, दो मुट्ठी चने। 
सेठजी ने अपने को संभाला और कहने लगे - 
"दो मट्ठझी चने तो बहत होते हैं; एक मुट॒ठी चने मे नही दोगे?'' 
यद्यपि सेठजी दो मट॒ठी चने तो क्या, दो लाख स्वर्णमद्राएँ भी दे सकते थे 
तथापि उन्हे भय था कि एकदम हाँ कर देने से काम बिगड़ सकता है; अत 
उन्होने एक मुट्ठी चने की बात सोच-समझकर हिलाने-डलाने के लिए ही कही 
थी, पर लकडहारा बोला - 
“अच्छा लाओ, एक मुट्ठी चने ही सही इस मुफ्त के पत्थर के। 
इसप्रकार वह अमल्य चिन्तामणि रत्न उन सेठजी को अपने घर के कोने 
में बैठे-बैठे बिना कछ किये विवेक के प्रयोग से सहज ही उपलब्ध हो गया। 
उक्त उदाहरण के माध्यम से यहाँ ज्ञाननय को समझाया गया है। 
जिसप्रकार घर के कोने में बैठे-बैठे ही सेठ ने अपने विवेक के बल से मात्र 
मुट्ठी भर चनों में चिन्तामणि रत्न को प्राप्त कर लिया; उसीप्रकार ज्ञाननय से 
यह भगवान आत्मा विवेक की प्रधानता से सधनेवाली सिद्धिवाला है। 
: तात्पर्य यह है कि ज्ञाननय से इस आत्मा की मुक्ति विवेक की प्रधानता पर 
आधारित है। 
उक्त कथन का आशय यह कदापि नही है कि किसी को क्रिया से म॒क्ति 
प्राप्त होती है और किसी को ज्ञान से। जब भी किसी जीब को मुक्ति प्राप्त होती 
है, तब दोनों ही कारण विद्यमान रहते हैं; क्योंकि अनन्त धर्मात्मक इस भगवान 


३३६] (परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


आत्मा में अन्य अनन्त धर्मों के समान एक क्रिया नामक धर्म भी है, जिसके 
कारण यह भगवान आत्मा अनुष्ठान की प्रधानता से सधनेवाली सिद्धिवाला है 
और एक ज्ञान नामक धर्म भी है, जिसके कारण यह भगवान आत्मा विवेक की 
प्रधानता से सधनेवाली सिद्धिवाला है। 

इन क्रियाधर्म और ज्ञानधर्म को विषय बनानेवाले नय ही क्रमशः 
क्रियानय और ज्ञाननय है। 

यद्यपि इस बात को विगतनयों की चर्चा में अनेक बार स्पष्ट किया जा 
चुका है कि यहाँ भिन्‍न-भिन्‍न आत्माओ की बात नही है अपितु एक ही आत्मा मे 
उक्त दो-दो के जोडेबाले नयो को घटित करना है, तथापि प्रधानता' शब्द का 
प्रयोग कर यहाँ क्रियानय और ज्ञाननय के प्रकरण मे तो अतिरिक्त सावधानी 
बरती गई है। 

यहाँ क्रिया या अनुष्ठान शब्द से शुद्धभाव के साथ रहनेवाला शुभभाव 
एवं तदनुसार आचरण अपेक्षित है तथा विवेक' शब्द से शुद्धभाव अर्थात्‌ 
निश्चय सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्र अपेक्षित है। 

इस संदर्भ में नयप्रज्ञापन' का स्पष्टीकरण इसप्रकार है '- 

"यहाँ 'प्रधानता' शब्द का प्रयोग किया गया है, जो यह बताता है कि 
गौणरूप से दूसरा कारण भी विद्यमान है। क्रियानय में अनुष्ठान की प्रधानता 
कही है अर्थात्‌ शुभभाव की प्रधानता कही है, उसमें से भी यही अर्थ निकलता है 
कि गौणरूप से उसीसमय सम्यग्ज्ञानरूप विवेक भी विद्यमान है। 

'शुभराग की प्रधानता से सिद्धि होती है' - जब क्रियानय से इसप्रकार 
कहा जाता है, तब उसीसमय यह ज्ञान भी साथ मे रहता है कि उसी काल मे 
गौणरूप मे अन्तर मे शुद्धता भी विद्यमान है। ऐसा ज्ञान अन्तर मे रहे, तभी 
क्रियानय सच्चा कहा जाता है। ! 

शुद्ध चैतन्यरूप आत्मा मे अनन्त धर्म हैं। उन्हे नय भले ही मुख्य-गौण 
करके जाने या प्रतिपादन करे, पर वस्तु मे वे सभी धर्म मख्य-गौणपने नही 
रहते, वस्तु मे तो सभी धर्म एक साथ ही रहते हैं। 

शुद्धग्वभाव के अवलम्बन से जब साधकदशा प्रगट होती है, तब 
शुभराग भी विद्यमान रहता है और राग घटते-घटते शुद्धात्मारूप निधान की 
प्राप्ति हो जाती है, तब शुभ की प्रधानता से सिद्धि प्राप्त हुई - ऐसा कहा जाता 
न्‍ । इसप्रकार का भगवान आत्मा का एक धर्म है और उसे जाननेवाला क्रियानय 

॥ 
जहाँ क्रियानय से शुभ कीं प्रधानता की, वहीं उसी के साथ गौणरूप मे 





१ नयप्रज्मापन (गुजराती), पृष्ठ २७४५ 


सैतालीस नय * नाम एवं सामान्य परिचय ] [३३७ 


सम्यकृश्रद्धा-ज्ञान-रमणतारूप शुद्धता भी रहती है। यदि शुद्धता नहीं होती 
और अकेला शुभराग ही होता तो शुभ की प्रधानता कहना भी बन नहीं सकता 
था। 'प्रधानता शब्द ही दूसरे का अस्तित्व बताता है। 

'किसी को शुभराग की प्रधानता से सिद्धि होती है और किसी अन्य को 
ज्ञान की प्रधानता से सिद्धि होती है'- इसप्रकार एक-एक धर्म भिन्‍न-भिन्‍न 
आत्माओं के नहीं हैं, अपितु एक ही आत्मा में एक साथ ही ये सभी धर्म रहते 
हैं। ! 

'अनुष्ठान की प्रधानता से सिद्धि होती है - इसप्रकार क्रियानय ने जिस 
आत्मा को लक्ष्य में लिया है, उसी आत्मा को ज्ञाननय से देखो तो यह कहा 
जाएगा कि ज्ञान की प्रधानता से सिद्धि हुई है। इसप्रकार क्रियानय और 
ज्ञाननय - इन दोनो नयो के विषयरूप दोनों धर्म एक आत्मा में ही एक साथ 
रहते हैं, भिन्‍न-भिन्‍न नय भिन्न-भिन्न धर्मों द्वारा एक शुद्ध चैतन्यस्वरूप 
आत्मद्रव्य को ही बताते है। २ ' 

उक्त सम्पूर्ण कथन का सार यह है कि जब भगवान आत्मा साधकदशा में 
होता है, तब उसके भूमिकानुसार निश्चय सम्यग्दर्शन-ज्ञान-चारित्ररूप 
वीतरागभाव भी होता है और शुभभावरूप रागभाव भी रहता है तथा उसका 
आचरण भी भूमिकानुसार होता ही है। 

मुक्ति की प्राप्ति के कारणो के संदर्भ मे जब नयवि भाग से चर्चा होती है तो 
कहा जाता है कि ज्ञाननय से मुक्ति की प्राप्ति विवेक (रत्नत्रयरूप वीतरागभाव) 
की प्रधानता से होती है और क्रियानय से अनुष्ठान (महाव्रतादि के शुभभाव एवं 
महाव्रतादि के पालनरूप क्रिया) की प्रधानता से होती है। 

तात्पर्य यह है कि मुक्ति के मार्ग मे उपस्थिति तो दोनों कारणो की 
अनिवार्य रूप से होती है, पर ज्ञाननय से विवेक को प्रधानता प्राप्त है और 
क्रियानय से अनुष्ठान को प्रधानता प्राप्त है। 

(४४-४५) व्यवहारनय और निश्ययनय 


'व्यवहारनयेन बन्धकमोचकपरमाण्वन्तरसंयुज्यमानवियुज्यमान 
परमाणुवद्‌ बंधमोक्षयोहैतानुवर्वर्ति। निश्ययनयेन केवल बध्यमानम्च्यमान 
बंधमोक्षोचितस्निग्धरूक्षत्वगुणपरिणत परमाणुवद्वन्धमोक्षयोरद्वैतानु- 
वर्ति। 0) 

आत्मद्रव्य व्यवहारनय से अन्य परमाणु के साथ बँधनेवाले एवं उससे 


१ नयप्रज्ञापन (गुजराती), पृष्ठ २८५९ 
२ नमप्रज्ञापन (गुजराती), पृष्ठ २९३ 
३ प्रवचनसार तस्थप्रदीपिका' टीका का परिशिष्ट 


३३८] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


छुटनेवाले परमाणु के समान बंध और मोक्ष में दैत का है? सरण करनेवाला है 
और निश्चयनय से बंध और मोक्ष के योग्य स्निग्ध और रूक्ष गणरूप से 
परिणत बध्यमान और मुच्यमान परमाणु के समान बंध और मोक्ष में अद्वैत 
का अनुसरण करनेवाला है। 

कोई भी पुदगलपरमाणु जब बँधता या छूटता है तो उसमें अन्य 
पुद्गल-परमाणुओं की अपेक्षा अवश्य होती है। यही तो कहा जाता है कि यह 
परमाणु इस परमाणु से बँधा या इस परमाणु से छूटा। 

इसीप्रकार इस भगवान आत्मा के बेंधने या मुक्त होने के प्रसंग में कर्म 
की अपेक्षा आती है। बँधने में तो कर्म की अपेक्षा है ही, छूटने में भी कर्म की 
अपेक्षा होती है; क्योंकि जिसप्रकार यह कहा जाता है कि कर्मों से बँधा, 
उसीप्रकार यह भी कहा जाता है कि कर्मों से छूटा। इसप्रकार बँधने और छूटने 
दोनों मे ही कर्म की अपेक्षा रहती है। 

बंध और मोक्ष-इन दोनो मे ही आत्मा और कर्म-इन दोनों की 
अपेक्षा आने के कारण कहा गया है कि यह भगवान आत्मा व्यवहारनय से 
बंध और मोक्ष द्वैत का अनुसरण करनेवाला है। 

यदि निश्चय से विचार करें तो जिसप्रकार प्रत्येक परमाणु बँधने और 
छूटने योग्य अपने स्निग्ध और रूक्षत्व गण के कारण स्वयं अकेला ही बेँधता 
और छूटता है। उसके बँधने और छूटने में अन्य कोई कारण नहीं है; 
उसीप्रकार निश्चयनय से यह भगवान आत्मा स्वयं अपनी योग्यता से ही 
बँधता-छूटता है, उंसे बंधन एब मृक्ति मे अन्य की अपेक्षा नहीं है। 


इसीलिए यहाँ कहा गया है कि निश्चयनय से यह भगवान आत्मा बंध 
और मोक्ष में अद्ठैत का अनुसरण करनेवाला है। 


उक्त संदर्भ में 'नयप्रज्ञापन' का स्पष्टीकरण इसप्रकार है :- 


''जिसप्रकार एक परमाणु बँधा या छूटा - इसप्रकार लक्ष्य में लेते ही 
दूसरे परमाणु की अपेक्षा आती है अथवा 'इसके साथ यह बँधा एव इससे यह 
छूटा -इसप्रकार दूसरे परमाणु की अपेक्षा आती है; इसकारण वह परमाणु 
बंध या मोक्ष में दवैत का अनुसरण करनेवाला है; क्योंकि दूसरे परमाणु की 
अपेक्षा बिना उसके बंध या मोक्ष का कथन संभव नहीं है। 


उसीप्रकार आत्मा के बंध या मोक्ष को लक्ष्य में लेते ही कर्म की अपेक्षा 
आती है। यद्यपि बंध व मोक्ष को आत्मा स्वतन्त्ररूप से करता है, तथापि 
उसमें कर्म के सदभाव की या अभाव की अपेक्षा अवश्य आती है। इसीकारण 
व्यवहारनय से कहा जाता है कि आत्मा बंध में कर्म के सदभाव का अनुसरण 
करता है और मोक्ष में कर्म के अभाव का अनुसरण करता है। इसप्रकार बंध 


सैतालीस नय : नाम एव सामान्य परिचय] [२३९ 


व मोक्ष दोनों में ही यह आत्मा वैत का अनुसरण करता है। ' 

त्रिकाली स्वभाव को लक्ष्य में लेकर देखें तो यह आत्मा शुद्ध एकरूप ही 
है। उसकी पर्याय का विकारी भाव में अटकना भावबंध है और उस भावबंध 
में कर्म का निमित्त होना - यह द्वितीयपना है, हैत है। इसप्रकार बंध में द्ैत है। 

इसीप्रकार स्वभाव में लीन होकर मोक्ष प्राप्त करने में भी कर्म के नाश 
की अपेक्षा होने से द्वैत है। 

इसप्रकार पर की अपेक्षा से बंध और मोक्ष पर्याय का कथन करना 
व्यवहारनय है। इसीलिए यहाँ कहा गया है कि व्यवहारनय से आत्मा बंध 
और मोक्ष -दोनों में ही द्वैत की अपेक्षा रखनेवाला है। 

यहाँ एकरूप आत्मा में बध और मोक्ष- इसप्रकार दो भेद पडे, इसलिए 
व्यवहार कहा गया हो-सो बात नहीं है, अपितु बंध और मोक्ष - इन दोनों 
पर्यायों में पर की अपेक्षा रूप द्वैत होने से व्यवहार कहा गया है। 

कर्म की अपेक्षा न लेकर यह कहना कि आत्मा अकेला ही बंध-मोक्ष 
रूप होता है, निश्चयनय है। 

इसप्रकार यहाँ बध-मोक्ष पर्याय का कथन निमित्त की अपेक्षा सहित 
३ व्यवहारनय है और निमित्त की अपेक्षा लिए बिना करना निश्चयनय 

। 

जहाँ जिस अपेक्षा से व्यवहारनय-निश्चय का कथन किया गया हो, 
बहाँ उसी अपेक्षा से समझना योग्य है। 

उक्त कथन का आशय यह नहीं है कि पुदगलकर्म जीव को भावबंध 
कराता है; अपितु आत्मा में ही एक ऐसा धर्म है कि स्वयकृत भावबध में बह 
पुद्गलकर्म का अनुसरण करता है। 

यहाँ जो यह कहा जा रहा है कि निश्चयनय से आत्मा बध-मोक्ष मे अद्वैत 
का अनसरण करनेवाला है, उसमें आत्मा का त्रिकाल एकरूप स्वभाव जो कि 
दृष्टि का विषय है, वह नही लेना। यहाँ तो बंध-मोक्ष पर्याय मे अकेला आत्मा ही 
परिणमता है-इसप्रकार अकेले आत्मा की अपेक्षा से बध-मोक्ष पर्याय को 
लक्ष्य मे लेने की बात है। 

बधपयाय में भी अकेला आत्मा परिणमित होंता है और मोक्षपर्याय मे भी 
अकेला आत्मा ही परिर्णामत होता है- इसप्रकार बध - मोक्ष पर्याय निरपेक्ष है, 
इसलिए निश्चय से आत्मा बध एव मोक्ष मे अद्वैत का अनुसरण करनेवाला है; 
इसप्रकार का भराबान आत्मा में एक धर्म है। रे 


१ नयप्रज्नापन (गुजराती), पृष्ठ ३०२-३०३ 
२ नयप्रज्ञापन (गुजराती), पृष्ठ ३०६ 
३. नयप्रज्ञापन (गुजराती), पृष्ठ ३१२ 


३४० ] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


आत्मा स्वय ही स्वयं की पर्याय मे ही बँधता है और स्वयं ही स्वय की 
पर्याय मे ही मक्त होता है- इसप्रकार बंध-मोक्ष में स्वयं अकेला ही होने से 
निश्चय से आत्मा अद्गैत का अनुसरण करता है। निश्चय से बध व मोक्ष मे 
आत्मा अपने भाव का ही अनुसरण करता है, पर का अनुसरण नही करता। वह 
स्वय विकाररूप परिणमित होकर विकार से बँधता है और स्वय श॒द्ध 
चैतन्यस्वभाव का आश्रय लेकर स्वय ही शुद्धभावरूप परिणमित होकर मृक्त 
होता है। 

इस विधि से निश्चय से आत्मा बध-मोक्ष मे स्वय के अतिरिक्त किसी 
अन्य का अनुसरण नही करता; इसलिए यह कहा जाता है कि आत्मा बंध और 
मोक्ष मे अद्वैत का अनुसरण करनेवाला है - इसप्रकार का आत्मा का एक धर्म 
है। १." 

इस अनन्त धर्मात्मक भगवान आत्मा मे अन्य अनन्त धर्मो के समान एक 
व्यवहार नामक धर्म भी है, जिसके कारण यह भगवान आत्मा बध और मोक्ष मे 
दैत का अनुसरण करता है और एक निश्चय नामक धर्म भी है, जिसके कारण 
यह भगवान आत्मा बध और मोक्ष मे अद्वैत का अनुसरण करता है। 

भगवान आत्मा के इन व्यवहार धर्म और निश्चय धर्म को विषय बनाने 
वाले नयो को क्रमश व्यवहारनय और निश्चयनय कहते है। 

व्यवहार और निश्चयनयो की जो परिभाषाएँ अन्य प्रकरणों मे आती है, 
'उनसे इन व्यवहार-निश्चयनयो का कोई सबध नहीं है, उन्हे इन पर घटित 
करना उचित नहीं है: क्योकि ये नय तो भगवान आत्मा के अनन्तधर्मो मे से 
एक-एक धर्म को विषय बनानेवाले एक-एक नय है। 


(४६-४७) अशुद्धनय और शुद्धनय 


'अशुद्धनयेन घटशराववदिशिष्टमृण्मात्रवत्सोपाधिस्व भावम्‌ । 
शुद्धनयेन केवलमृण्मात्रवन्निरुपाधिस्व भावम्‌। २ 

आत्मद्रव्य अशुद्धनय से घट और रामपात्र से विशिष्ट मिट्टी मात्र के 
समान सोपाधिस्वभाववाला है और शुद्धनय से केवल मिट॒टी के समान 
निरुपाधिस्वभाववाला है। ' 

जिसप्रकार मिट॒टी अपने सोपाधिस्वभाव के कारण घट, रामपात्र आदि 
पर्यायो में परिणमित होती है और निरुपाधिस्वभाव के कारण मिट॒टीरूप ही 
रहती है; उसीप्रकार यह भगवान आत्मा भी अपने सोपाधिस्वभाव के कारण 





१. नयप्रज्ञापन (गुजराती), पृष्ठ ३१३-३१४ 
२ 'प्रबचनसार' तस्थप्रदीपिका टीका का परिशिष्ट 


सैतालीस नय * नाम एवं सामान्य परिचय] [३४१ 


रागादिरूप परिणमित होत्ता हुआ अशुद्ध होता है और निरुपाधिस्वभाव के 
कारण सदा शुद्ध ही रहता है। 


अनन्त धर्मात्मक इस भगवान आत्मा में अन्य अनन्त धर्मों के समान एक 
अशुद्ध नामक धर्म भी है, जिसके कारण यह भगवान आत्मा विकारी भावरूप 
परिणमित होता है और एक शुद्ध नामक धर्म भी है, जिसके कारण यह भगवान 
आत्मा सदा एकरूप ही रहता है। इन अँशुद्ध और शुद्ध धर्मों को 
सोपाधिस्वभाव और निरुपाधिस्वभाव भी कहते हैं। भावरूप परिणमित होना 
ही सोपाधिस्वभाव है और सदा एकरूप रहना ही निरुपाधिस्वभाव है। 


इसप्रकार यह भगवान आत्मा अशुद्ध भी है और शुद्ध भी है। अशुद्ध धर्म 
के कारण रागादिरूप परिणमित होता है, अत. अशुद्ध है और शुद्ध धर्म के कारण 
सदा एकरूप रहता है, अतः शुद्ध है। इसे इसप्रकार भी कह सकते हैं कि यह 
भगवान आत्मा अशुद्धनय से सोपाधिस्वभाववाला है और शुद्धनय से 
निरुपाधिस्वभाववाला है। 


भगवान आत्मा के इन सोपाधिस्वभाव व निरुपाधिस्वभाव अर्थात्‌ 
अशुद्ध धर्म व शुद्धधर्म को विषय बनानेवाले नय ही क्रमश: अशुद्धनय व 
शुद्धनय है। 


अशुद्धनय के माध्यम से यहाँ यह कहा जा रहा है कि आत्मा में उत्पन्न 
होनेवाले रागादि विकारीभाव भी पर के कारण उत्पन्न नही होते, उनकी 
उत्पत्ति के कारण भी आत्मा मे ही विद्यमान हैं। यदि आत्मा मे अशुद्ध धर्म 
नामक धर्म नही होता तो दुनिया की कोई भी शक्ति उसे रागादिभावरूप 
परिणमित नहीं करा सकती थी। 


इस सन्दर्भ मे 'नयप्रज्ञापन' का कथन इसप्रकार है - 

"यदि इसप्रकार का धर्म भगवान आत्मा में स्वय का नही होता तो अन्य 
अनन्त परद्रव्य इकट्ठे होकर आत्मा में विकार उत्पन्न नही कर सकते थे। 
निगोद से लेकर चौदहवे गणस्थान तक जो उपाधिभाव- 
विकारभाव -- उदयभाव - संसारभाव होते है, उन्हें आत्मा स्वयं ही धारण 
किये रहता है, क्योंकि अशुद्धनय से आत्मा का ऐसा ही स्वभाव है। 

जिसप्रकार रागादिरूप परिणमित होना आत्मा का त्रिकाली स्वभाव नही 
है, उसीप्रकार ये रागादिभाव पर के कारण भी नहीं होते। 


यद्यपि लक्ष्मी, शरीर, स्त्री-पृत्रादि, धर-बार दुकान आदि पर पदार्थों की 
उपाधि भगवान आत्मा में नहीं है, तथापि अशुद्धनय से रागादि विकारी भावरूप 
उपाधिवाला तो यह आत्मा है ही। 'उपाधि' शब्द से यह तो स्पष्ट ही है कि यह 


३४२] ह [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


भगवान आत्मा का त्रिकाली मूलस्वभाब नहीं है, मात्र पर्याय में एकसमय की 
उपाधि है। | 

यद्यपि क्षणिक पर्याय में अशुद्धता है - इस अपेक्षा से उपाधि है, तथापि 
सामान्यस्वभाव की अपेक्षा आत्मा में उपाधि नही है। उपाधि के काल में भी यह 
भगवान आत्मा निरुपाधिस्वभाववाला भी है। एकसमय में ही यह आत्मा 
इसप्रकार के अनेक धर्मोंवाला है और श॒द्ध चैतन्यमात्र आत्मा को दृष्टि में लेना 
ही इन सभी धर्मों के जानने का फल है।  * 

उपर्युक्त विवरण से यूह स्पष्ट है कि यह भगवान आत्मा अशुद्धनय से 
सोपाधिस्वभाववाला अर्थात्‌ अशुद्ध है और शुद्धनय से निरुपाधि- 
स्वभाववाला अर्थात्‌ शुद्ध है। 

इसप्रकार यह भगवान आत्मा शुद्ध भी है और अशुद्ध भी है। 

इसप्रकार ४७ धर्मों के माध्यम से भगवान आत्मा का स्वरूप स्पष्ट 
करनेवाले ४७ नयों का संक्षिप्त स्वरूप कहा। इन नयों की विस्तृत जानकारी के 
लिए आध्यात्मिक सत्पुरुष श्री कानजी स्वामी की कृति नय प्रज्ञापन का गहराई 
से अध्ययन किया जाना चाहिए। 


टन 





#*स*ीफीआीजीसीजीसबजीजीजीर 





/८११२३१७०७८१७-९+७४५५/५/९१७०* |. 


वस्तुतः जगत पीला नही है, किन्तु हमे पीलिया हो गया 
है; भ्रतः जगत पीला दिखाई देता है। इसीप्रकार जगत में तो 
ग्रसत्य की सत्ता ही नहीं है; पर भ्रसत्य हमारी दृष्टि मे ऐसा 
समा गया है कि वहू जगत में दिखाई देता है । 


सुधार भी जगत का नही; पझ्पनी दृष्टि का, भ्पने ज्ञान 
का करना है। सत्य का उत्पादन नही करना है, सत्य तो है 
ही; जो जैसा है, वही सत्य है। उसे सही जानना है, मानना 
है। सही जानता-मानना ही सत्य प्राप्त करता है। श्र प्रात्म- 
सत्य को प्राप्त कर राग-द्ंष का प्रभाव कर बीतरागतारूप 
। परिणति होना सत्यधर्म है। - धर्म के दशलक्षर, पृष्ठ ७६ 
७ 


7७७५२ जी की तएीफी सीसी फीकी या लि कीसीफीअल कपिल > लीड पड न िपिकीपकीची ि 





१ मयप्रश्ञापन (गुजराती), पृष्ठ ३२१ 
२ नयप्रज्ञापन (गृजराती), पृष्ठ ३२४५ 


चच्ट अध्याय 
सप्तमंगी 


विविध प्रकार के विविध नयो के विस्तृत विवेचन के उपरान्त अब 
सप्तभंगी की चर्चा प्रसंग प्राप्त है, क्योकि यथास्थान अनेक प्रसगों मे इसकी 
चर्चा आई है। 

यद्याप ४७ नयो के प्रकरण मे सप्तभगी सम्बन्धी अस्तित्वनय, 
नास्तित्वनय आदि ७ नयो की चर्चा हो चुकी है, तथापि यहाँ सप्तभगी 
सम्बन्धी सामान्य जानकारी दिया जाना अत्यन्त आवश्यक है। 

सप्तभगी दो प्रकार की होती है .-प्रमाण सप्तभगी और नय 
सप्तभगी। 

नय सप्तभगी के निरूपण के बिना नयो की चर्चा अधूरी ही रहेगी। अत. 
इस अध्याय में सप्तभगी पर संक्षिप्त विवेचन अपेक्षित है। 

किसी भी वस्तु के प्रतिपादन के सन्दर्भ मे सर्वप्रथम एक बात सामने 
आती है कि उसका प्रतिपादन सम्भव भी है या नही? यदि वाणी द्वारा किसी 
वस्त॒ का प्रतिपादन सम्भव ही न हो तो फिर व्यर्थ के बौद्धिक व्यायाम से क्या 
लाभ है? 

यह प्रश्न उठना अस्वाभाविक भी नहीं है; क्योकि जिनवाणी के मूल 
प्रतिपाद्य भगवान आत्मा को स्थान-स्थान पर वचन-अगोचर, बचनातीत, 
विकल्पातीत कहा गया है। 

अतः वस्तु के प्रतिपादन मे मूल प्रश्न यह है कि वह वक्तव्य है या 
अवक्तव्य? 

स्याद्गादी जिनागम इसका यही उत्तर देता है कि वस्तु कथचित्‌ वक्तव्य 
है और कथचित॒ अवक्तव्य है। 

अब यदि हम वस्तु के अस्तित्व के सन्दर्भ में विचार करे तो सर्वप्रथम तो 
यही प्रश्न उपस्थित होगा कि वस्तु के अस्तित्व के सम्बन्ध मे कछ कहा जा 
सकता है या नही? 

यदि कहा जा सकता है तो क्या कहा जा सकता है? और यदि नही कहा 
जा सकता है तो क्या नही कहा जा सकता है?-यह सब स्पष्ट करना अत्यन्त 
आवश्यक है। 


३४४ | [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


कहे जा सकने के सन्दर्भ मे तीन स्थितियाँ बनती हैं - (१) अस्तित्व 
कहा जा सकता है (२) नास्तित्व कहा जा सकता है और (३) क्रम से 
अस्तित्व-नास्तित्व दोनो कहे जा सकते है। 

नहीं कहे जा सकने के संदर्भ में चार स्थितियाँ बनती हैं :-(१) क॒छ भी 
नही कहा जा सकता है। (२) अस्तित्व नही कहा जा सकता है। (३) नास्तित्व 
नही कहा जा सकता है, और (४) अस्तित्व-नास्तित्व दोनों एकसाथ नहीं कहे 
जा सकते है। 

इसप्रकार तीन भग वक्तव्य सम्बन्धी और चार भग अवक्तव्य 
सम्बन्धी; कल मिलाकर अस्तित्व-नास्तित्व सम्बन्धी सात भग हो गये, 
जिन्हे हम कर्थंचित शब्द लगाकर इसप्रकार व्यक्त करते है - 

(१) कथ्थंचित्‌ घट है (२) कथचित॒ घट नही है (३) कर्थाचत्‌ घट है भी 
और कथचित्‌ घट नही भी है (४) कर्थाचित्‌ घट अव्यक्तव्य है (५) कर्थंचित 
घट है और अवक्तव्य है (६) कर्थाचित्‌ घट नही है और अव्यक्तव्य है और (७) 
कथचित॒ घट है, कथचित्‌ नहीं है और कथचित॒ अवक्तव्य है। 

इसीप्रकार एक-अनेक, नित्य-अनित्य, भिन्‍न-अभिन्‍न, द्वैत-अद्गैत 
आदि के सन्दर्भ में भी सात-सात भग बनते है। 

इन सात भगो के समाहार को ही सप्तभगी कहते है। 

आचार्य कन्दकन्द ने पचास्तिकाय में सात भगो की चर्चा इसप्रकार की 

''सिय अत्थि णजत्थि उहयं अव्वत्तव्बं पुणो य तत्तिदयं । 
दव्यं ख सत्तभंगं आदेसवसेण संभवदि ।।' 

आदेश के वश मे द्रव्य कर्थंचित्‌ है, कथचित्‌ नही है, कथचितु है भी 
और नहीं भी है, कथचित्‌ अवक्तव्य है, कर्थंचित्‌ अति अवक्तव्य है, कर्थाचित्‌ 
नास्ति अवक्तव्य है, कर्थंचित्‌ अस्ति-नास्ति अवक्तव्य है। प्रत्येक द्रव्य 
इसप्रकार के सात भंगवाला है। 

उक्त सात भंगो की अपेक्षा स्पष्ट करते हुए आचार्य अमृतचन्द्र उसी 
गाथा की टीका मे लिखते है - 

"यहां सर्वथापने का निषेधक, अनेकान्त का द्योतक 'स्यात' शब्द 
'कथाचित्‌' ऐसे अर्थ में अव्ययरूप मे प्रयक्त हुआ है। वहाँ (१) द्रव्य 
स्वद्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव से कथन किये जाने पर अस्ति' है, (२) द्रव्य 
परद्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव से कथन किये जाने पर नास्ति' है, (३) द्रव्य 
स्वद्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव से और परद्रव्य-क्षेत्र-काल-भाव से क्रमश. कथन 


१ पचास्तिकाय, गाथा १४ 


सप्तभंगी ] [३४५ 


किये जाने पर 'अस्ति और नास्ति' है, (४) द्रव्य स्वद्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव से 
और परद्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव से युगपद कथन किये जाने पर 'अवक्तव्य' है, 
(५) द्रव्य स्वद्रव्य-क्षेत्र काल-भाव से और युगपद्‌ स्वपर-द्रब्य-क्षेत्र-काल- 
भाव से कथन किये जाने पर अस्ति और अवक्तब्य है, (६) द्रव्य परद्रव्य-क्षेत्र- 
काल-भाव से कथन किये जाने पर नास्ति और अवक्तव्य' है, (७) द्रव्य 
स्वद्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव से, परद्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव से और युगपद 
स्वपरद्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव से कथन किये जाने पर 'अस्ति-नास्ति और 
अवक्तव्य' है। 

यह अयोग्य नही है, क्‍योंकि सर्व वस्तु (१) स्वरूपादि से 'अशन्य' है, 
(२) पररूपादि से शन्य' है, (३) स्वरूपादि से और पररूपादि से अशन्य 
और शूनन्‍्य' है, (४) स्वरूपादि से और पररूपादि से एक ही साथ ' अवाच्य' है। 
भगो के सयोग से कथन करने पर (५) अशून्य और अवाच्य' है, (६) शून्य 
और अवाच्य' है, (७) 'अशन्य, शून्य और अवाच्य' है। 

यहाँ एक प्रश्न सभव है कि एक ही द्रव्य सात भंगरूप कैसे हो सकता 
है” 

इसीप्रकार का प्रश्न आचार्य जयसेन ने पचास्तिकाय की गाथा १४ की 
टीका मे स्वय उठाया है और उसका उत्तर इसप्रकार दिया है - 

“जिसप्रकार एक ही देवदत्त नामक पुरुष मुख्य और गौण विवक्षा से 
अनेक प्रकार का हो जाता है. पृत्र की अपेक्षा पिता, पिता की अपेक्षा पत्र, मामा 
की अपेक्षा भानजा, भानजे की अपेक्षा मामा: पत्नी की अपेक्षा पति और 
बहिन की अपेक्षा भाई कहा जाता है, शत्रु की अपेक्षा शत्र और मित्र की 
अपेक्षा मित्र कहा जाता है; इसीप्रकार एक द्रव्य विभिन्न अपेक्षाओ से सात 
भगवाला हो सकता है, उसके सात भगरूप होने में कोई दोष नहीं है। 

यह तो सामान्य कथन हआ, स॒क्ष्म व्याख्या से सत्‌, एक, नित्य आदि 
धर्मों में से प्रत्येक धर्म मे भिन्न-भिन्न सप्तभगी लगाई जानी चाहिए। 

किसप्रकार ? 

स्थादस्ति, स्थाद नास्ति, स्याद अस्ति-नास्ति, स्थाद अवक्तव्य आदि के 
समान स्यादेक, स्यादनेक, स्यादेकानेकं, स्यादवक्तव्य इत्यादि: स्याश्नित्य, 
स्यादनित्य, स्यापन्नित्यानित्य, स्थादवक्तव्यं इत्यादि। 

इस बात को किस द्रष्टान्त से समझे? 

इसे भी उसी देवदत्त नामक पुरुष के द्रष्टान्त से समझा जा सकता है। 
जैसे-वह देवदत्त स्यादपत्र., स्यादपृत्र , स्थादपत्रापत्र इत्यादि रूप है। ' 

तात्पर्य यह है कि विभिन्‍न अपेक्षाओं से देवदत्त पुत्र भी है, पिता भी है, 
मामा भी है, भानजा भी है, भाई भी है, पति भी है, शत्रु भी है, मित्र भी है; यह 


३४६] [परमभाक- प्रकाशक नयचक्र 


तो ठीक पर उसी देवदत्त के इन विभिन्‍न रूपो में से प्रत्येक रूप पर सात-सात 
भंग घटित हो सकते हैं। जैसे वह पत्र भी है, अपृत्र भी है, पत्रापत्र भी है 
इत्यादि: मामा भी है, अमामा भी है, मामा-अमामा भी है इत्यादि; पिता भी 
है, अपिता भी है, पिता-अपिता भी है, इत्यादि। 
प्रत्येक द्रव्य मे परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले नित्य-अनित्य, 
एक-अनेक, भाव-अभाव आदि जितने भी धर्मयुगल हैं; उन सभी पर ये सात 
भंग अबतरित होते है। 
वस्त के प्रत्येक धर्म में सप्तभगी की योजना की जा सकती है और वस्तु 
के स्वरूप को समझने के लिए करनी भी चाहिए-इस बात को स्पष्ट करते 
हुए माइल्‍लधवल लिखते है .- 
"एकजणिरुद्धे इयरो पड़ियक्‍्खो अवरेय सब्भावों । 
सब्बेसि स सहावे कायव्या होइ तह भंगा ।। 
वस्तु के किसी एक धर्म को ग्रहण करने पर उसका प्रतिपक्षी धर्म भी 
ग्रहण करन मे आता है; क्योंकि वे दोनो ही धर्म वस्तु के स्वभाव है। वस्तु के 
सभी धर्मों मे सप्तभगी की योजना करनी चाहिए। 
यहाँ एक प्रश्न यह भी सभव है कि जब प्रत्येक वस्तु मे अनन्त धर्म है तो 
भग भी अनन्त ही होने चाहिए, यहाँ मात्र सात ही भग क्यों बताये जा रहे है? 
भाई, बात यह है कि वस्तु मे अनन्तधर्म होने से अनन्त सप्तभंगियाँ तो 
हो सकती है, पर वस्तु के एक धर्म सम्बन्धी भग तो सात ही होते है। 
स्याद्गादमजरी मे इस सन्दर्भ मे जो उल्लेख प्राप्त है, वह इसप्रकार है .- 
"न च वाच्यमेकत्र वस्तनि विधीयमाननिषि ध्यमानानन्त धर्म भ्युपग मे - 
नानन्तभंगीप्रसवोद असंगतेव सप्तभंगीति। विशधिनिषेधप्रकारापेक्षया 
प्रतिपर्यायं बस्तुनि अनन्तानामपि सप्तभ्ंगीनामेव सम्भवात्‌ ।२ 
प्रश्न :-यदि आप प्रत्येक वस्तु मे अनन्त धर्म मानते हो, तो अनन्त भंगो 
की कल्पना न करके वस्तु में केवल सात ही भंगों की कल्पना क्‍यों करते हो? 
उत्तर :-प्रत्येक वस्तु मे अनन्तधर्म होने के कारण वस्तु में अनन्तभग 
होते हैं, पर ये अनन्तभंग विधि और निषेध की अपेक्षा सात ही हो सकते हैं। '' 
तात्पर्य यह है कि भंग अनन्त हो सकते हैं, सप्तभंगियाँ भी अनन्त हो 
सकती हैं; पर अनन्तभंगी नही होती। 
चाहे प्रमाण से प्रतिपादन किया जा रहा हो चाहे नग्न से, पर भंग तो सात 
ही होते है। “इस परमसत्य की घोषणा नयचक्र में इसप्रकार की गई है:-- 
न यमन कक व न 


१ व्रव्यस्वभावप्रकाशक नपचक़, गाया २५९ 
२ जैनेन्तसिद्धान्त कोश, भाग- ४. पृथ्द ३१९९ 


सप्तभंगी ] [३४७ 


'सत्तेवः हूति भंगा प्रमाजणयदणयभेदजत्तावि । 
सियसावेक्शथपसाजा जएज जय दणय जिरवेक्खा ।। 
अत्थिलि णत्थि दोवि य अव्वत्तव्ब॑ सिएण संजत्तं । 
अव्यत्तव्वा ते तह पमाणभंगी सुणायय्या ।। 
अत्थिसहावं दव्यं॑ सद्ृब्वादीस भाहियणएज 
ते पिय जत्थिसहायं परदव्वादीहि गहिएणज ।। 
उहये उहयणएण अय्वत्तव्व॑ थे जाण समुदाएं । 
ते तिथ अव्यत्तव्वा जियणियणयअत्थसंजोए ।। 
अत्थेब जत्थि उहय॑ अव्यत्तव्वं तहेव पुण तिदय॑ 
तह सिय जयणिरवेक्खं जाणसु दय्वे दणयभंगी 
प्रमाण, नय और दर्नय के भेद से य॒क्त सात ही भंग होते हैं। स्यात सापेक्ष 
भगो को प्रमाण कहते है, नय से यक्त भगों को नय कहते हैं और निरपेक्ष भंगो 
को दर्नय कहते हैं। 
स्थात्‌ अस्ति, स्थात्‌ नास्ति, स्थात्‌ अस्ति-नास्ति, स्थात्‌ अवक्तव्य, 
स्यथात्‌ अस्ति अवक्तंव्य, स्थात्‌ नास्ति अवक्तव्य, और स्यात्‌ अस्ति-नास्ति 
अवक्तव्य-ये प्रमाण सप्तभगी जानना चाहिए। 
स्वद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव से द्रव्य अस्तिरूप है; परद्रव्य, 
परक्षेत्र, परकाल और परभाव से नास्तिरूप है; स्वद्रव्यादि चतृष्टय एवं 
परद्रव्यादि चतुष्टय से अस्ति-नास्तिरूप है; दोनो धर्मों को एक साथ कहने की 
अपेक्षा अवक्तव्य है। 
इसीप्रकार अपने-अपने नय के साथ अर्थ की योजना करने पर द्रव्य 
अस्ति अवक्तव्य, नास्ति अवक्तव्य और अस्ति-नास्ति अवक्तव्य है। 
स्थात्‌ पद या नय की अपेक्षा लगाये बिना ही यह कहना कि वस्त्‌ 
अस्तिरूप ही है, नास्तिरूप ही है, अस्ति-नास्तिरूप ही है, अवक्तव्य ही है 
अस्ति अवक्तव्य ही है, नास्ति अवक्तव्य ही है एव अस्ति-नास्ति अवक्तव्य ही 
है-दुर्नय सप्तभंगी है।'' 
उक्त कथन में एक बात अत्यन्त स्पष्ट है कि नय सप्तभगी मे अपेक्षा 
स्पष्ट कर दी जाती है और प्रमाण सप्तभंगी में अपेक्षा स्पष्ट न करके उसके 
स्थान पर स्यात्‌' या 'कर्थाचत्‌' पद का प्रयोग किया जाता है। जैसा कि उक्त 
कथन में स्पष्ट किया गया है। उक्त कथन में- वस्तु किसी अपेक्षा अस्तिरूप 
है, किसी अपेक्षा नास्तिरूप है, किसी अपेक्षा अस्ति-नास्तिरूप है, किसी 
अपेक्षा अवक्तव्य है -आदि को प्रमाण सप्तभंगी का उदाहरण बताया गया है 


३ ह्रव्यस्थभाज॑प्रकाशक नयचक्र, गाथा २५४ से २५८ 


३४८] पिरम भाव-प्रकाशक नयचक्र 


और स्वद्रव्य-क्षेत्रकाल-भाव की अपेक्षा अस्तिरूप है, 
परद्रव्य-क्षेत्र-काल- भाव की अपेक्षा नास्तिरूप है--आदि को नय सप्तभगी 
का उदाहरण बताया गया है। 

प्रमाण सप्तभगी मे अपेक्षा स्पष्ट नही की गई है, मात्र इतना कह दिया 
गया है कि किसी अपेक्षा; पर नय सप्तभंगी में अपेक्षा स्पष्ट कर दी गई 
है।-प्रमाण सप्तभगी और नय सप्तभगी में यही मुलभूत अन्तर है। 

दूसरी बात यह है कि प्रमाण सप्तभंगी मे भी का प्रयोग है और नय 
सप्तभगी मे 'ही' का प्रयोग होता है। 

वस्तु कर्थाचित्‌ अस्तिरूप भी है, नास्तिरूप भी है, अस्ति-नास्तिरूप भी 
है, अवक्तव्य भी है आदि प्रमाण सप्तभगी के प्रयोग हैं और स्वचतृष्टय की 
अपेक्षा वस्तु अस्तिरूप ही है, परचतृष्टय की अपेक्षा नास्तिरूप ही है आदि 
प्रयोग नय सप्तभगी के हैं। 

बिनाँ अपेक्षा बताये ही ही' का प्रयोग करना दुर्नय सप्तभंगी है। 

नयचक्रकार ने 'स्थात॒' पद सहित वाक्य को प्रमाण-वाक्य कहा है और 
'स्यात्‌' पद के साथ एवकार (ही) सहित वाक्य को नय वाक्य कहा है। यही 
बात आचार्य जयसेन ने पचास्तिकाय और प्रवचनसार की तात्पर्यव॒त्ति नामक 
टीकाओ मे कही है। पचास्तिकाय की १४वीं गाथा की तात्पर्यवृत्ति टीका मे 
उन्होने लिखा है कि 'स्यादस्ति' यह वाक्य सम्पूर्ण वस्तु का बोध कराता है, 
अत प्रमाण वाक्य है और 'स्यादस्त्यैव द्रव्य. यह वाक्य वस्तु के एक धर्म का 
ग्राहक होने से नयवाक्य है। 

प्रवचनसार की ११५वी गाथा की तात्पय॑वब॒त्ति टीका में वे लिखते हैं कि 
पचास्तिकाय मे 'स्यथादस्ति' इत्यादि वाक्य से प्रमाण सप्तभगी का कथन किया 
है और यहां स्यादस्त्येव' वाक्य से जो एवकार का ग्रहण किया है, वह नय 
सप्तभगी बतलाने के लिए है। 

आचार्य जयसेन का वह मूल वाक्य इसप्रकार है .- 

"पूर्व पंचास्तिकाये स्थादस्तीत्यादिप्रमाणवाक्येन प्रमाणसप्तभंगी 
व्याख्याता, अश्र तु स्थादस्त्येव, यदेवकारग्रहणं 
तनन्‍नयसप्त भंगीज्ञापनार्थमीत भावार्थ:। यथेद॑ नफ़सप्तभंगी व्याख्यान 
शुद्धात्मद्रव्ये दर्शितं तथा यथासंभव सर्वपदार्थेष्‌ द्रष्टव्यमिति। ) 

पहले पचास्तिकाय मे स्यादस्ति इत्यादि प्रमाणवाक्य द्वारा प्रमाण 
सप्तभगी का व्याख्यान किया था. पर यहाँ स्यादस्त्येव मे जो एबकार (ही) का 
ग्रहण किया गया है, वह नयसप्तभगी बताने के लिए है। 

यहाँ जिसप्रकार शुद्धात्मद्रव्य पर नयसप्तभगी घटित की गई है, उसे 
यथासभव सवंपदार्थों पर घाटत कर लेना चाहिए।'' 

१ प्रबधनसार, गाथा ११४ की तात्पकर्शाल सका 





सप्तभगी ] [३४९ 


अनेकान्तात्मक वस्तु के स्वरूप के अधिगम एवं प्रतिपादन के रूप में 
प्रमाण और नयो की उपयोगिता असंदिग्ध है। जब प्रमाण के माध्यम से वस्तु 
के स्वरूप का प्रतिपादन किया जाता है, तब प्रमाण सप्तभगी अवतरित होती 
है और जब नयो के माध्यम से वस्तु के स्वरूप का प्रतिपादन होता है, तब नय 
सप्तभंगी अवतरित होती है। 

प्रमाण सप्तभगी और नय सप्तभगी का अन्तर स्पष्ट करते हुए प्रोफेसर 
उदयचन्दजी जैन लिखते है - 

"ये सातों ही भग जब सकलादेशी होते है तब प्रमाण, और जब 
विकलादेशी होते है तब नय कहे जाते है। इसप्रकार सप्तभगी 
प्रमाणसप्तभगी और नयसप्तभगी के रूप मे दो प्रकार की हो जाती है। 
सकलादेश एक धर्म के द्वारा समस्त वस्तु को अखण्डरूप से ग्रहण करता है 
और विकलादेश एक धर्म को प्रधान तथा शेष धर्मो को गौण करके वस्तु का 
ग्रहण करता है। 'स्याज्जीव एव' यह वाक्य अनन्त धर्मात्मक जीव का 
अखण्डभाव से बोध कराता है, अत यह सकलादेशात्मक प्रमाणवाक्य है। 
और '्यादस्त्येव जीव ' इस वाक्य मे जीव के अस्तित्व धर्म का मख्यरूप से 
कथन होता हैं; अतः यह विकलादेशात्मक नयवाक्य है। सकलादेश मे 
धर्मिवाचक शब्द के साथ एवकार का फ्रथोंग होता है और विकलादेश मे 
धर्मवाचक शब्द के साथ उसका प्रयोग होता है। ' 

दुर्नय सप्तभगी वस्तृत सप्तभगी ही नहीं है, वह तो सप्तभगी का 
आभासमात्र है; अत मूलत. तो सप्तभगी दो प्रकार की ही होती है-प्रमाण 
सप्तभगी और नय सप्तभगी; यदि दुर्नय सप्तभगी को भी शामिल करले तो 
तीन प्रकार भी कह सकते हैं। 

दर्नय सप्तभगी के समान दष्प्रमाण सप्तभंगी की भी कल्पना की जा 
सकती है; क्योंकि पंचास्तिकाय की १४वीं गाथा की तात्पर्यव॒त्ति नामक टीका 
मे आचार्य जयसेन ने दुर्नयवाक्य के समान दुष्प्रमाण वाक्य की भी चर्चा की है 
जो इसप्रकार है :- 

"अस्ति द्रव्यभितिदु:प्रमाण वाक्य अस्त्यैव द्रव्यमिति दुर्नयवाक्यम्‌। 


'द्रव्य है'-यह दष्प्रमाण वाक्य है और द्रव्य है ही --यह दुर्नय वाक्य 
है। 

इसप्रकार यह स्पष्ट है कि नयसप्तभगी नय है और दुर्नयसप्तभगी 
नयाभास तथा प्रमाणसप्तभगी प्रमाण है और दुष्प्रमाणसप्तभगी 
प्रमाणाभास। ध्यान रहे प्रमाण और नय ही तत्त्वार्थो के अधिगम के उपाय है, 
प्रमाणाभास और नयाभास नहीं। 
१ आणप्तप्रीमासा तत्वदीपिका, प्रस्तावना पृष्ठ ९८ 


३४०] [परमभाक प्रकाशक नयचक्र 


सप्तभगी के स्वरूप को स्पष्ट करनेवाले कतिपय महत्त्वपूर्ण अन्य 
कथन इसप्रकार हैं - 

"सैचानयविनियोगपरिपाटी. सप्तभंगीत्यच्यते,. भंगशब्दस्य 
वस्तुस्वरूपभेदवाचकत्वात्‌ सप्तानां भंगानां समाहार: सप्तरभंगीति 
सिद्धे:। 

नयो के कथन करने की इस शैली को ही सप्तभगी कहते हैं। यहाँ भग 
शब्द बस्त॒ के स्वरूप विशेष का प्रतिपादक है। इससे यह सिद्ध हुआ कि सात्त 
भंगों के समृह को सप्तभगी कहते हैं। 

प्रश्नवशादेकस्मिन॒ वस्तुन्यविरोधेन. विधिप्रततिषेधविकल्पना 
सप्तभंगी। * 

प्रश्न के अनुसार एक वस्त्‌ मे प्रमाण से अविरुद्ध विधि-प्रतिषेध धर्मों 
की कल्पना करना सप्तभगी है। 

एकस्मिन्नविरोधेन प्रमाणनयवाक्यतः । 
सदादिकल्पना या च सप्तभंगीति सा मता । । * 

प्रमाणवाक्य से अथवा नयवाक्य से एक ही वस्तु में अविरो धरूप से जो 
सत्‌-असतु आदि धर्मों की कल्पना की जाती है, उसे सप्तभगी कहते है। 

सप्तभंगी के उक्त विश्लेषण से यह बात स्पष्ट होती है कि जब हम 
किसी वस्तु के सम्बन्ध मे विचार करते है तो हमारे चित्त मे उस वस्त्‌ के 
अस्तित्वादि के सम्बन्ध में अनेक प्रश्न खडे होते है और उनके उत्तर जानने 
की तीब्र जिज्ञासा भी पैदा होती है। यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य है कि वस्त के 
अस्तित्वादि सम्बन्धी वे जिज्ञासाएँ सात प्रकार की ही होती हैं और उनके 
उत्तर भी सात प्रकार से ही दिये जाते है। उन सात प्रकार की जिज्ञासाओ की 
ही यहाँ सात भग कहा गया है। 

उक्त सदर्भ में सिद्धान्ताचार्य पण्डित कैलाशचन्दजी का निम्नाकित 
कथन द्रष्टव्य है .- 

"चूँकि वे वाक्य सात ही होते है, इसलिए उन्हें सप्तभगी कहते है। 
शायद कोई कहे कि वस्त मे विधि (है) की कल्पना ही सत्य है, इसलिए केवल 
विधिवाक्य है' ही ठीक है; किन्तु ऐसी मान्यता उचित नहीं है, निषे धकल्पना 
'नास्ति' भी यथार्थ है। यदि कोई कहे कि निषेधकल्पना ही यथार्थ है तो वह 
भी ठीक नहीं है, क्योंकि वस्तु केवल अभावरूप ही नहीं है। 

यदि कोई कहे कि वस्तु के अस्तित्वधर्म का कथन करने के लिए 
१ न्यायदीपिका, तृतीय प्रकाश, पृष्ठ १२७ 


२ राजवार्तिक, प्रथम अध्याय, पृष्ठ ३३ 
हे पच्रास्तिकाय, तात्पर्यवृन्लि, पृष्ठ ३० 





सप्तभंगी ] [३५१ 


विधिवाक्य और नास्तित्वधर्म का कथन करने के लिए निषेधवाक्य-ये दो ही 
वाक्य हैं, तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है। पहले विधिवाक्य और दूसरे 
निषेधकक्य मे एक-एक धर्म की ही प्रधानता है, किन्तु तीसरे वाक्य 
'स्थादस्ति-नास्ति' में दोनों ही धर्म प्रधान हैं। उसका कथन केवल विधिवाक्य 
या केवल निषेधवाक्य से नहीं किया जा सकता। 

यदि कोई कहे कि तीन ही वाक्य पर्याप्त हैं तो यह भी ठीक नहीं है, 
क्योंकि एकसाथ दोनो धर्मों का प्रधानरूप से कथन करने की विवक्षा मे चत॒र्थ 
'स्थादवक्तव्य' वाक्य भी आवश्यक है। 

शायद कोई कहे कि चार ही वाक्य पर्याप्त है तो ऐसा भी कहना ठीक 
नही है, क्योंकि विधि-निषेध और विधि-निषेध के साथ अवक्तव्य को विषय 
करनेवाले तीन अन्य वाक्य भी आवश्यक हैं। 

इसप्रकार विधिकल्पना, निषेधकल्पना, क्रम से विधि-निषेधकल्पना, 
एकसाथ . विधि-निषेधकल्पना, विधिकल्पना सहित एकसाथ 
विधि-निषेधकल्पना, निषेधकल्पना सहित एक साथ विधि-निषेधकल्पना 
और क्रम से तथा एकसाथ विधि निषेधकल्पना-ये सात भग होते है। 

प्रत्यक्षादि से विरुद्ध विधि-निषेधकल्पना का नाम सप्तभगी नही है, 
प्रत्क्षादे से विरोधरहित विधि-निषेधकल्पना का नाम सप्तभंगी है। 

इसके साथ ही अनेक बस्तुओ में पाये जाने वाले धर्मों को लेकर 
सप्तभगी प्रवर्तित नहीं होती, किन्तु एक ही वस्तु के धर्म को लेकर सप्तभगी 
प्रवर्तित होती है। 

एक वस्तु मे पाये जानेवाले अनन्तधर्मों को लेकर एक ही वस्तु मे अनन्त 
सप्तभंगियाँ भी हो सकती हैं। 

चूँकि प्रश्न के प्रकार सात ही होते है, इसलिए भग भी सात ही होते है। 
इसलिए सप्तभगी के लक्षण में 'प्रश्नवश' यह पद रखा गया है। सात प्रकार 
के प्रश्नों का कारण है जिज्ञासा के सात प्रकारो का होना और जिज्ञासा के सात 
प्रकारों का होने का कारण है सशय के प्रकारों का सात होना। और सात 
प्रकार के सशय का कारण है संशयविषयक वस्तृधर्म के सात ही प्रकार 
होना। " 

सात भगो के सन्दर्भ में सप्तभंगी तरगणी में भी इसीप्रकार का भाव 
व्यक्त किया गया है, जो इसप्रकार है :- 

“अ्रतिषद्य प्रश्नानां सप्तविधानामेव सदभावात्‌ सप्तेव भंगा इति। 

ननु्‌ प्रश्नानां सप्तविधत्वं कथामिति चेत्‌; जिजासानां सप्तविधत्वात्‌। 


१ द्रव्यस्थभावप्रकाशक नयचक्र पृष्ठ १२९/१३० 


३५२] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


ननु सप्तधैव जिज्ञासा कृत इति चेत्‌ सप्तधा संशयानामत्पत्ते:। 
संशयानां सप्तविधत्यन्तु तद्विषयीभूत धर्माणां सप्तविधत्वात्‌। ' 
प्रतिपाद्य प्रश्नो के सात प्रकार होने से सात ही भग होते है। 
प्रश्न :-प्रश्न सात ही क्‍यों होते है? 
उत्तर :-क्योंकि जिज्ञासाएँ सात प्रकार की होती है। 
प्रश्न :-जिज्ञासाएँ सात ही प्रकार की क्यो होती है? 
उत्तर :-क्योंकि सशय भी सात प्रकार के ही उत्पन्न होते है। 
प्रश्न :-सशय सात प्रकार के क्यो उत्पन्न होते है? 
उत्तर :-सशयो के विषयभूत धर्म ही सात प्रकार के होते है। ' 
उक्त सात भगो मे पहला, दूसरा और चौथा ये तीन मूल भग है और 
शेष चार भग सयोगी भग है, जो मल भगो के सयोग से बनते है। इसप्रकार 
अस्ति, नास्ति और अवक्तव्य असयोगी मल भग है, अस्ति-नास्ति, 
अस्ति-अवक्तब्य और नास्ति-अवक्तव्य ये तीन द्विसयोगी भग है और 
अम्ति-नास्ति-अवक्तव्य यह एक त्रिसयोगी भग है। 
पचा ध्यायीकार आरम्भ के दो भगो को वर्णस्थानीय भग कहते है और 
शेष भगो को पदस्थानीय भग कहते है। तात्पय यह है कि जिसप्रकार वर्ण 
(अक्षर) अकेले होते है, असयोगी होते है, उसीप्रकार आरभ के दो भग 
असयागी होते है। तथा जिसप्रकार पद अक्षरों से मिलकर बनते है, अत 
सयोगी होते है; उसीप्रकार शेष भग भी सयोगी होते है। 
पचा ध्यायीकार का मल कथन इसप्रकार है - 
सर्वत्र क्रम एव द्रव्ये क्षेत्र तथा&थें काले च । 
अनुलोमप्रतिलोमैरस्तीति विवक्षितों मुख्य:।।२८७।। 
अपि चैवं प्रक्रियया नेतव्या: पंचशेष भंगाश्च । 
वर्णवदक्तद्वयभिह पदवच्छेशास्तु तयोधात्‌।।२८८।। 
सर्वत्र अर्थात्‌ नित्य-अनित्य आदि शेष अन्य सभी युगलो मे द्रव्य, क्षेत्र, 
काल और भाव की अपेक्षा यही क्रम जानना चाहिये। इसमे अनुलोम और 
प्रतिलोम क्रम से जो विवक्षित होता है वह मुख्य हो जाता है। 
इसप्रकार अस्ति नास्ति आदि चार युगलो की अपेक्षा दो भग कहे। शेष 
पॉच भग भी इसी प्रक्रिया से घटित कर लेना चाहिए। इन सातो भंगो में दो 
भग वर्ण स्थानीय कहे गये है। किन्तु शेष पाँच भग इनके सम्बन्ध से बनते हैं, 
अत वे पद स्थानीय जानना चाहिये। 
उक्त प्रकरण पर विशेषार्थ लिखते हुए व्याख्यानवाचस्पति पण्डित 





१ सप्तभगी तरणणी, पृष्ठ ४-५ 


सप्तभंगी ] [३५३ 


देवकीनन्दनजी सिद्धांत शास्त्री ने जो विचार व्यक्त किये हैं, वे अत्यन्त 
उपयोगी हैं; उन विचारों का महत्वपूर्ण अंश इसप्रकार है :- 

"बाक्य दो प्रकार के होते हैं-प्रमाणवाक्य और नयवाक्य। यों 
साधारणतया प्रमाणवाक्य और नयवाक्य का विश्लेषण करना कठिन है, 
क्योंकि यह सब वक्ता की विवक्षा पर निर्भर करता है। बहुत से विद्वान 
धर्मीवचन को प्रमाणवाक्य और धर्मवचन को नय वाक्य कहते है, पर धर्मी 
धर्म के बिना और धर्म धर्मी के बिना नही पाया जाता; इसलिए ऐसा भेद नही 
किया जा सकता। इसप्रकार जब वाक्य दो प्रकार के होते हैं तो सप्तभगी भी 
दो तरह की हो जाती है। 

इन सात भंगों मे पहला और दूसरा भग स्वतंत्र होता है और शेष पाच 
भग संयोग से बनते हैं। इसी से ग्रन्थकर्ता ने प्रथम दो भगो को वर्णस्थानीय 
और शेष पाँच भगो को पदस्थानीय बतलाया है। 

इन सात भगों में से प्रथम भंग में प्रधानरूप से सत्व धर्म की प्रतीति 
होती है। दसरे भग मे प्रधानरूप से नास्तित्व धर्म की प्रतीति होती है। तीसरे 
भग मे विवक्षाभेद से क्रम से प्रमुखता को प्राप्त हुए दोनो धर्मों की प्रतीति होती 
है। चौथे भग में एक साथ दोनों की प्रधानता होने से अवक्तव्यरूप धर्म की 
प्रतीति होती है। पॉँचवें भग में अवक्तव्य विशिष्ट सत्व धर्म की प्रतीति होती 
है। छटे भंग में नास्तित्व विशिष्ट अवक्तव्य धर्म की प्रतीति होती है। और 
सातवें भंग में क्रम से प्रमुखता को प्राप्त हुए अस्तित्व और नास्तित्व विशिष्ट 
अवक्तव्य धर्म की प्रतीति होती है। 

यद्यपि प्रथमादि भगों मे नाम्तित्व आदि धर्मो का उल्लेख नहीं किया 
जाता, तथापि वे वहाँ गौण रहते है, इतना मात्र इसका अर्थ लेना चाहिये। 

यहाँ पर प्रश्न किया जा सकता है कि क्रम से या युगपत्‌॒ कहने की अपेक्षा 
से ही तृतीयादि भग बनते है; इसलिए उन्हे बस्तु के धर्म मानना उचित नही। 
बस्तु के धर्म केवल पहला और दसरा भंग ही हो सकता है। किन्तु विचार 
करने पर यह कथन युक्त प्रतीत नही होता है, क्योकि जिसप्रकार पकार और 
टकार की अपेक्षा पट पद भिन्न हैं; उसीप्रकार प्रथम और द्वितीय भगों के द्वारा 
कहे गये धर्मों की अपेक्षा तृतीयादि भंगों के द्वारा कहे गये धर्म भिन्न है। 

एक यह प्रश्न किया जाता है कि क्रमार्पित उभयरूप तीसरे भग की 
अपेक्षा सहार्पित उभयरूप चौथे भंग मे कोई भेद नहीं , क्योंकि क्रम और अक्रम 
ये शब्दनिष्ठ हैं अर्थनिष्ठ नहीं; इसलिए इनसे अर्थ मे भिन्न दो धर्मों की प्रतीति 
नहीं होती। पर विचार करने पर यह प्रश्न भी य॒कत नहीं होता: क्योंकि तीसरे 
भंग में अस्तित्व-नास्तित्व उभयरूप धर्म की प्रधानता है और चौथे भग मे 
अवक्तव्यरूप धर्म की प्रधानता है। 


३५४] [परमभाव- प्रकाशक नयचक्र 


यह तो कहा नहीं जा सकता कि वस्तु का स्वरूप केवल सत्व ही है; 
क्योकि स्वरूप आदि की अपेक्षा वस्तु में जिसप्रकार सत्व की प्रतीति होती है; 
उसीप्रकार पररूप आदि की अपेक्षा उसमें असत्व धर्म की भी प्रतीति होती है। 
यह भी नहीं कहा जा सकता कि वस्तु का स्वरूप केबल असत्व ही है; 
क्योंकि पररूप आदि की अपेक्षा वस्तु मे जिस प्रकार असत्व की प्रतीति होती 
है उसीप्रकार स्वरूप आदि की अपेक्षा उसमे सत्व की भी प्रतीति होती है। 
इसीप्रकार तद्भय भी केवल वस्तु का स्वरूप नही है, क्योकि तदुभय से 
विलक्षण जात्यन्तररूप भी वस्तु अनुभव मे आती है। इसकी पृष्टि मे पानक 
(पेय) का उदाहरण दिया जा सकता है। हम देखते है कि प्रत्येक दही, गूड, 
इलायची, काली मिरच और नाग-केसर के स्वाद की अपेक्षा इनके मिश्रण से 
जो पानक तैयार किया जाता है, उसका स्वाद विलक्षण ही होता है। इसीप्रकार 
तदभय धर्म से अवक्तव्य धर्म विलक्षण ही है। 
एक ऐसा प्रश्न किया जा सकता है कि जिसप्रकार अवक्तव्यत्व अलग 
धर्म माना गया है, उसीप्रकार वक्‍तव्यत्व नाम का भी स्वतत्र धर्म मानना 
चाहिये। पर विचार करने पर यह आपत्ति ठीक प्रतीति नही होती, क्योंकि 
सामान्यरूप से वकतव्यत्व नाम का भिन्न धर्म नही पाया जाता और सत्व आदि 
रूप से जो वक्तव्यत्व धर्म माने गये है, उनका अन्तर्भाव प्रथमादि भगो मे ही 
हो जाता है। यदाकदाचित वक्‍तव्यत्व नाम का स्वतत्र धर्म माना भी जाय तो 
विधि और प्रतिषेधरूप वकक्‍तव्यत्व और अवक्तव्यत्व इनकी अपेक्षा एक 
स्वतत्र सप्तभगी ही प्राप्त होती है। 
इसप्रकार अलग-अलग सात धर्मों के बन जाने से सप्लभगी सिद्ध हो 
जाती है। 
बस्त॒स्वरूप के प्रतिपादन मे उक्त सप्तभगी की योजना सर्वत्र ही की 
जानी चींहए। यहाँ तक कि यह अनेकान्तवादी जैनदर्शन अनेकान्त मे भी 
सप्तभंगी को घटित करता है। इस सन्दर्भ मे आचार्य अकलक का निम्नाकित 
कथन द्रष्टव्य है. - . 
''एबमियं सप्तभंगी जीवादिष सम्यग्दर्शनादिषु च॒ ब्रव्यार्थिक- 
पर्यायार्थिकनयार्पण भेदाद्रो जयितव्या। 
अनेकान्ते तदभावादवय्याप्तिरिति चेत्‌, न; तक्रपि तद्पपत्ते:। स्पादेत 
बनेकान्ते सा विधिप्रतिषे घविकल्पना नास्ति। यदि स्थात्‌, यदा अनेकान्तो न 
भवति तदवेकान्तदोधान्‌वंगो भवेत्‌ अनवस्था प्रसंगश्च। ततस्तत्र 
अनेकांतत्यमेव, इत सा सप्तर्भंगी व्याप्तमती न भवतीति; तनन्‍न, कि 
कारणम्‌? तत्रापि तदपपत्ते। स्थावेकान्त:, स्थादनेकान्त:, स्थादभय;, 
स्थादवक्तय्य; स्थावेकान्तश्यावक्तव्यश्च, स्थादनेकान्तश्यावक्तव्यश्च, 


सप्तभगी ] [३५५ 


स्थादेकान्त श्चानेकान्त श्यावक्तव्य श्चेति। | 

इसप्रकार यह सप्तभगी जीवादि सभी पदार्थों मे और सम्यग्दर्शनादि 
सभी पर्यायों में द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिकनय की विवक्षा से लगाना चाहिए। 

यदि कोई कहे कि अनेकान्त पर उक्त सप्तभगी घटित नहीं होने से 
अव्याप्ति दोष होगा, तो उसका यह कहना ठीक नहीं है; क्योंकि अनेकान्त पर 
भी उक्त सप्तभंगी घटित होती है। 

इस पर यदि कोई कहे कि सप्तभगी संबंधी विधि-निषेध कल्पना 
अनेकान्त पर घटित नहीं हो सकती. क्योकि यदि अनेकान्त की नास्ति 
(निषेध) स्वीकार करेगे तो एकान्त का दोष आयेगा और अनवस्था दोष भी 
आवेगा। इसलिए अनेकान्त में सप्तभंगी व्याप्त नहीं होती है। 

उससे कहते हैं कि अनेकान्त पर सप्तभगी इसप्रकार घटित होती है :-- 
कथंचित्‌ एकान्त है, कथचित्‌ अनेकान्त है, कर्थाचत्‌ एकान्त व अनेकान्त 
दोनो है, कर्थाचितु अवक्तव्य है, कर्थँचित्‌ एकान्त और अवक्तव्य है, कर्थाचित 
अनेकान्त और अवक्तव्य है तथा कर्थाचित्‌ एकान्त, अनेकान्त और अवक्तव्य 
है। 

अनेकान्त में भी अनेकान्त की चर्चा अनेकान्त और स्याद्वाद' नामक 
अगले अध्याय मे विशेष रूप से की जावेगी। यहाँ तो मात्र यह स्पष्ट करना 
अपेक्षित है कि सप्तभगी की योजना सर्वत्र ही होती है; यहाँ तक कि अनेकान्त 
मे भी। 

'देवागमस्तोत्र अपरनाम 'आप्तमीमासा' मे आचार्य समन्‍्तभद्र 
भगवान को सबोधित करते हुए कहते हैं .- 

कथंचित्ते स्देवेष्ट कर्थंचिदसदेव तत्‌। 
तथोभयमवाच्य थच नययोगात्न सर्वथा।।१४।। 


सदेव सर्व को नेच्छेत्‌ स्वरूपादिचतष्टयात्‌। 
असदेव विपर्यासान्‍न्न चेन्न व्यवतिष्ठते ।।१५।। 


क्रमार्पितदयाद दहैत॑ सहावाच्यमशक्तित:। 
अवक्तव्योत्तरा: शेषास्त्रयों भंगा: स्वहेतृत:।।१६।। 


एकानेकविकल्पावाबुत्तरत्रापि योजयेत्‌। 
प्रक्रिया भंगिनीमेना. नयैर्नगनविशारद:।। २३।। 


हे भगवन्‌! आपका बताया वस्त्स्वरूप कर्थचित्‌ सत्‌ (भावस्वरूप), 
कर्थंचित्‌ असत्‌ (अभावरूप), कथचित्‌ उभय (भावाभावरूप), कथचित्‌ 


१ तस्थार्थ राजवर्तिक, अध्याय १ मूत्र ६ का बातिक एवं दृति पृष्ठ ३५ 


३५६] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


अवक्तव्य, कर्थंचित्‌ु सद-अवक्तव्य, कर्थचित्‌ु असद-अवक्तव्य और 
कथंचित्‌ सद-असद्‌-अवक्तव्य है; पर ये सब सप्तभंग नयो की अपेक्षा से ही 
है, सर्वथा नहीं। 
स्वरूपादि चतृष्टय (सवद्रव्य, स्वक्षेत्र, स्वकाल और स्वभाव)'की अपेक्षा 
बस्त्‌ के सदभाव को कौन स्वीकार नही करेगा? उसीप्रकार पररूप चतृष्टय 
(परद्रव्य, परक्षेत्र, परकाल और परभाव) की अपेक्षा कौन अभाव को स्वीकार 
नही करेगा? अर्थात प्रत्येक बुद्धिमान्‌ व्यक्ति स्वीकार करेगा ही। यदि कोई न 
करे तो उसके विचारानुसार वस्त॒व्यवस्था सिद्ध न होगी। 
क्रमार्णण (कम से कथन करना) की अपेक्षा से वस्तु उभयरूप 
' (भावाभावरूप) है एवं एकसाथ भाव और अभाव को कहने मे असमर्थ होने से 
वस्तु स्याद-अवक्तव्य है। इसके बाद के तीन भग स्याद-सद॒-अवक्तव्य, 
स्याद-असद्‌-अवक्तव्य और स्थाद-सदसद-अवक्तव्य को भी अपनी-अपनी 
अपेक्षा घटित कर लेना चाहिए। 
नयचक्र चलाने मे जो चत्र है, उन्हे यह सप्तभगी प्रक्रिया एक-अनेक 
आदि धर्मयुगलों में भी घटित कर लेना चाहिए। 
उक्त सम्पूर्ण विश्लेषण से यह बात अत्यन्त स्पष्ट है कि इन सप्तभगो 
का प्रयोग वस्तुस्वरूप समझने-समझाने में अत्यन्त उपयोगी है,परमावश्यक 
है। अन्यत्र अनुपलब्ध यह सप्तभगी न्याय जैनदर्शन का अनूपम अनसधान 
है। आत्महित के लिए भी अत्यन्त उपयोगी इस सप्तभगी न्याय के सबंध मे 
विस्तृत जानकारी के लिए सप्तभगीतरंगिनी, तत्त्वार्थ श्लोकवार्तिक, तत्त्वार्थ 
राजवार्तिक, आप्तमीमांसा, स्याद्वमंजरी आदि ग्रथो का आलोढ़न किया जाना 
चाहिए। 
हि 2 की 
2२ ीक+ जी औ५शस जी १२२ 2१स सब > सा सीप्ज जी ४लस जी 4 जनज जे १४ 4००२३ ८२/४ ०० 
; यहू एक सर्वमान्य सत्य है कि युबकों मे जोश और प्रौढो में होश 
की प्रधानता होती है। युवकों मे जितना जोश होता है, कुछ कर ; 
गुजरने की तमन्ना होती है; उतना अनुभव नहीं होता । इमीप्रकार ; 
प्रौढों में जितना प्रनुभव होता है, उतना जोश नही | 
; कोई भी कार्य सही और सफलता के साथ सम्पन्न करने के लिए ' 
5 जोश भोर होश - दोयो की ही झ्रावश्यकता होती है । अ्रत: देश व ; 
समाज को दोनों की ही श्रावश्यकता है। ये दोनो एक-दूसरे के पूरक ! 
हैं, विरोधी नहीं । - जोश एबं होश नामक निबस्ध से ; 


0 >> ली जी जी पिंक कप कक तीज 





१२०७८ 2७३२-२० ८.न्‍ सी जी आम ीन्‍र 5 


सप्तम अध्याय 


अनेकान्त और स्थाह्ाद 


आचार्य समन्तभद्र ने स्याद्वाद को सप्तभग और नयसापेक्ष कहा है। अत . 
नयों की चर्चा मे सप्तभग, अनेकान्त और स्याद्वाद की चर्चा अपेक्षित ही है। 
सप्तभंगी की चर्चा विगत अध्याय में हो चुकी है। अब इस अध्याय मे 
अनेकान्त और स्याद्वाद की चर्चा प्रसंग प्राप्त है। 

वस्तु का स्वरूप अनेकान्तात्मक है। प्रत्येक बस्तु अनेक गुण-धर्मों से 
युक्त है। अनन्त धर्मात्मक वस्तु ही अनेकान्त है और वस्तु के अनेकान्त 
स्वरूप को सर्मझाने वाली सापेक्ष कथन पद्धति को स्याह्वाद कहते हैं '” 
अनेकान्त और स्यपाद्वाद मे द्योत्य-द्योतक सम्बन्ध है। 

समयसार की आत्मख्याति टीका के परिशिष्ट मे आचार्य अमृतचन्द्र इस 
सम्बन्ध मे लिखते है - 

'"स्थाद्गाद समस्त बस्तुओं के स्वरूप को सिद्ध करने वाला अन्त सर्वज्ञ 
का अस्खलित (निर्बाध) शासन है। वह (स्याद्वाद) कहता है कि अनेकान्त 
स्वभाव वाली होने से सब वस्तएँ अनेकान्तात्मक हैं। .जो वस्तु तत्‌ है वही 
अततु है, जो एक है वही अनेक है, जो सत्‌ है वही असत्‌ है, जो नित्य है बही 
अनित्य है-इसप्रकार एक वस्तु मे बस्तृत्व की उत्पादक परस्पर विरुद्ध दो 
शक्तियो का प्रकाशित होना अनेकान्त है। ' 

अनेकान्त शब्द 'अनेक' और 'अन्त' दो शब्दों से मिलकर बना है। 
अनेक का अर्थ होता है-एक से अधिक | एक से अधिक दो भी हो सकते हैं 
और अनन्त भी | दो और अनन्त के बीच में अनेक अर्थ सम्भव हैं। तथा अन्त 

१ स्याप्नाद सवधेैकान्तत्यागात्‌ किवृत्ताबिर्िध । 
सप्तभगनयापेक्षों हेयादेयविशेषक ।। 


सर्वथा एकान्त का स्थाग करके क्थाचित्‌ विधान करने का नाभ स्याद्वाद है। बह सात भगो और नयों की अपेक्षा 
रखता है, तथा हेय और उपादेय के भेद को भी बतलाता है। 
[न नो।कईईईऋढईडईइरषएष.षरसफफक कककफफककफकररकाि्ष्रतरणेततक ५” -आप्तमीमासा-तत्ववीपिका, कारिका १०४ 
२ अनेकान्तात्मकायं कथन स्थाह्ाद । -लधीयस्त्रय टीका 
३ स्थाह्रादों हि समस्तवस्तृतत््वसा धकमेकम्रस्थलित शासनमहत्सबंजस्य। स तु सर्वमनेकाताश्मकमित्यनुशास्ति, 
, ततज॒ यदेव  तत्तदेवाततूु, यदेवैक तदेवानेक,  यदेव सत्तदेवासत बेब. नित्य 
। 





३५४८] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


का अर्थ है धर्म अर्थात्‌ गण । प्रत्येक वस्तु मे अनन्त गण विद्यमान हैं, अतः जहाँ 
अनेक का अर्थ अनन्त होगा वहाँ अन्त का अर्थ गण लेना चाहिये। इस 
व्याख्या के अनुसार अर्थ होगा- अनन्तगुणात्मक वस्तु ही अनेकान्त है। किन्तु 
जहाँ अनेक का अर्थ दो लिया जायगा वहाँ अन्त का अर्थ धर्म होगा। तब यह 
अर्थ होगा-परस्पर विरुद्ध प्रतीत होने वाले दो धर्मों का एक ही वस्तु में होना 
अनेकान्त है। 


स्यात्‌कार का प्रयोग धर्मों मे होता है, गुणों मे नही। सर्वत्र ही स्यात्कार 
का प्रयोग धर्मों के साथ किया है, कही भी अनुजीवी गुणों के साथ नहीं", 
यद्यपि 'धर्म' शब्द का सामान्य अर्थ गुण होता है, शक्ति आदि नामो से भी 
उसे अभिहित किया जाता है; तथापि गण और धर्म मे कुछ अन्तर है। प्रत्येक 
वस्तु मे अनन्त शक्तियाँ हैं, जिन्हें गुण या धर्म कहते है। उनमे से जो शक्तियाँ 
परस्पर विरुद्ध प्रतीत होती है या सापेक्ष होती है, उन्हे धर्म कहते है। 
जैसे-नित्यता-अनित्यता, एकता-अनेकता, सतृ-असत्‌, भिन्नता-अभिन्नता, 
आदि। जो शरक्तियाँ विरोधाभास से रहित है, निरपेक्ष है, उन्हे गुण कहते है। 
जैसे-आत्मा के ज्ञान, दर्शन, सुख्ध आदि; पुद्गल के रूप, रस, गध आदि। 

जिन गुणो मे परस्पर कोई विरोध नही है, एक वस्तु मे उनकी एक साथ 
सत्ता तो सभी वादी-प्रतिवादी सहज स्वीकार कर लेते है; किन्तु जिनमे 
विरोध-सा प्रतिभासित होता है, उन्हे स्याद्वादी ही स्वीकार करते है। इतर जन 
उनमे से किसी एक पक्ष को ग्रहण कर पक्षपाती हो जाते है। अत अनेकान्त 
की परिभाषा में परस्पर विरुद्ध शक्तियों के प्रकाशन पर विशेष बल दिया 
गया है। 

प्रत्येक वस्तु में परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले अनेक युगल (जोड़े) 
पाये जाते है, अत. वस्तु केवल अनेक धर्मों (गुणों) का ही पिण्ड नही है; किन्तु 
परस्पर विरोधी दिखने वाले अनेक धर्म-युगलो का भी पिण्ड है। उन परस्पर 
विरुद्ध प्रतीत होने वाले धर्मों को स्याद्गाद अपनी सापेक्ष शैली से प्रतिपादन 
करता है। 

प्रत्येक वस्तु में अनन्त धर्म है। उन सबका कथन एक साथ तो सम्भव 
नहीं है; क्योंकि शब्दों की शक्ति सीमित है, वे एक समय में एक ही धर्म को 
कह सकते हैं। अतः अनन्त धर्मों मे एक विवक्षित धर्म मुख्य होता है; जिसका 
कि प्रतिपादन किया जाता है, बाकी अन्य सभी धर्म गौण होते हैं; क्योंकि 


१ जैसेला सिद्धान्त कोश, भाग-४, पृष्ठ ५०१ 


अनेकान्त और स्याद्वाद] [२५९ 


उनके सम्बन्ध में अभी कछ नहीं कहा जा रहा है। 

यह मुख्यता और गौणता वस्तु मे विद्यमान धर्मों की अपेक्षा नही, किन्तु 
वक्ता की इच्छानुसार होती है। विवक्षा-अविवक्षा वाणी के भेद हैं, वस्तु के 
नही। वस्तु मे तो सभी धर्म प्रति समय अपनी पूरी हैसियत से विद्यमान रहते 
हैं, उनमे मुख्य-गौण का कोई प्रश्न ही नहीं है; क्योकि वस्तु मे तो उन परस्पर 
विरोधी प्रतीत होने वाले धर्मों को अपने में धारण करने की शक्ति है, बे तो 
उस वस्तु में अनादिकाल से विद्यमान है और अनन्तकाल तक रहेंगे। उनको 
एक साथ कहने की सामर्थ्य बाणी मे न होने से वाणी मे विवक्षा-अविवक्षा और 
मुख्य-गौण का भेद पाया जाता है। 

वस्तु तो पर से निरपेक्ष ही है। उसे अपने गुण- धर्मों को धारण करने मे 
किसी पर की अपेक्षा रचमात्र भी नहीं है। उसमे नित्यता-अनित्यता, 
एकता- अनेकता, आदि सब धर्म एक साथ विद्यमान रहते है। द्रव्य दृष्टि से 
वस्तु जिस समय नित्य है, पर्याय दृष्टि से उसी समय अनित्य भी है; वाणी से 
जब नित्यता का कथन किया जायेगा तब अनित्यता का कथन सम्भव नहीं 
है। अत जब हम वस्तु की नित्यता का प्रतिपादन करेगे, तब श्रोता यह समझ 
सकता है कि वस्तु नित्य ही है, अनित्य नहीं। अत. हम 'किसी अपेक्षा नित्य 
भी है', ऐसा कहते है। ऐसा कहने से उसके ज्ञान मे यह बात सहज आ जावेगी 
कि किसी अपेक्षा अनित्य भी है; भले ही वाणी के असामर्थ्य के कारण वह बात 
कही नही जा रही है। अत वाणी मे स्यात्‌-पद का प्रयोग आवश्यक है, 
स्यात्‌-पद्‌ अविवक्षित धर्मों को गौण करता है, पर अभाव नहीं। उसके प्रयोग 
बिना अभाव का श्रम उत्पन्न हो सकता है। 

जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश मे स्याद्वाद का अर्थ इसप्रकार दिया है .- 

"अनेकान्तमयी वस्तु का कथन करने की पद्धति स्याद्वाद है। किसी भी 
एक शब्द या वाक्य के द्वारा सारी की सारी वस्तु का युगपत्‌ कथन करना 
अशक्य होने से प्रयोजनवश कभी एक धर्म को मुख्य करके कथन करते हैं 
और कभी दूसरे को। मुख्य धर्म को सनते हुए श्रोता के अन्य धर्म भी गौण रूप 
से स्वीकार होते रहे, उनका निषेध न होने पावे; इस प्रयोजन से अनेकान्तवादी 
अपने प्रत्येक वाक्य के साथ स्यात्‌ या कर्थाचित्‌ शब्द का प्रयोग करता है। " 

कछ विचारक कहते हैं कि स्थाद्वाद शैली मे 'भी' का प्रयोग है, ही' का 
नही। उन्हें 'भी' में समन्वय की सुगंध और 'ही' में हठ की दर्गन्ध आती है, 
पर यह उनका बौद्धिक भ्रम ही है। स्याद्वाद शैली मे जितनी आवश्यकता 'भी' 
के प्रयोग की. है, उससे कम आवश्यकता ही' के प्रयोग की नहीं। भी और 


१ जैनेला सिद्धान्त कोश, भाग ४, पृष्ठ ४९७ 





३६०] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


'ही' का समान महत्व है। 

'भी' समन्वय की सूचक न होकर 'अनुक्त' की सत्ता की सूचक है और 
ही' आग्रह की सचक न होकर 'दृढ़ता' की सचक है। इनके प्रयोग का एक 
तरीका है और वह है-जहाँ अपेक्षा न बताकर मात्र यह कहा जाता है कि (किसी 
अपेक्षा * वहाँ भी लगाना जरूरी है और जहां अपेक्षा स्पष्ट बता दी जाती है वहाँ 
'ही' लगाना अनिवार्य है। जैसे-प्रत्येक वस्तु कर्थंचित्‌ नित्य भी है और 
कर्थाचित॒ अनित्य भी है। याद इसी को हम अपेक्षा लगाकर कहेगे तो इसप्रकार 
कहना होगा कि प्रत्येक वस्तु द्रव्य की अपेक्षा नित्य ही है और पर्याय की अपेक्षा 
अनित्य ही है। 

'भी' यह बताती है कि हम जो कह रहे है, वस्तु मात्र उतनी ही नही है, 
अन्य भी है; किन्तु 'ही' यह बताती है कि अन्य कोणों से देखने पर वस्तु और 
बहत कछ है, किन्‍्त जिस कोण से यह बात बताई गई है, वह ठीक वैसी ही है 
इसमें कोई शंका की गजाइश नहीं है। अत ही' और 'भी' एक दसरे की 
परक है, विरोधी नही। ही' अपने विषय के बारे मे सब शका ओ का अभाव 
कर दढ़ता प्रदान करती है और 'भी' अन्य पक्षों के बारे मे मौन रह कर भी 
उनकी संभावना की नहीं, निश्चित सत्ता की सूचक है। 

भी' का अर्थ ऐसा करना कि जो कछ कहा जा रहा है, उसके विरुद्ध भी 
सम्भावना है, गलत है। सम्भावना अज्ञान की सूचक है अर्थात्‌ यह प्रगट 
करती है कि मैं नहीं जानता और कछ भी होगा। जब कि स्यााद्वाद 
संभावनावाद नहीं; निश्चयात्मक ज्ञान होने से, प्रमाण है। 'भी' मे से यह अर्थ 
नहीं निकलता कि इसके अतिरिक्त क्या है, मैं नहीं जानता; बल्कि यह 
निकलता है कि इस समय उसे कहा नहीं जा सकता अथबा उसके कहने की 
आवश्यकता नही है। अपूर्ण को पूर्ण न समझ लिया जाय इसके लिए 'भी' का 
प्रयोग है। दूसरे शब्दों मे जो बात अश के बारे में कही जा रही है, उसे पूर्ण के 
बारे में न जान लिया जाय- इसके लिए भी का प्रयोग है, अनेक मिथ्या 
एकान्तों के जोड़-तोड के लिए नहीं। 

इसीप्रकार 'ही' का प्रयोग आग्रही' का प्रयोग न होकर इस बात को 
स्पष्ट करने के लिए है कि अश के बारे में जो कहा गया है, वह पूर्णतः सत्य 
है। उस दृष्टि से वस्तु वैसी ही है, अन्य रूप नहीं। 

समन्तभद्रादि आचार्यों ने पद-पद पर 'ही' का प्रयोग किया है। 'ही' के 

१ किसी अपक्षा' के भाव को स्थात॒ या कर्थाचत शब्द प्रभट करते हैं। 


२ सदेव सब॑ को नेच्छेत्‌ स्थरूपादि चत्थ्टयात।” असदेव - विपयक्ान्न चेन्न व्यवतिष्ठेते ।। 
-आप्तमीमासा, श्लोक १५ 


अनेकान्त और स्याद्वाद] (३६१ 


प्रयोग का समर्थन श्लोकवार्तिक में इसप्रकार किया है .-- 
“वबाक्येध्वधारणं तावदनिष्टार्थ निवत्तये । 
कर्त्तव्यमन्यथानक्तसमत्वात्तस्य कनत्रचित॒ । | 

वाक्यो में 'ही' का प्रयोग अनिष्ट अर्थ की निव॒त्ति और दृढ़ता के लिए 
करना ही चाहिए, अन्यथा कही-कही वह वाक्य नहीं कहा गया सरीखा 
समझा जाता है। 

युकत्यनुशासन श्लोक ४१-४२ मे आचार्य समन्तभद्र ने भी इसीप्रकार 
का भाव व्यक्त किया है। 

इसी सन्दर्भ मे सिद्धान्ताचार्य पंडित कैलाशचन्दजी लिखते है - 

"इसी तरह वाक्य मे एवकार (ही) का प्रयोग न करने पर भी सर्वथा 
एकान्त को मानना पडेगा, क्योकि उस स्थिति मे अनेकान्त का निराकरण 
अवश्यम्भावी है। जैसे- उपयोग लक्षण जीव का ही है'-इस वाक्य में 
एवकार (ही) होने से यह सिद्ध होता है कि उपयोग लक्षण अन्य किसी का न 
होकर जीव का ही है। अत यदि इसमे से 'ही' को निकाल दिया जाय तो 
उपयोग अजीब का भी लक्षण हो सकता है।'' 

प्रमाण वाक्य मे मात्र स्यात्‌ पद का प्रयोग होता है, किन्तु नय वाक्य में 
स्थात्‌ पद के साथ-साथ एव (ही) का प्रयोग भी आवश्यक है। * 'ही' सम्यक्‌ 
एकान्त की सूचक है और 'भी' सम्यक्‌ अनेकान्त की। 

यद्यपि जैनदर्शन अनेकान्तवादी दर्शन कहा जाता है, तथापि यदि उसे 
सर्वथा अनेकान्तवादी माने तो यह भी तो एकान्त हो जायेगा। अतः जैनदर्शन 
मे अनेकान्त मे भी अनेकान्त को स्वीकार किया गया है। जैनदर्शन सर्वथा न 
एकान्तवादी है न सर्वथा अनेकान्तवादी। वह कर्थाचत्‌ एकान्तवादी और 
कथंचित्‌ अनेकान्तवादी है। इसी का नाम अनेकान्त मे अनेकान्त है। 

कहा भी है - 

अनेकान्तो 5प्नेकान्त प्रमाणनयसा धन' । 

अनेकान्त' प्रमाणात्ते तदेकान्तोई४र्पितान्नयात्‌ ।। ' 

प्रमाण और नय हैं माधन जिसके, ऐसा अनेकान्त भी अनेकान्त स्वरूप 
है; क्योंकि सर्वांशग्राही प्रमाण की अपेक्षा वस्तु अनेकान्तस्वरूप एवं अंशग्राही 





१ शलोकवार्तिक, अध्याय १, सत्र ६, श्लोक ५३ 

+> जैन न्याय, पृष्ठ ३०० 

३ नयचक्र, पृष्ठ १२९ 

४ रबयभस्तात्र, श्लोक १०३ (अरनाथ स्तृति, श्लाक १८) 


३६२] (परमभाव- प्रकाशक नयचक्र 


नय की अपेक्षा वस्तु एकान्तरूप सिद्ध है। 

जैनदर्शन के अनुसार एकान्त भी दो प्रकार का होता है और अनेकान्त 
भी दो प्रकार का-यथा सम्यक एकान्त और मिथ्या एकान्त, सम्यक्‌ 
अनेकान्त और मिथ्या अनेकान्त। निरपेक्ष नय मिथ्या एकान्त है और सापेक्ष 
नय सम्यक्‌ एकान्त है तथा सापेक्ष नयों का समृह अर्थात्‌ श्रुतप्रमाण सम्यक्‌ 
अनेकान्त है और निरपेक्ष नयो का समूह अर्थात्‌ प्रमाणाभास मिथ्या अनेकान्त 
है। कहा भी है '- 

ज वत्थ अणेयन्त, एयत त पि होदि सविपेक्ख । 
सयणाणेण णएहि य, णिरवेक्ख दीसदे णेव।।" 

जो वस्तु अनेकान्त रूप है, वही सापेक्ष दृष्टि से एकान्त रूप भी है। 
श्रुतज्ञान की अपेक्षा अनेकान्त रूप है और नयों की अपेक्षा एकान्त रूप है। 
बिना अपेक्षा के वस्तु का रूप नहीं देखा जा सकता है। 

अनेकान्त में अनेकान्त की सिद्धि करते हुए अकलंकदेव लिखते हैं :-- 

"यदि अनेकान्त को अनेकान्त ही माना जाय और एकान्‍्त का सर्वथा 
लोप किया जाये तो सम्यक्‌ एकान्त के अभाव में, शात्यादि के अभाव में वक्ष 
के अभाव की तरह, तत्समुदायरूप अनेकान्त का भी अभाव हो जायेगा। अतः 
यदि एकान्त ही स्वीकार कर लिया जावे तो फिर अविनाभावी इतर धर्मों का 
लोप ह्ान पर प्रकुत शोप का भी लोप होने स स्व लोप का प्रसंग प्राप्त हागा। *, 

सम्यगेकान्त नय है और सम्यगनेकान्त प्रमाण। * अनेकान्तवाद 
सर्वनयात्मक है। जिसप्रकार बिखरे हुए मोतियों को एक सत्र में पिरो देने से 
मोतियों का सुन्दर हार बन जाता है, उसीप्रकार भिन्न-भिन्न नयों को 
स्याद्रादरूपी सूत में पिरो देने से सम्पूर्ण नय श्रुतप्रमाण कहे जाते हैं। * 

परमागम के बीजस्वरूप अनेकान्त में सम्पूर्ण नयों (सम्यक्‌ एकान्तों) 
का विलास है, उसमे एकान्तो के विरोध को समाप्त करने की सामर्थ्य है ' , 
क्योंकि विरोध वस्तु में नहीं, अज्ञान में है। 

जैसे-एक हाथी को अनेक जन्मान्ध व्यक्ति छकर जानने का यत्न करें 
और जिसके हाथ में हाथी का पैर आ जाय वह हाथी को खम्भे के समान, पेट 





। कातिकयानप्रक्षा, गाथा २६१ 

« राजबातक अग्राय 4 सत्र - की टीका 
बही, अध्याय १ सूप ६ की टीका 

” स्यात्ावमजरी, श्लोक ३० की टीका 

५ परुषा वसिदेयपाय ४इलाक « 


अनेकान्त और स्याद्वाद] [३६३ 


पर हाथ फेरने वाला दीवाल के समान, कान पकड़ने बाला सूप के समान और 
सँँड पकड़ने वाला केले के स्तम्भ के समान कहे तो बह सम्पूर्ण हाथी के बारे में 
सही नहीं होगा; क्योंकि देखा है अंश और कहा गया सर्वांश को। 

यदि अश देखकर अंश का ही कथन करें तो गलत नंही होगा। 
जैसे-यदि यह कहा जाय कि हाथी का पैर खम्भे के समान है, कान सूप के 
समान हैं, पेट दीवाल के समान है तो कोई असत्य नहीं; क्योंकि यह कथन 
सापेक्ष है और सापेक्ष नय सत्य होते है; अकेला पैर हाथी नहीं है, अकेला पेट 
भी टाथी नहीं ह., हसीप्रकार कोई भी अकला अग अगी को व्यक्न नहीं कर 
सकता है। 

'स्यात्‌' पद के प्रयोग से यह स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ जो कथन किया 
जा रहा है, वह अश के सम्बन्ध मे है; पूर्ण वस्तु के सम्बन्ध में नहीं। हाथी 
और हाथी के अगो के कथन में ही और भी' का प्रयोग इसप्रकार होगा :-- 

हाथी किसी अपेक्षा दीवाल के समान भी है, किसी अपेक्षा खंभे के समान 
भी है, और किसी अपेक्षा सूप के समान भी है। यहाँ अपेक्षा बताई नहीं गई है, 
मात्र इतना कहा गया है कि किसी अपेक्षा', अत: भी” लगाना आवश्यक हो 
गया। यदि हम अपेक्षा बताते जावे तो 'ही' लगाना अनिवार्य हो जायेगा, 
अन्यथा भाव स्पष्ट न होगा, कथन में दृढ़ता नही आयेगी, जैसे-हाथी का पैर 
खम्भे के समान ही है, कान सूप के समान ही है, और पेट दीवाल के समान ही 
है। 

उक्त कथन अश के बारे में पूर्ण सत्य है, अत: ही' लगाना आवश्यक है 
तथा पूर्ण के बारे में आंशिक सत्य है, अतः भी' लगाना जरूरी है। 

जहां स्थात पद का प्रयोग न भी हा ता भी विवेबषी जना को यह समझना 
चाहिए कि वह्ज अनक्त (साइलेन्ट) ह। 

कसायपाहड़ में इस सम्बन्ध में स्पष्ट लिखा है :- 

"'स्थात्‌ शब्द के प्रयोग का अभिप्राय रखने वाला वक्ता यदि स्थात्‌ शब्द 
का प्रयोग न भी करे तो भी उसके अर्थ का ज्ञान हो जाता है। अतएव स्यात्‌ 
शब्द का प्रयोग नहीं करने पर भी कोई दोष नहीं है। कहा भी है-स्थात्‌ शब्द 
के प्रयोग की प्रतिज्ञा का अभिप्राय रखने से स्यात्‌' शब्द का अप्रयोग देखा 
जाता 7 ! 

यद्यपि प्रत्येक वस्तु अनेक परस्पर विरोधी धर्म-युगलों का पिण्ड है 


१ जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश, भाग ४, पृष्ठ ५०१ 


३६४] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


तथापि वस्तु में सम्भाव्यमान परस्पर विरोधी धर्म ही पाये जाते हैं, 
असम्भाव्य नहीं; अन्यथा आत्मा मे नित्यत्व-अनित्यत्वादि के समान 
चेतन-अचेतनत्व धर्मों की सम्भावना का प्रसंग आयेगा। 

इस बात को 'धवला' में इसप्रकार स्पष्ट किया है - 

"प्रश्न-जिन धर्मों का एक आत्मा में एक साथ रहने का विरोध नहीं 
है, वे रहें; परन्तु सम्पूर्ण धर्म तो एक साथ एक आत्मा में रह नहीं सकते? 

उत्तर-कौन ऐसा कहता है कि परस्पर विरोधी और अविरोधी समस्त 
धर्मों का एक साथ एक आत्मा में रहना संभव है? यदि सम्पूर्ण धर्मों का एक 
साथ रहना मान लिया जावे तो परस्पर विरुद्ध चैतन्य-अचैतन्य, 
भव्यत्व-अभव्यत्व आदि धर्मों का एक साथ आत्मा में रहने का प्रसंग आ 
जायेगा। इसलिए सम्पूर्ण परस्पर विरोधी धर्म एक आत्मा में रहते हैं, 
अनेकान्त का यह अर्थ नहीं समझना चाहिए; किन्तु जिन धर्मों का जिस 
आत्मा मे अत्यन्त अभाव नहीं, वे धर्म उस आत्मा में किसी काल और किसी 
क्षेत्र की अपेक्षा युगपत्‌ भी पाये जा सकते हैं, ऐसा हम मानते हैं ।१ 

अनेकान्त और स्याद्वाद का प्रयोग करते समय यह सावधानी रखना 
बहुत आवश्यक है कि हम जिन परस्पर विरोधी धर्मों की सत्ता बस्तु मे 
प्रतिपादित करते है, उनकी सत्ता वस्तु में सम्भावित है भी या नहीं; अन्यथा 
कहीं हम ऐसा भी न कहने लगें कि कर्थंचित्‌ जीव चेतन है व कथचित्‌॒ अचेतन 
भी। अचेतनत्व की जीव मे सम्भावना नही है, अत. यहाँ अनेकान्त बताते 
समय अस्ति-नास्ति के रूप मे घटाना चाहिए। जैसे-जीव चेतन (ज्ञान-दर्शन 
स्वरूप) ही है, अचेतन नहीं। 

बस्तुत. चेतन और अचेतन तो परस्पर विरोधी धर्म हैं और 
नित्यत्व-अनित्यत्व परस्पर विरोधी नही, विरोधी प्रतीत होने वाले धर्म हैं; ये 
परस्पर विरोधी प्रतीत होते हैं, है नही। उनकी सत्ता एक द्रव्य मे एक साथ 
पाई ९ है। अनेकान्त परस्पर विरोधी प्रतीत होने वाले धर्मों का प्रकाशन 
करता है। 

जिनेन्द्र भगवान का स्याद्वादरूपी नयचक्र अत्यन्त पैनी धार वाला है। 
इसे अत्यन्त सावधानी से चलाना चाहिए, अन्यथा धारण करने बाले का ही 
मस्तक भंग हो सकता है इसे चलाने के पूर्व नयचक्र चलाने में चतुर गुरुओ 


लत + उन नन लत उन लक नस तन + चर त-++-०६+०---२+२++२-२० २०२7० 
१ धबला पु० १, खण्ड १, भाग १, मूत्र ११, पृष्ठ १६७ 
२ अत्यन्तनिश्तधार, दरासद जिनवरस्थ नयचक्रम । 


खड़यति धार्यमाण मूर्धान झांटिति दुर्विदर्धानाम।। -पुरुषार्धीसद्धगपाय, श्मोक ५९ 


अनेकान्त और स्याद्वाद] [३६५ 


की शरण लेना चाहिये उनके मार्गदर्शन में जिनवाणी का मर्म समझना 
चाहिए। 

अनेकान्त और स्याद्वाद सिद्धान्त इतना गूढ़ व गम्भीर है कि इसे गहराई 
से और सूक्ष्मता से समझे बिना इसकी तह तक पहुँचना असम्भव है; क्योंकि 
ऊपर-ऊपर से देखने पर यह एकदम गलत सा प्रतीत होता है। इस सम्बन्ध 
में हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी के दर्शन-शास्त्र के भूतपूर्व प्रधानाध्यापक श्री 
फणिभूषण अधिकारी ने लिखा है :- 

"जैनधर्म के स्याद्वाद सिद्धान्त को जितना गलत समझा गया है, उतना 
किसी अन्य सिद्धान्त को नहीं। यहाँ तक कि शंकराचार्य भी इस दोष से मृक्त 
नहीं हैं, उन्होंने भी इस सिद्धान्त के प्रति अन्याय किया है। यह बात अल्पन्ञ 
पुरुषो के लिए क्षम्य हो सकती थी, किन्तु यदि मुझे कहने का अधिकार है तो 
मै भारत के इस महान्‌ विद्वान्‌ के लिए तो अक्षम्य ही कहूँगा। यद्यपि मै इस 
महर्षि को अतीव आदर की दृष्टि से देखता हूँ। ऐसा जान पड़ता है कि उन्होंने 
इस धर्म के दर्शन-शास्त्र के मूल ग्रन्थों के अध्ययन करने की परवाह नहीं 
बी। 

हिन्दी के प्रसिद्ध समालोचक आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी लिखते हैं 

"प्राचीन दर्जे के हिन्द्‌ ध्मावलम्बी बड़े-बड़े शास्त्री तक अब भी यह 
नहीं जानते कि जैनियों का स्याद्वाद किस चिड़िया का नाम है। * 

श्री महामहोपाध्याय सत्य सम्प्रदायाचार्य प० स्वामी राममिश्रजी 
शास्त्री, प्रोफेसर सस्कृत कॉलेज, वाराणसी लिखते हैं '- 

''मैं कहाँ तक कहूँ, बड़े-बड़े नामी आचार्यों ने अपने ग्रथों में जो जैनमत 
का खडन किया है; वह ऐसा किया है, जिसे सुन-देख हंसी आती है, स्याद्वाद 
यह जैनधर्म का अभेद्य किला है, उसके अन्दर वादी-प्रतिवादियों के मायामयी 
गोले नहीं प्रवेश कर सकते। 

जैनधर्म के सिद्धान्त प्राचीन भारतीय तत्त्वज्ञान और धार्मिक पद्धति के 
अभ्यासियो के लिए बहुत महत्त्वपूर्ण है। इस स्याद्वाद से सर्व सत्य विचारो का 
द्वार खुल जाता ह। 

संस्कृत के उद्भट विद्वान्‌ डॉ० गंगानाथ झा के विचार भी द्रष्टव्य हैं - 





१ गुरबों भवन्ति शरण प्रबुद्धनयच्क्रमचारा ।-बही, श्लोक ५८ 

२ तीर्थंकर वर्द्धजान, पृष्ठ ९२ [श्री दी० नि० ग्रन्ध प्रकाशन समिति, इन्दौर ] 
३ बही, 

| 


३६६] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


"जब से मैंने शंकराचार्य द्वारा जैन सिद्धान्त का खंडन पढ़ा है, तब से 
मुझे विश्वास हुआ कि इस सिद्धान्त मे बहुत क॒छ है, जिसे बेदान्त के आचार्य 
ने नही समझा और मै जो कछ अब तक जैन धमं को जान सका हूँ, उससे मेरा दढ 
विश्वास हआ है कि यदि वे जेन ध्रम॑ं को उसके मल ग्रन्थों से देखने का कष्ट 
उठाते तो उन्हे जैनधर्म का विरोध करने की कोई बात नहीं मिलती।” 

'स्यात्‌' पद का ठीक-ठीक अर्थ समझना अत्यन्त आवश्यक है। इसके 
सम्बन्ध में बहुत भ्रम प्रचलित हैं-कोई स्यात्‌ का अर्थ सशय करते हैं, कोई 
शायद, तो कोई सम्भावना। इस तरह से स्याद्वाद को शायदवाद, संशयवाद, 
या सम्भावनावाद बना देते हैं। स्यथात्‌' शब्द तिडन्त न होकर 'निपात' है। 
वह संदेह का वाचक न होकर एक निश्चित अपेक्षा का वाचक है। स्यात॒' 
शब्द को स्पष्ट करते हुए ताकिकचूडामणि आचार्य समन्तभद्र लिखते है - 

वाक्येष्वनेकांतद्योती गम्यं प्रति विशेषण । 

स्यान्निपातो ५र्थयोगित्वात्‌ तवकेवलिनामपि ।। 

'स्यात्‌' शब्द निपात है। वाक्‍्यो मे प्रमुख यह शब्द अनेकान्त का द्योतक 
वस्तुस्वरूप का विशेषण है। 

शायद, सशय और सम्भावना मे एक अनिश्चय है; अनिश्चय अज्ञान 
का सूचक है। स्याद्वाद में कही भी अज्ञान की झलक नही है। वह जो कुछ भी 
कहता है, दृढ़ता के साथ कहता है; वह कल्पना नहीं करता, सम्भावनाएँ 
व्यक्त नहीं करता। 

श्री प्रो० आनन्दशंकर बाबूभाई धृव लिखते हैं .- 

“महावीर के सिद्धान्त में बताए गये स्याद्वाद को कितने ही लोग 
सशयवाद कहते हैं, इसे मैं नही मानता। स्याद्वाद सशयवाद नही है, किन्तु बह 
एक दृष्टि-बिन्दु हमको उपलब्ध करा देता है। विश्व का किस रीति से 
अवलोकन करना चाहिये यह हमे सिखाता है। यह निश्चय है कि 
विविध-बिन्दुओं द्वारा निरीक्षण किये बिना कोई भी वस्तु सम्पूर्ण स्वरूप मे 

आ नहीं सकती। स्याद्वाद (जैनधर्म) पर आक्षेप करना यह अनुचित है । '' 

आचार्य समन्तभद्र ने स्याद्राद को केवलज्ञान के समान सर्वतत्त्व 
प्रकाशक माना है। भेद मात्र प्रत्यक्ष और परोक्ष का है “। 


ननलत्तलच लक ++++ सतत 9-5 ला 
१ तीथ॑कर वर्द्धमान, पृष्ठ ९४ [श्री बी० नि० ग्रन्थ प्रकाशन समिति, इन्दौर ] 
२ आप्तमीमासा, श्लोक १०३ 
३ तीथैकर वर्द्धमान, पृष्ठ ९४ [श्री बी० नि० ग्रन्थ प्रकाशन समिति, इन्दौर] 
४ स्थाह्ादकेवलशाने सर्वतत्वप्रकाशने। 
भेद साक्षादसाक्षाज््ब, हवस्त्वन्यतम भवेतु ।|-आप्लमीमासा, श्लोक १०४ 


अनेकान्त और स्याद्वाद] [३६७ 


अनेकान्त और स्याद्वाद का सिद्धान्त वस्तु-स्वरूप के सही रूप का 
दिग्दर्शन करने वाला होने से आत्म-शान्ति के साथ-साथ विश्व शान्ति का 
भी प्रतिष्ठापक सिद्धान्त है। 

इस संबंध में सुप्रसिद्ध ऐतिहासिक विद्वान एवं राष्ट्रकवि रामधारीसिह 
'दिनकर' लिखते हैं :- 

"इसमें कोई सन्देह नहीं कि अनेकान्त का अनुसधान भारत की अहिसा 
साधना का चरम उत्कर्ष है और सारा संसार इसे जितनी ही शीघ्र अपनायेगा, 
विश्व में शान्ति भी उतनी ही शीघ्र स्थापित होगी । 

आत्मशान्ति के आधारभूत और विश्वशान्ति के प्रेरक अनेकान्त और 
स्याद्राद को समझकर सभी आत्मार्थी सूली व शान्त हों-इस पावन भावना से 
विराम लेता हैँ। 


+--(0++ 


'प्कर-३ 7१४९ । २४८९+कप्क्विट:२ पकाषरपकाज अका।ककिफिक्रए: स्किप: रिक:। व्किटरिवमिड:२िक्किए्टर-) #कशिक्‍्ट १ ७: पक 


पर इस परिपग्रही वशिक समाज ने भ्रपरिग्रही जिनधर्म में अं 
| रास्ते निकाल लिए हैं। जिसप्रकार समस्त धन का मालिक एवं 
नियामक स्वय होते पर भी राज्य के नियमों से बचने के लिए शब्राज 
इसके द्वारा अनेक रास्ते निकाल लिए गए हैं - दूसरे व्यक्ति के नाम 
सम्पत्ति बताना, नकली संस्थाएँ खडी कर लेना प्रादि। उसीप्रकार 
घ॒र्मक्षेत्र मे भी यह सब दिखाई दे रहा है - शरीर पर तन्तु भी न 
रखने वाले नग्न दिगम्बरो को जब प्रनेक सस्थाभ्ो, मन्दिरो, मठो, 
बसों श्रादि का रुचिपूर्बक सक्रिय सचालन करते देखते हैं तो शर्म से 
माया भुक जाता है । 
जब साक्षात्‌ देखते हैं कि उनकी मर्जी के बिना बस एक कदम 
भी नहीं जल सकती, तब कंसे समझ में भ्ावे कि इससे उनका कोई 
सम्बन्ध नहीं है। लौट-फिर कर का । वही भरा जाती है कि प्रन्तरग 
परिपग्रह त्यागे बिना यदि बाह्य परिग्रह छोड़ा जाएगा तो यही सब-कुछ 
होगा, क्योकि भ्रन्तरंग परिग्रह के त्याग के बिना बहिरंग परिग्रह का 
भी वास्तविक त्याग नहीं हो सकता | - चर्म के इशलक्षस्‍्व, पृष्ठ १४४ 








१ सस्कृति के चार अध्याय, पृष्ठ १३७ 


उपसंहार 


घट॒द्रव्यमयी इस लोक मे अनन्तानन्त पदार्थ है, जिनमे 
ज्ञानानन्दस्वभावी जीव भी अनन्त है; जीवो से अनन्तगुणे पुदगल परमाणु है। 
एक आकाश द्रव्य है, एक-एक धर्म और अधर्म द्रव्य है एवं असख्यात 
कालाण्‌ द्रव्य है। 

अनन्त जीव द्रव्यो मे हम स्वय भी एक जीव द्रव्य है। अनन्त आनन्द के 
कद, ज्ञान के घनपिण्ड होने पर भी हम स्वय को सही रूप मे नही जानते, नही 
पहिचानते; इसकारण पर को निज जानकर, पर मे ही अपनापन स्थापित कर 
अनन्त दुःखी हो रहे है, जडवत॒ हो रहे है। हम ही नहीं, हम जैसे अनन्त जीव 
ससार में स्वय को भूलकर, पर को अपना जानकर-मानकर अनन्त दु ख उठा 
रहे है। 

इस दख को दर करने का एकमात्र उपाय निज भगवान आत्मा को 
जानना-पहिचानना ही है। जबतक हम स्वय को नही जानेगे, नही पह्टिचानेगे . 
तबतक हमारा दुख दर होना सम्भव नहीं है। 

प्रमाण और नय ही ऐसे साधन है, जिनके द्वारा जीवादि पदार्थ जाने जाते 
है। जब मै स्वय जीवतत्त्व हेँ और स्वय को जानने-पहिचानने का साधन भी 
प्रमाण और नय ही है; तब प्रमाण और नयो का स्वरूप भलीभांति जानना 
आवश्यक ही नही, अनिवार्य हो जाता है। 

निज भगवान आत्मा ही परमतत्त्व है और मुख्यत इसका सम्यग्न्ञान ही 
तत्त्वज्ञान है। यही कारण है कि आचार्य समन्तभद्र जैसे तार्किक दिग्गज 
आचार्य तत्त्वज्ञान को प्रमाण घोषित करते हैं। तत्त्वज्ञान को प्रमाण घोषित 
करनेवाला उनका मल कथन इसप्रकार है - 

'तत्यज्ञान प्रमाणं ते यगपत्सर्व॑ भासनम । 
क्रभावि च यज्ञानं स्याद्ादनयसंस्कृतम्‌ ।। १ 

हे भगवन्‌! आपके मत मे तत्त्वज्ञान ही प्रमाण है। वह तत्त्वज्ञान 
क्रमभावी और अक्रमभावी दो प्रकार से होता है। जो एकसाथ सम्पूर्ण पदार्थों 
को जानता है, ऐसा केवलज्ञान अक्रमभावी तत्त्वज्ञान है और जो क्रम से पदार्थों 
को जानते है, ऐसे मति आदि ज्ञान क्रमभावी तत्त्वज्ञान हैं। क्रमभावी ज्ञान 
स्याद्गाद एवं नयो द्वारा संस्कारित होता है। ' 

निज भगवान आत्मा ही परमतत्त्व है, निज भगवान आत्मा ही 





१ आप्तमीमासा, कारिका १०१ 


उपसंहार ] (२६९ 


परमसत्य है एवं निज भगवान आत्मा ही परमभाव है। प्रमाण और नयो की 
उपयोगिता भी मुख्यतः उक्त परमभाव के सम्यक्‌ प्रकाशन मे ही है; यही 
कारण है कि अनेक प्रकार के नयो का स्वरूप स्पष्ट करने वाला यह नयचक्र 
प्रकारान्तर से उक्त परमभाव कां ही प्रकाशक है। 

परमभाव भगवान आत्मा का वह मूल स्वभाव है; जिसे ज्ञायकभाव, 
परमपारिणामिक भाव, त्रिकाली भाव, शुद्धभाव, धुवभाव आदि अनेक नामों 
से अभिहित किया जाता है। यही परमभाव वास्तविक जीवतत्त्व है, निज 
भगवान आत्मा है; इसमें ही अपनापन स्थापित होने का नाम सम्यग्दर्शन है, 
इसे ही निज जानने का नाम सम्यग्ज्ञान है और इसमें ही जमने-रमने का नाम 
सम्यक॒चारित्र है। अतः मोक्षमार्ग का मूल भी यही परमभावरूप भगवान 
आत्मा है। 

निश्चय-व्यवहार, द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिक, नैगमादि सप्तनय एवं 
प्रवचनसार मे समागत सैतालीस नय आदि सभी नय इस भगवान आत्मा के 
स्वरूप प्रकाशन मे ही समर्पित है, अनेकान्त, स्याद्गाद और सप्तभंगी न्याय भी 
इसी भगवान आत्मा के प्रकाशन में समर्पित हैं; इसके प्रकाशन में ही इन 
सबकी शोभा है, महिमा है। 

निश्चय-व्यवहारनयों मे परमशुद्धनिश्चयनय भी इसीलिए नयाधिराज 
है, क्योंकि वह इसी परमभावरूप भगवान आत्मा का प्रकाशन करता है। 
द्रव्यार्थिक-पर्यायार्थिक नयो में परमभावश्राही द्रव्यार्थिकनय भी इसीलिए 
नयाधिराज; क्योंकि वह भी इसी परमभाव का प्रकाशन करता है। 

अनन्त धर्मात्मक यह परमभाब ही अनेकान्त है, सप्तभगो द्वारा स्थाद्गाद 
इसका ही प्रकाशन करता है। द्वादशाग का मूल प्रतिपाद्य परमभावरूप यह 
भगवान आत्मा ही है, प्रकारान्तर से समस्त जिनागम इसके प्रकाशन के लिए 
समर्पित है। 

यह परमभावप्रकाशक नयचक्र' भी उसी परमभाब के प्रकाशन मे 
सम्पूर्णत. समर्पित है; उसी के प्रकाशन मे सहायक जानकर ही इसमे सभी 
प्रकार के सभी नयों की चर्चा की गई है; सप्तभंगी, अनेकान्त और स्याद्वाद की 
चर्चा भी उसी को लक्ष्यबिन्द बनाकर हुई है। 

अतः यह सुनिश्चित है कि जो आत्मार्थीजन इस नयचक्र का रुचिप्‌्वक 
परमप्रीत से गहराई से अध्ययन करेंगे, वह परमभावरूप निज भगवान आत्मा 
की प्राप्ति अवश्य करेंगे। 

सभी आत्मार्थीजन इस परमभावरूप निज भगवान आत्मा की 
आराधना कर परमपद को प्राप्त हों, परमानन्द को प्राप्त हों:-इस 
परमपावन भावनापूर्वक इस नयचक्र के प्रपच से विराम लेता हूँ। ८ 


१० 


११ 


१३ 


१४ 


१५ 
१६ 


संदर्भग्रन्थ-सची 


अनगारधर्मामत : पण्डित आशाधरजी; सम्पादक-पण्डित कैलाशचन्दजी 
सिद्धान्ताचार्य, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, दुर्गाकुण्ड रोड, वाराणसी 

आप्तमीमांसा : श्रीमद समन्तभद्राचार्य , वीर सेवा मन्दिर ट्रस्ट, २१ दरियागज, दिल्ली, 
वीर स २४९४ 

आत्मधर्म (हिन्दी) श्री दिशम्बर जैन स्वाध्याय मदर ट्रस्ट, सोनगढ जि भावनगर 
(गुजरात) 

आत्मधर्म (गुजराती) श्री दिगम्बर जैन स्वाध्याय मन्दिर ट्रस्ट, सोनगढ़ जि भावनगर 

(गज ) 

आलापपद्धति - (आचार्य देवसेन, द्रव्यस्वभाव प्रकाशक नयचक्र, भारतीय ज्ञानपीठ 

प्रकाशन, वाराणसी, विस २०२८ के साथ सलग्न) 

आचार्थ शिवसागर स्मृति-ग्रंथ' सपादक-प पश्नालाल जैन, सौ भवरीलाल 

पाण्ड्या, सुजानगढ़ (राज ) 

कार्तिकेयानप्रेक्षा स्वामी कार्तिकंय, श्रीमद्‌ राजचन्द्र आश्रम, अगरास, वाया-आणद 
(गजरात) 

गोम्मटसार (कर्मकाण्ड) आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्तचक्रवर्ती, टीकाकार-पण्डित 
मनोहरलालजी शास्त्री, श्रीमद राजचन्द्र आश्रम, अगास, वाया-आणद (गज ) 

छहकाला . पण्डित दौलतरामजी, श्री दि जैन स्वाध्याय मन्दिर ट्रस्ट, सोनगढ़ जि 
भावनगर (गज ) 

जैनेन्द्र सिद्धान्त कोश, भाग १ . क्षललक जिनेन्द्रवर्णी, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, 

दुर्गाकण्ड मार्ग, वाराणसी, विस २०२८ 

जैनेना सिद्धान्त कोश भाग २ : क्षूललक जिनेन्द्रवर्णी, भाग्तीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, 
दुर्गाकुण्ड मार्ग, वाराणसी, विस २०२८ 

तत्कर्थसूत्र (मोक्षशास्त्र) ' आचार्य उमास्वामी, सम्पादक़-प श्री कैलाशचन्दजी 
शास्त्री, भारतवर्षीय दिगम्बर जैन सघ, चौरासी, मथुरा, बिस २४७९ 

तत्वार्थ राजवारतिक . आचायं अकलकदेव: भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, दुर्गाकुण्ड 
रोड, वाराणसी, वीर स २४७९ 

तस्‍्थार्थ श्लोकबारतिक . आचार्य विद्या्नन्द, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, दुर्गाकण्ड 
रोड, वाराणसी, बीर स २४७९ 

तस्थानशासन ' श्री नागसेनस्‌रि, वीर सेवा मन्दिर, दिल्‍ली: ईंस १९६३ 

शलिलोयघण्णात : यतिवृषभाचार्य, जीवराज ग्रथमाला, सोलापर; विस १९९९ 


संदर्भ ग्रंथ सूची [२७१ 


१७. ब्रष्यस्थ प्रावप्रकाशक नथचक्र : श्री माइल्ल धवल, भारतीय ज्ञानपीक़ प्रकाशन, 


१८ 


१९. 
२०. 


२१ 
२२ 


२३ 


२४ 


२५ 


२६ 


२७ 


र्८ 


३६ 


३० 


३१ 


शेर 


३३ 
शेड 


३५ 


दुर्गाक॒ण्ड मार्ग, बासाणसी; वि.स. २०२८ 
देव-शास्त्र-गुरु पूजन, जयमाला : डा हुकमचद भारिल्ल; पण्डित टोडरमल स्मारक 
ट्रस्ट, जयपुर 
धकला, पुस्तक १ : आचार्य वीरसेन; जैन साहित्योद्धार फण्ड, अमरावती (महा ) 
घबला, पुस्तक २ : आचार्य वीरसेन, जैनसाहित्योद्धार फण्ड, अमरावती (महा.). 


धबला पुस्तक ५ : आचार्य वीरसेन, जैनसाहित्योद्धार फण्ड, अमराबती (महा ) 

नधवर्षण : क्षुललक श्री जिनेन्द्रवर्णी; श्री सौ. प्रेमकमारी जैन स्मारक ग्रथमाला, 
दिगम्बर जैन पारमार्थिक संस्थाये, जंवरीबाग, इन्दौर (मप्र) 

नयप्रश्पन (गजराती) क्षललक श्री जिनेन्द्रवर्णी; श्री सौ प्रेमकमारी जैन स्मारक 
ग्रथमाला, दिगम्बर जैन पारमार्थिक सस्थाये, जबरीबाग, इन्दौरं (म प्र.) 


जियभसार : आचार्य कन्दक॒न्द, टीकाकार-पश्मप्रभभलधारिदेव, श्री दि जैन 
स्वाध्याय मन्दिर ट्रस्ट, सोनगढ़, जि भावसगर (गुज ) कबीर स २५०३ 

स्थायदीपिका : अभिनय धर्मभषण यति; सम्पादक-दरथारीलाल कोठिया; वीर सेवा 
मन्दिर, २९ दरियागज दिल्ली; वीर स २४१४ 

परमात्मप्रकश और योगसार : मुनिराज योगिन्ददेव, श्रीमद गजचन्द्र आश्रम, 
अगास (गज ) विस २०१७ 

परीक्षामुख * आचार्य माणिक्यनन्दि; हरप्रसाद जैन वैद्यमृषण, मु लुहरी पो मडावरा, 

ललितपुर (उ प्र ), वीर स २४६५ 

परमार्थ वचचनिका : प. बनारसीदासजी, (मोक्षमार्ग प्रकाशक, श्री दिगम्बर जैन 
स्वाध्याय मंदिर ट्रस्ट, सोनगढ़ जि भाकनगर के साथ परिशिष्टरूप मे सलग्न) 

पंचास्तिकाय : आचार्य कन्दकन्द, टीकाकार-अजमुतचन्द्रबार्य एव आचार्य जयसेन, 
श्रीमद्‌ राजचन्द्र आश्रम, अगास (गुजरात) 

पंकध्यायी : पाण्डे राजममलजी, टीकाकार-पं. देबकीनन्दनजी सिद्धान्तशास्त्री, 
सम्पादक-फ्लचन्दजी सिद्धान्त शास्त्री; प्रकाश-श्री गणेशप्रसाद वर्जी जैन 
ग्रन्थमाला, भवैनीधाट, बनारस (उ प्र.); वीर स २४७६ 

प्रबचनसार : आचार्य कुन्दकम्द, टीकाकार-आचार्य अमृतचन्द्र तथा जयसेनाआर्य, 
श्री वीतराग खत सर्महत्य प्रसारक ट्रस्ट, माबनगर (गुजरात), विस २०३४५ 

प्रक्शभरत्नाकर भाग १(हन<दी ) श्री कानजी स्कमी के प्रबचन; श्री टोडरमल स्मारक 

भवन, ए-४ कापुनगर, विस रे० ३८ 

प्रसेयकभलमार्तण्ड : अर बेब जम 

युरुवार्बीसड्धयुपाय : आज्षर्थ अमृतचन्द्र; टीकाकार-परण्डित टेडरमलजी, श्री 
दिगम्बर जैन स्वाध्याव सम्दिर ट्रस्ट, खोनगढ़, जि. भावनगर (शज,) 

पुरुधा बीसिद्यफाय . आचार्य अमृतचन्द्र टीककार-आकर्यकल्व टोडरमलजी एव 
पण्डित दौलतरामजी कासलीवाल; मुंशी मोतीलाल शाह, किशनपोल बाजार, 
जयपुर (राज.) 


३७२] [परमभाव प्रकाशक नयचक्र 


३६. मोक्षमार्गप्रकाशक : आचार्यकल्प पण्डित टोडरमलजी, सम्पादक डॉ हकमचन्द 
भारिल्ल; श्री दिगम्बर जैन स्वा ध्याय मन्दिर ट्रस्ट, सोनगढ़ जि भावनगर (गूज ) 

३७ बृहअयच्रक्त : आचार्य देवसेन, माणिक ग्रथमाला, बम्बई, विस १९७७ 

३८ बृहदुद़ष्यसंग्रह : आचार्य नेमिचन्द्र सिद्धान्तवक्रवर्ती, टीकाकार-श्री ब्रह्मदेव, श्री 
वीतराग सत्‌ साहित्य प्रसारक ट्रस्ट, भावनगर (गूजरात), विस २०३३ 

३९. श्रुतभ्वनदीपक नमचक्र : आचार्य देवसेन, वर्धमान पार्श्वनाथ शास्त्री, कल्याण पॉबर 
प्रिटिंग प्रेस, सोलापर; सन्‌ १९४९ ई 

४०. समयसार : आचार्य कन्दकन्द, टीकाकार-अमृतचन्द्राचार्य, श्री बीतराग सत्‌ साहित्य 
प्रसारक ट्रस्ट, भावतगर (गृजरात), वीर स २५०४५ 

४१. समयसार : आचार्य कन्दकन्द, टीकाकार- आचार्य जयसेन, श्री दिगम्बर जैन समाज, 
अजमेर (राज ) 

४२ समयसार कलश टीका : आचार्य अमृतचन्द्र, हिन्दी टीकाकार-पाण्डे राजमलजी, 
श्री वीतराग सत्‌ साहित्य प्रसारक ट्रस्ट, भावनगर (गजरात) वीर स २५०३ 

४३. समयसार नाटक : कविवर पण्डित बनारसीदास, श्री वीतराग सत्‌ साहित्य प्रसारक 
ट्रस्ट, भावनगर (गृजरात), वि स. २०३२ 

४४ सर्कर्थसिद्धि : आचार्य पूज्यपाद, भारतीय ज्ञानपीठ प्रकाशन, दुर्गाक॒ण्ड रोड, 
वाराणसी, वीर स २४७९ 

४५, सन्मतितर्क : 

४६, संस्कृत-शब्दार्थ कौस्तुभ् : सम्पादक-चत्‌र्वेदी द्वारकाप्रसाद शर्मा, रामनारायण 
वेनीप्रसाद, इलाहाबाद- २ 

४७ स्याह्मादमंजरी : श्री मल्लिषेणसूरि, श्रीमद्‌ राजचन्द्र आश्रम, अगास (गुज ) 


«_- हूँ.) चन्‍+« 


अभिमत*ँ 


झाचायों, मुनिशाओं, श्तियों, बिहानों व लोकप्रिय पत्र-पत्रिकाशों 
की दृष्टि में प्रस्तुत प्रकाशन 


*» अ्राचार्य भी जयसागरजी महाराज 

मैंने 'बडा नयचक्र' ग्रंथ का भी स्वाधष्याय किया है। यद्यपि प्रात्मधर्म के 
सम्पादकीयों मे जब से 'जिनवरस्यथ नयचक्रम' की लेखमाला प्रकाशित हुई है, तब से 
बहू पढ़ी ही है; तथापि जब यह ग्रंथ पुस्तकाकाररूप में प्रकाशित हुआ, तब भी मैंने 
पढ़ा है । यह पुस्तक बहुत उपयोगी है । 

प्रनादि की कर्मश्र खला को काटने के लिए जेनधर्म का प्रनेकान्त या स्याद्वाद 
सिद्धान्त समझना बहुत जरूरी है, जिसे डॉ० हुकमचन्द भारिल्ल ने इस पुस्तक मे बड़े 
ही सरल झ्लौर रोचक ढंग से समभाया है। इसको समभकर प्रात्मानुभूति प्राप्त की 
जा सकती है व झात्मानुभूति प्राप्त कर सम्यग्दुध्टि बनकर भोक्षप्राप्ति की जाती है । 
डॉ० भारिल्‍ल ने इस पुस्तक मे धर्म का मर्म खोला है। वे इसीप्रकार तक्त्वप्रचार 
करते रहे - यही हमारा मगल ग्राशीर्वाद है । 


+ शझाचाय श्री शास्तिसागरजी महाराज 


प्रस्तुत कृति 'जिनवरस्य नयचक्रम्‌' मे डॉ० हुकमचन्दजी भारिल्ल ने समस्त 
जिनागम में वर्णित नयो को संकलित कर, उनका विवेचन करते हुए भ्रपनी मौलिक 
शैली मे जिनागम के मर्म को खोला है। प्रात्मा का हित शुद्धनय के भ्रवलम्बन बिना 
नहीं हो सकता । सच्ची निराकुलता शुद्धभाव या शुद्धात्मा के प्राश्नय से ही प्राप्त 
की जा सकती है। प्रात्मा की अनुभूति के बिना कल्याण नहीं हो सकता। निश्चय 
के बिना व्यवहार कार्यकारी नही है। सच्ची वीतरागता बिता व्यवहार करते-करते 
कभी भी कल्याण नहीं होगा । सभी जीव इस ग्रन्थ को पढ़कर, नयज्ञान को यथार्थ 
समभकर, शुद्धात्मा का भ्रवलम्बन लेकर शीघ्र ही अपना कल्याश करें- यही 
भावना व्यक्त करता हूँ। 


# सुति श्री विजयसागरजो महाराज एवं क्षुल्लक श्री जञानानस्दसागरजी महाराज 


'जिनवरस्य नयचक्रम्‌' यह ग्रन्थ डॉ० हुकमचन्द भारिल्‍ल ने समयसारादि ग्रन्धो 
का सार लेकर ही बनाया है। यह जिनागम का सार है। संसार सागर में भटकने से 
बचने वाले मुमुक्षुओं के लिए नौका है, क्‍योंकि नयदृष्टि से विहीन व्यक्ति सम्यस्दुष्टि 
नहीं हो सकता । समयसार, नियमसार श्रादि क्‍्लाध्यात्मिक शास्त्रों में निश्चय-व्यवहार 
के अनेक भेद-प्रभेदों का कथन मिलता है, किन्तु उनको जाने बिना प्रध्यात्म 





* इस प्स्तक के पूवार्ड जिमवरस्थ नयचक्रम' पर प्राप्त अभिमत 


३७४] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


(आत्मानुभूति) का मर्म नहीं पाया जा सकता | जिनाग़म में भ्रात्माश्चित निश्चयमय 
(शृतार्थनय) के कथन उपलब्ध हैं, जिनमे व्यवहारनतय को नानुसतंव्य: श्र्थात्‌ 
झंगीकार करने को नहीं कहा है। निश्चयनय के विषय त्रिकाल, श्र्‌व, एक, भ्खण्ड, 
ज्ञायकभाव को निश्चय कहकर सत्यार्थ (भूतार्थ) कहा है, झंगीकार करने को कहा 
है। नय विभाग को प्रच्छी तरह समझ लेने पर ही योग्य पात्र को झात्मानुभव होगा । 
ये नयज्ञानी के ही लागू होते हैं, प्रज्ञानी भ्ौर केवलज्ञानी के नही । 


समयसार, गाथा ११ सारे जिनागम का प्राण है, सार है। उसमे लिखा है 
कि जो जीव भूतार्थ का श्राश्रय लेता है, वह जीव निश्चय से सम्यन्दृष्टि है। इसी 
बात को लेकर श्रुतभवनदीपक नयचक्र मे तो निश्चयनय (शुद्धनय) को पृज्यतम 
लिख दिया है, क्योंकि प्रात्मानुभव नयातीत - विकल्पातीत होने पर भी निश्चयनय से 
जुड़ा हुआ्ला है। जैसाकि दर्शनप्राभूत गाथा २० में कहा है - “निच्छयदो प्रप्पाण हवइ 
सम्मतं” निश्चयनय से अपनी शुद्ध भ्रात्मा का श्रद्धान (अनुभव) करना सम्यग्द्शन 
है । वह सम्यग्दर्शन श्रद्धागुण की शुद्धपर्याय है । प्रात्मानुभव में आत्मा प्रत्यक्ष है, 
प्रात्मानुभूति ही सारे द्वादशांग का सार है; इसलिए इस ग्रन्थ के द्वारा नयचक्र को 
समभकर प्रत्येक मुमुक्षु भ्रात्मानुभूति प्राप्त करके सम्यग्यदुष्टि बने, मोक्षमार्गी बने । 


अधिष्य मे भी डॉ० भारिलल जिनागम में से सार निकालकर मुमुक्षुभों के लिए 
ऐसी सच्ची कृतियों का सकलन करते रहे - ऐसा हमारा परम मंगल श्राशीर्वाद है । 


| बयोबद्ध ब्रतो विद्वान ब्र० पष्डित जगस्मोहनलालजी शास्त्री, कटनी (मत० प्र०) 

श्राचाये श्रमृतचन्द्र ने नयचक्र को 'अ्रत्यन्तनिशितधार' कहा है । वत्तेमान युग 
में निश्चय-व्यवहा रनय पर चचित चर्चा प्रकुशल हाथो में पड़ गई है, भ्रतः समाज का 
प्रग छिन्न-भिन्न हो गया है। ऐसे दुदिनों में प्रावश्यकता थी कि उस जिनवर के 
नयचक्र को चलाने का शिक्षण उसके सचालकों को दिया जाये । डॉ० भारिल्ल की 
यह पुस्तक नयचक्र को चलाने की प्रशिक्षण पुस्तिका है । 


यह पुस्तिका नय सबंधी विषयों का तो स्पष्टीकरण करती हो है, पर 
शकाशील या गलत उपयोग करनेवाले सज्जनों की शकाप्नों का निराकरण करते हुए 
उन्हे नयो के प्रयोग करने की पद्धति का शिक्षण भी देती है। जब कोई नयी बीमारी 
फंलती है तो उसकी श्रौषधि का भाविष्कार भी उस युग में किसी विशिष्ट व्यक्ति के 
द्वारा प्रवश्य होता है। इस सनातन नियमानुसार वत्तंमान जैन समाज में व्याप्त रोग 
की यह झ्ौषधि है । व्यवहारतय की उपयोगिता तथा उसकी हेयता पर भी विस्तार 
से इसमें प्रकाश डाला गया है। 


डॉ० भारिलल कलम के घनी हैं, उनकी बहुमुखी प्रतिभा ने इस कृति में दर्शन 
दिये हैं। उनको भेरे ध्रनेक धन्यवाद तथा शुभाशीर्वाद हैं। ये ठीक दिशा में बढ़े 


अभिमत] [३७४ 


हैं भौर बढ़ते जायें- यही भावना है। विद्वानों की परम्परा की समाप्ति के दुदिनों ' 
में उनका उदय भविष्य की उज्जवलता की भझाशा दिलाता है। 


मुझे विश्वास है कि पक्षपात की भूमिका से ऊपर उठकर जो भी भाई इसे 
पढ़ेंगे, उनका श्राग्रह अवश्य समाप्त होगा । 


| सिद्धान्ताचार्य पण्डित फूलसम्दजी, वाराखसी (3० भ्र०) 

/जिनवरस्य नयचक्रम्‌' ग्रंथ पढ़ा। यह कार्य जितना अधिक सराहनीय है, 
उतना ही भ्रधिक उपयोगी भी बन पड़ा है। नयज्ञान के प्रभाव में नय-विषयक पुस्तक 
लिखकर जो विडम्बना की गई है; उसके परिहार करने में इस पुस्तक से पर्याप्त 
सहायता मिलेगी । इस उपक्रम का मैं स्वागत करता हूँ । 


 सिद्धासताचार्य पण्डित कंलाशचशाजी, वाराणसी; सम्पादक - जैन संदेश 

डॉ० हुकमचन्दजी भारिल्ल द्वारा लिखित कृति 'जिनवरस्य नयचक्रम्‌' देखी । 
विषय को बहुत सरल तथा स्पष्टता से समझाया गया है। सब कथन साधार श्रौर 
सप्रमाण हैं । इसे पढ़कर साधारण पाठक और छात्रगश भी लाभान्वित हो सकेंगे । 
छपाई भर कागज दोनो ही सुन्दर है। मूल्य भी बहुत कम है । इससे एक बहुत बड़ी 
कमी की पूर्ति हुई है। सोनगढ़ पक्ष के प्रालोचको को यह पुस्तक झवश्य पढ़ना चाहिए । 


| वयोबद्ध विद्टान श्र० पं० मुन्नालालजी राधेलीय (वर्सखी) स्यायतोर्थ, सागर 


वस्तु व व्यक्ति दोनों की शोभा, प्रतिष्ठा व उपयोगिता उसमे विद्यमान भ्रलौकिक 
गुणों के ग्राधार पर होती है। सत्य मोक्षमार्ग एवं जिनशासन की मह॒ती प्रभावना में 
झ्राचायंकल्प पं० श्री टोडरमलजी के बाद प्लादरणीय पूज्य श्री कानजी स्वामी का 
योगदान स्मरणीय है। उनकी ही छटा के दर्शन झाज की पीढ़ी के विद्वानों में 
डॉ० हुकमचन्दजी भारिल्ल द्वारा लिखित पुस्तकों मे हो रहे है, जो भविष्य के विद्वानों 
का पथ-प्रदर्शन करती रहेगी । डॉ० भारिलल का पाडित्य शब्दार्थों तक सीमित नहीं 
है, उसमे भावार्थ को सरल, सुबोध भाषा में व्यक्त करने की सामथ्यं भी है। इतने 
बड़े विद्वान होकर भी पांडित्य का भभिमाल देखने में नहीं भ्राता । वे चिरजीवी रहें, 
ऐसी हमारी मंगल कामना है। उनकी नवीनतम कृति 'जिनवरस्य नयचक्रम्‌' बेला 
चमेली जेसे सुगन्धित पुष्पों के समान है | प्रतएव झ्रादरणीय एवं संग्रहणीय है । 
# सुप्रसिद्ध श्रध्यात्मप्रवक्‍्ता बिहृद्य पं० लालचम्दभाई मोदी, राजकोट (गुजरात) 

झनादिकाल से प्रश्रतिबुद्ध जीवों को समकाने के लिए परमोपकारी तीर्थंकर 


भगवान की वाणी द्विन्‍-नयाश्रित है; पभ्रतः श्रोताधों को भी दोनों नयों के स्वरूप का 
ज्ञान होना प्रत्यन्त आवश्यक है। तीर्थंकर भगवन्तो की भ्रतुपस्थिति भे उनकी 


३७६] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


परम्परा में हुए भाचायों की वाणी का रहस्य भी प्रात्मशानी गुरु के पास से प्राप्त 
दृष्टि के द्वारा ही समका जा सकता है। इस युग में पूज्य भ्ुरुदेव क्री कानजी स्वामी 
ने जिनवाणी का रहस्य समभने के लिए जो दृष्टि प्रदान की है, उसके लिए उन्हें 
सर्वप्रथम प्रत्यन्स भक्ति से नमस्कार ! 


पूर्वाचार्यों के द्वारा रचित शास्त्रों का मर्म समभने के लिए डॉ० हुकमचन्दजी 
भारिल्ल ने भी शास्त्रो का गहराई से भ्रध्ययन-मतन करके जो यह ग्रथ लिखा है, वह 
तत्त्वाम्थासी जीवों के लिए भ्रत्यन्त उपयोगी सिद्ध होगा । 


जीवो के भ्रश्ञान का मूलकारएा निश्चयनय से विमुख़पना और व्यवहारनय का 
पक्ष है। भ्रतः भूतार्थ निश्चयनय के विषय को ग्रहण कराने के लिए व्यवहार का 
बारम्बार निषेध आवश्यक है, क्योकि व्यवहार का निषेध ही वचन-प्गोचर निश्चय- 
नय का वाश्य है- ऐसा शास्त्र का वचन है । 


प्रमाण का विषय प्रनेक धर्माट्मक वस्तु है तो भी नय के द्वारा वस्तु एक-एक 
धर्मस्बरूप प्रतीत होती है । वहाँ प्रमाण और व्यवहारनय तो श्रात्मा को पक्षातिक्रांत 
बनाने में प्रसमर्थ हैं, परन्तु निश्चयनय ही श्रात्मा को पक्षातित्रांत बनाने मे समर्थ 
होने से पूज्य है। यद्यपि जबतक निश्चयनय का भी पक्ष रहता है, तबतक प्रत्यक्ष 
प्रनुभूति नहीं होती । 

झात्मा मे रहनेवाले अ्नतधर्मों का शञान जबतक क्रम-क्रम से होता है भ्रथवा 
एकान्तरूप से एक धर्म का ज्ञान होता है, तबतक नयपक्ष रहता है तथा जिससमय 
प्नन्‍्त घर्मात्मक पदार्थ एक समय में ही ज्ञान मे ज्ञात होता है, उससमय शानप्रधान 
निश्चयनय प्रगट होता है, वहू साध्य है। यह ध्यान मे रखना खास जरूरी है कि 
ज्ञानप्रधान निश्चयनय दुष्टिप्रधान निश्चयनय के अवलंबन से ही प्रगट होता है । 


| बिहृ्ठय पं० श्री खीमचस्दभाई जेठालाल शेठ, सोनगढ़ (सौराष्ट्र) 

डॉ० हुकमचन्दजी भारिलल की यह कृति 'जिनवरस्य नयचक्रम' जिज्ञासु 
शात्माप्नो के लिए झात्महितपोषक, सत्पयप्रदर्शक, ज्ञानवर्धक, प्रेरणादायक शख्लोत के 
रूप में है, क्योकि यह जिनेन्द्रदेव की सकल जगतहितकारिणी, मोहहारिशी, भवाबिधि- 
तारिणी, मोक्षचारिणी वाणी (दिव्यध्वनि) के रहस्य का उद्घाटन करनेवाली है । 
इस उत्तमकृति मे डोॉं० भारिल्‍लजी ने जितागम का अविरत मंथन करके जो नवनीत 
निकाला है, वह प्रत्यन्त प्रशंसनीय है। 

इस तयचक्र का मनोयोगपूर्वक अ्भ्ययम कर श्रोर अपेक्षा समझकर जो 
रसपान करेंगे, उनका 'सयचक' सिट जायेगा तथा जो ध्रन्तर में परिणमन करेंगे, 
ये 'भजजक्क' का प्रभाव करके झल्पभव में भबातीत स्थान को अवश्य प्राप्त करेंगे । 


अभिमत] [३७७ 


पूज्य गुरुदेव क्री कानजी स्वामी ते पभ्रखण्ड एक पब्रविनश्वर चैतस्य-चमस्कार 
स्वरूप निजप रमात्मद्रव्य का सर्वत्र व सर्वदा भ्राश्नय लेने का जो महामंत्र भुमुक्षुझों को 
दिया है, उसका पूरा-पूरा लाभ उठाकर आपने इस ग्रन्थ मे परमपारिशामसिकभाव- 
स्वरूप निज परमास्मद्रव्य को ध्येय बनाने की प्रेरणा दी है। इस ग्रन्थ के १३वें 
अध्याय “निश्ययनय : कुछ प्रश्नोत्तर' के १७वें प्रश्त में यह बात स्पष्ट की गई है कि- 
“एकदेशनिम्मंलपर्यायरूप सवर-निज्जरा श्रपुर्णापवित्र है, मोक्ष पूर्राषविश्न है, फिर भी 
सबर-निर्जरा-मोक्ष की पर्यायें परमपवित्र नहीं हैं, पतितपवावन नहीं हैं; क्‍योंकि उमके 
प्राश्षय से पविश्वता प्रगट नहीं होती है । परत. परमपवित्र शौर पतितपावन तो 
एकमात्र निजपरमात्मद्रब्य ही है ।' 


इसप्रकार इस प्रन्ध के श्रध्ययन से व्यवहार झ्ौर निश्चय - दोनो नयों का 
पक्षपात भिटाकर, सभी जीव स्वरूपगुप्त होने का पूर्व पुरुषार्थ करें - इस पविन्न 
"भावना के साथ विराम लेता हूँ । 


# पं० श्री बाबूभाई मेहता; भ्रष्यक्ष - भ्री कुन्दकुन्द कहान वि० जन तोथंसुरक्षा टृस्ट 

जिनवाणी या जैनदशंन का रहस्य जानने के लिए गुरुगम से नयविभाग का 
सम्यक्‌ परिकज्ञान होना ग्रावश्मक है । झ्राज जितना भी विवाद देखने मे झ्राता है, वह 
सब एकमात्र नयज्ञान सम्बन्धी झज्ञान के कारण ही है । 


डॉ० हुकमचन्दजी भारिल्‍ल की “जिनवरस्य नयच्नक्रम' नामक इस कृति को 
यदि मध्यस्थ होकर - पक्षपात छोडकर पढ़ें तो यह्‌ विवादरूप प्रज्ञान मिटाने में झवश्य 
उपकारी होगी - ऐसा मेरा विश्वास है। डॉ० भारिल्ल ने भ्रनेक भ्रध्यात्म व झागस 
प्रन्यो का तलस्पर्शी अभ्रध्ययस कर तथा पृज्य गुरुदेव श्री कानजी स्वामी का प्रत्यक्ष- 
परिचय व दृष्टि पाकर, जिनागम में प्रतिपादित नयों के रहस्यों को सरल, सुबोध, 
सुगम, हृदयगम शेली से सोदाहरणा खोलकर व इस ग्रन्थ मे एक साथ रखकर आध्यात्म 
जगत के तत्त्वजिज्ञासु मुमुक्षुसणआाज पर बहुत बड़ा उपकार किया है। नयो का विषय 
सामान्यत कठिन और वांडित्स पूर्ण होने पर भी इस प्रथम प्रयास से वह जन-जन 
का विषय बन गया हैं भ्रौर बनेगा, क्‍योंकि यहू देशभाषा मे इसप्रकार प्रस्तुत किया 
गया है कि झाबाल-टोपाज सभी समझ सकें। इस कृति की विशेषता यहू है कि 
इसमे झ्रात्महित के लक्ष्य से भेदविज्ञान झौर बीतरागदशा होने के कारशभूत सर्वनयो 
के कथन करने का तात्पर्य है - ऐसा निर्देश जगह-जगहू पर किया गया है। भ्रात्महित 
की भावनावालों को यह कृति पठनीय एवं मननीय है । 


| जादू सुगलकिशोरजी 'बुयल', एस० ए०, साहित्यरश्म, कोडा (राज०) 
विस्तृत अ्रध्ययन, कठिन परिश्रम, गहरी गवेषरशा एवं पैनी प्रश्ञा का प्रसव 


३७८] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


डॉ० भारिलल की अनुपम कृति 'जिनवरस्य तयचक्रम्‌' नय के चक्र में फंसकर, उससे 
साफ बच निकलने के लिए काफी पर्याप्त है । 


# श्र० सात्तिकअस्दजी भीसीकर, स्यायतोर्थ; संचालक - बाहुबली विद्यापीठ, बाहुबली 

बहुत दिनों से ऐसी प्रामाणिक पुस्तक की जरूरत जिज्ञासु पाठकों को 
थी । इस विषय का विस्तार से किया गया तुलनात्मक विवरण, विधानों के पुष्ट्यर्थ 
पद-पद पर दिये गये आाचायों के प्रबल प्रमाणा, विषय को सरलता से समभकने हेतु 
दिये गये सथे मार्भिक दृष्टान्त, विविध प्रश्नोत्तर इत्यादि के साध्यम से जिनागम का 
रहस्योद्घाटन करनेवाला यह सूक्ष्म, जटिल एंव दुरह विषम भी भ्रतिसरल एवं 
सुगम बन गया है - इसमे सदेह नही है। प्रत्येक प्रकरणा भ्रौर उसके परिच्छेदों को 
लक्ष्यपूर्वंक ध्यान से पढ़ते पर नयो की सारी ग्रुस्थियाँ भ्रपने पश्राप सुलभ जाती हैं 
एवं प्रत्यन्त निशितधारवाला व दुरासद यह जिनेन्द्रदेव का नयचक्र ज्ञानतेज से 
श्रापूरित एवं सुखासद प्रतीत होने लगता है। जीवन-विकास के लिए उसका महत्त्व 
एवं उपयोगिता सुस्पष्ट होती है । 

केवल स्वाध्यायप्रेमी जिज्ञासुप्रो के लिए ही नही, ग्रपितु मनीषी विद्वानों के 
लिए भी यह भ्रनूठा प्रमाण-ग्रंथ बन गया है। समस्त जिनतागम का हुदय समभने 
में तथा विश्व व्यवस्था का यथार्थ परिज्ञान करने मे यह बहुत ही उपयुक्त सिद्ध होगा ! 
वत्तमान की प्रनेक भआ्रान्त धारणाये दूर होकर निश्चय-व्यवहार का बहुचचित 
विवाद इस ग्रथ के श्रम्यास से समाप्त हो सकेगा - ऐसा हमें विश्वास होता है। 
व्यवहारनय व उसका विषय मात्र जानने के लिए है, जमने-रमने के लिए नहीं - यह 
बात पद-पद पर झापने स्पष्ट की है। इस विषय का इतना सरल, सुबोध विवेचन 
पहले कभी देखने मे नहीं श्राया । यह प्रनूठा ग्रथ जिज्ञासुओं के लिए अच्छा पायेय 
बनेगा; झ्ापके प्रथक्‌ प्रयास चिरकाल तक जेनसाहित्य मे संस्मरणीय रहेगे । 


जे डॉ० चस्पूभाई टो० कामदार, राजकोट (गुजरात) 

जिसप्रकार चक्रवर्ती चक्रत्न के द्वारा प्रतिपक्षियों को पराजित करके छह खण्डो 
को जीतता है, उसीप्रकार डॉ० हुकमचन्दजी भारिल्ल ने आत्मा को छ्येय बनाकर 
विविध प्रकार के नयो का सर्वाज्भजीरा विवेघन कर इस “जिनवरस्य नयघक्रम्‌' ग्रन्थ 
की रचना की है। यह ग्रथ प्नत्यन्त विशद और स्पष्ट है, इसमे भ्रनेक जगह जिनेन्द्र- 
कथित शास्त्रों का श्राधार दिया गया है। इससे यह शात होता है कि इसकी रचना 
के पूर्व लेखक ने कितनी गहराई से शास्त्रों का भ्रध्ययन किया है, तभी तो ऐसी सुन्दर 
कृति तैयार हो सकी है । तदर्थ लेखक को झनेकानेक धन्यवाद है। 


इस 'नयचक्र' का जो कोई तस्वपिपासु झात्मा सुरुचिपूर्वक अभ्रध्ययल करके 
परिणमन करेंगे, उनकी मोहरूपी बलयात सेना का झवश्य पराभव होगा । 


अभिमत] [२३७९ 


# ढॉ० पलन्नालालजो जेन साहित्याचायं, सामर (म०प्र०) 

श्री जिनेन्द्रदेव का नयचक्र बस्तुत: दुरूहु है, फिर भी यदि दृष्टि उज्जवल है 
तो उसे सहज ही समझा जा सकता है। पदार्थ जब द्रथ्य-पर्यायात्मक भ्रथवा सामान्य- 
विशेषात्मक है, तब उसे कहने के लिए मूलरूप में दो नय - द्रष्याथिक झौर 
पर्यायाथिक स्वीकृत करना झ्रावश्यक है । द्रव्य भौर पर्याय की विविधरूपता की 
ओर जब देखते हैं, तब इन्ही दो नयो के झनेक भेद प्रस्फुटित होने लगते है। इन 
सब नयो को सुलेखक एवं सुबक्ता डॉ० भारिल्‍लजी ने सरल भाषा मे प्रगट किया 
है | पुस्तक की साज-सज्जा ध्ौर छपाई भाकर्षक है । पुस्तक सर्वत्र समादत होगी । 


# बॉ० हरीसासूषणओी जन, उज्जेन; मंत्री - श्री भा० दि० जैन विदृत्‌ परिषद्‌ 


श्रुतज्ञान के दो उपयोग हैं- एक स्याद्वाद (प्रमाण) झौर दूसरा नय। 
नय श्रौर प्रमाण - दोनो वस्तु को जानने के साधन हैं। दूसरे शब्दों मे कहे तो नय 
विचार जैनदर्शन की रीढ़ हैं, इसके बिना जैनदर्शन का भ्रवगमन नितान्त श्रसंभव है। 


डॉ० हुकमचन्द भारिल्‍ल ने अ्रतिगभीर नयश्ञास्त्र का बहुत सुन्दर विवेचन 
“जिनवरस्य नयचक्रम्‌' मे किया है। डॉ० भारिलल की लेखनशली सामान्य पाठकों के 
लिए शभ्रत्यन्त उपयोगी है। शास्त्रीय उद्धरणों के साथ उदाहरणा झौर प्रश्नोश्षर- 
बहुल यह शैली ग्ल्पज्ञ और बहुश - दोनो प्रकार के पाठकों को विषय का श्रसन्दिग्ध 
विवेचन करती है । प्रस्तुत ग्रन्थ में निश्चय झौर व्यवहारनयों का विशेष 
विवेचन किया गया है। यदि इस पुस्तक का उत्तराद्ध भी साथ ही प्रकाशित होता 
तो इस ग्रन्थ की गरिमा भ्रौर प्रधिक बढ़ जाती । ग्रन्थ के भ्रन्त में 'शब्दानुक्रमणिका' 
की भ्रावश्यकता भी प्रतीत होती है । 


“क्रमबद्धपर्याय' श्रौर 'जिनवरस्य नयचक्रम की सरलशली को देखकर यह 
प्राभास होता है कि डॉ० भारिल्ल के द्वारा जनदर्शन के स्याद्वाद, प्रमाण, तत्व, व्रब्य 
प्रादि विषयों पर ऐसी ही पुस्तक निकट भविष्य मे अवश्य देखने को मिलेंगी । इस सुन्दर 
ग्रन्थ के लेखन एवं प्रकाशन के लिए लेखक व प्रकाशक दोनों ही साधुवाद के पात्र हैं । 


हज डढॉ० राजारामजी जैन, एम० ए०, पीएच० डी०, धारा (बिहार) 


डॉ० भारिल्लजी की कृति 'जिनवरस्थ नयचक्रम' को श्राद्योपान्त पढ़कर मैं 
इसी निष्कर्ष पर पहुँचा कि तत्त्वशान के लिए नयज्ञान उसीप्रकार पश्निवाये है, 
जिसप्रकार भवन-निर्माण के लिए इंठ-पत्थर । मेरे विचार से जैनंदशेन का नय 
प्रकरण दार्शनिक भाषा शैली में लिखे जाने के कारण श्रभी तक प्रायः विद्वद्‌ भोग्य ही 
बना रहा था, किल्तु भ्रथ प्रस्तुत प्रंथ के सरल भाषा, सरस शैली तथा दैनिक 
झनुभवों से समधित होने के काररत सर्वोपयोथी बन गया है | 


३८०] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


प्रश्नोलरी शैली के माध्यम से लेखक ते तयों के विभिन्न पक्षों पर विविध 
दृष्टिकोशो से प्रकाश डालने का भ्रच्छा प्रयास किया है । सचमुच ही गूढ़ विषय को 
लोकप्रिय बनाने का यह एक सफल एव स्तुत्य प्रयोग है। ह्रदयाकर्षक लेखन एव 
तयनाभिराम प्रकाशन के लिए लेखक एवं प्रकाशक दोनो ही बधाई के पात्र हैं । 


| डॉ० कसलचन्दजी सोगानी, उदयपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज०) 

डॉ० भारिलल्‍ल ने इस नई दिशा में जो कार्य किया है, वह भत्यन्त पग्रावश्यक 
झौर प्रासख्भिक है, क्योंकि 'नय' जैनदर्शन का प्राण है, तथा वत्तेमान युग के 
परिप्रेक्ष में भी इनका महत्व है। डॉ० भारिल्‍ल एक सफल लेखक हैं। वे इस उत्तम 
प्रंथ के लिए अनेकानेक धन्यवादाहं हैं । 


# प्रो० प्रवीशचखजो जेग; निदेशक - उच्च० प्रध्ययन झनुसस्धान संस्थान, जयपुर 

श्राठ विषय-खण्डों प्रौर ४६ प्रश्नोत्तरों में समाहित 'जिनवरस्यथ नयक्षक्रम्‌' का 
'पूर्वाद्ध ' अपने विषय की, अपने ढंग की एक रचना है । निश्चय पौर व्यवहार - दोनो 
नयों की चर्चा इसमे श्रावश्यक विस्तार से प्रस्तुत की गई है। प्रश्नोत्तरो के द्वारा 
उन सन्देहों का निवारण किया गया है, जो इस विषय के प्रध्ययन के प्रसजु में प्राय 
उठते हैं । पुस्तक की भाषा सहज औौर प्रपेक्षानुसार सरल है । 


यह पुस्तक नयसाहित्य की गरिमा को बढ़ानेवाली है। इसके अध्ययन से 
हिन्दी भाषी जिज्ञासुओं का लाभ होगा, इसमे कोई सन्देह नहीं। शीघ्र ही इस पुस्तक 
का झनुवाद दूसरी भाषाझो मे भी होना चाहिए, जिससे इसका लाभ अधिक से 
अ्रधिक जिज्ञासुओ को मिल सके । 


मैं 'जिनवरस्य नयचतक्रम्‌' के उत्तरार्थ की प्रतीक्षा उत्सुकता से करूगा। 
उत्तराधे के प्रकाशन से इस पूर्वा का महस्य और बढ़ जायेगा भौर विषय को पूर्शाता 
से समझने-समभाने मे सरलता हो जावेगी । इस रचना से तत्त्वचिन्तन को प्रोत्साहन 
मिलेगा प्रौर इस चिन्तन के फलस्वरूप व्यक्ति एवं समाज के जीवन को ऊँचा उठने 
में सहायता मिलेगी । यह रचना स्वागत के योग्य है, भ्रतः इसके लिए डॉ० भारिश्ल 
को शझ्नेक घन्यवाद । 


जे डॉ० फूलचस्द प्रेमी; प्रध्यक्ष - जेनदर्शन विभाग, सं० विश्वविद्यालय, बाराशसी 

सम्पूर्ण भारतीय दर्शनों के परिप्रेक्ष में जेनदर्शन की स्वतम्त्र व मौलिक 
देन “नय' जैसे महृत्त्यपूरों बिषय पर बिखरी हुईं सामग्री को इकटूठा कर मौलिकरूप 
देने का यह प्रथम सफल प्रयास है। इस पुस्तक के माध्यम से भ्नेक शोध-खोज, 
तदनुसार विस्तृत भ्रध्ययन के श्रमेक द्वार उद्धाटित होंगे - ऐसी पाशा है । 


अभिमत] [३४१ 


+ डॉ० राजेशाकुमार अंसल, झो० पो० सिल्‍्स लिमिटेड, मलाई (स०प्र०) 

जिनागम में भूलग्रल्थों का भ्रमुवाद या टीकायें तो बहुत उपलब्ध हैं, किन्तु 
किसी गंभीर विषय पर उससे सम्बद्ध बिखरे हुए ज्ञान को गृढ़ चितनकर विषय का 
दृदयग्राही रहस्य जन-जन तक पहुंचाने का कार्य डॉ० भारिल्लजी की यह कृति 
“जिनवरस्य नयचक्रम्‌' करती है। लेखक की सहज कस्पनाप्रसूत लेखनी एवं दैनिक 
जीवन के शझ्रनुभव से संबंधित उदाहरणों के कारण नह “तयचक्र' झ्ल्पबुद्धिवालो 
के लिए भी 'सहजचक्र' बन गया है, तदर्थ डॉ० भारिल्ल साधुवाद के पात्र हैं । 


# डॉ० प्रेमसुमनजी जेस, उदयपुर विश्वविद्यालय, उदयपुर (राज०) 

“जिनवरस्थ नयचक्रम्‌' की विषयवस्तु यश्यपि प्रमाण ध्ौर नयज्ञान से सम्बन्धित 
है, तथापि डॉ० भारिल्लजी ने अभ्पनी रोचक शली द्वारा इस गृढ़ विषय को भी 
सामान्‍य पाठक को सहज व सुबोध बना दिया है। लेखक की बिद्वता और प्रवचनकार 
की छाप पुस्तक के पाठक को प्राकर्षित करती है । 


+ हों प्रेमचम्द रांवका; प्राध्यापक - रा० सं० महाविद्यालय, मनोहरपुर (राज० ) 

जैनदर्शन में नयचक्र या नय-व्यवस्था का अपना ऐसा अ्रपरिहाय महत्त्वपूर्ण 
स्थान है कि उस चक्र/व्यवस्था/विचार को समझे बिना न हम जैनधर्म दर्शन को 
समझ सकते हैं और न प्रपना और समाज का हित-चिन्तन ही सम्पादित कर 
सकते हैं। तय-व्यवस्था जैनदशन की श्रपनी मौलिक देन है, जिससे वह विश्व के 
मान्य इत्तर दर्शनों में भ्रपना शीर्षस्थ स्थान बनाये हुए है । 


पिछले कुछ समय से प्रनेकान्तवादी समाज में व्यवहार-निश्चय को लेकर जो 
विचित्र वातावरण बन पड़ा है, उसका कारण नय-सिद्धास्त के परिज्ञान का अभभाव 
लगता है। इस दृष्टि से डॉ० भारिलल की इस झ्णशिनव क्रृति को 'क्रमबद्धपर्याय” से 
भी भ्रघधिक प्रशसा और सफलता प्राप्त होगी। डॉ० भारिल्ल ने प्रपनी इस प्रभिनव 
कृति मे जैन-दशन के सर्वेमान्य प्रागम ग्रन्थों के अध्ययन, प्रन्येषण प्रौर अपने गम्भीर- 
तम चिन्तन, मनन से 'नय-व्यवस्था' पर जो सामग्री संकलित एबम्‌ समीचीन रूप से 
प्रस्तुत की है बहु सामान्य जन से विद्वज्जन तक के लिए उपयोगी संदर्म ग्रन्थ के रूप में 
संग्रहणीय है। पक्षव्यामोह से विरत इस उपयोगी प्रकाशन के लिए लेखक एवं 
प्रकाशक साधुवाद के पात्र हैं। भाशा है जैनसमाज ही नहीं, इतर समाज व विह्ृज्जन 
भी जिनोपदिष्ट 'तयचक्र' की झ्वधारणा से स्व-पर का हित सम्पादित कर सकेंगे । 


| डॉ० वेजेमाकुनारणी शास्त्री साहित्वाचायं, मीमच (स०प्र०) 
जैनदर्शन में 'नयचक्त' प्रवेशड्वार के समान है । श्रत: प्रस्तुत पुस्तक उन सभी 
के लिए उपादेय है, जो जैनदर्शन की मीमांसा व सम्यक भ्रनुक्तीलत करना चाहते हैं । 


३८२] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


शोध व झनुसन्धान करनेवालो के लिए 'जिनवरस्य नयचक्रम्‌ू' नय संबंधी विभिन्न 
शैलियों का सप्रमाण समाहार करनेवाली है। इस “नयचक्र' के दिशानिदेश से 
'भवचक्र' से भी छटा जा सकता है। प्रतः ऐसे महत्वपूर्ण एवं लोकोपयोगी प्रकाशन 
के लिए प्रकाशन संस्था एव लेखक हादिक बधाइयाँ स्वीकृत करे एवं इसके अधिक 
से प्रधिक प्रचार-प्रसार मे प्रथत्तनशील रहे - यही शुभकामना है। 


| डॉ० भागजसाली भास्कर; प्रध्यक्ष - पाली प्राकृत विभाग, विश्वविद्यालय, नागपुर 

ग्रथ को प्राद्योपान्त पढने के बाद यह कहने मे कोई संकोच नही है कि 
डॉ० भारिल्ल ने इसमें निश्चय-व्यवहार नयों का सांगोपांग विवेचन बड़ी तलस्पर्शिता व 
गंभीरता के साथ किया है। डॉ० भारिल्‍ल इसके लिए बधाई के पात्र है। शभ्राध्यात्मिक 
स्वाध्यायी पिपासुश्रो के लिए यह ग्रंथ निश्चित ही संग्रहनीय है । 


# प्रसिद्ध ऐतिहासिक विद्वान क्रो भ्रगरखंदजी माहटा, बोकानेर (राज०) 

'नय' जेनधर्म की मौलिक विशेषता है। इसके सम्बन्ध मे जितना गहन व 
बिशाल साहित्य है, उसे पढ़ने पर भी पूरा बोध नहीं हो पाता । निश्चय एवं व्यवहार 
को लेकर तो बडा विवाद भी है। डॉ० हुकमचद भारिल्‍ल एक सुलभे हुए विच्ञारक 
एवं अ्रष्ययनशील विद्वान हैं। उनके द्वारा लिखित यह कृति 'जिनवरस्य नयचकरम्‌! 
नया प्रकाश डालती है| मुझे आशा है कि यह कई भ्रमो का निराकरण कर सकेगी । 
मैं उनके इस मूल्यवान ग्रन्थ का दुृदय से स्वागत करता हूँ । जिज्ञासुभ्रो से अनुरोध है 
कि इसे भली-भाँति पढ़कर लाभ उठावे | इसका अधिकाधिक प्रचार वाछनीय है । 


4 सहामहिसोपाध्याय पं० नरेख्कुसार शास्त्री स्थायतीय, सोलापुर (महाराष्ट्र), 


वस्तु सामान्य-विशेष उभयघर्मात्मक होने से शनेकान्तात्मक वस्तुब्यवस्था 
को समझना एक जटिल समस्या है, उसे सुलभाने के लिये 'जिनवरस्यथ नयच्क्रम्‌' 
नितांत उपयोगी एवं श्रनुषम पुस्तक है। प्रतिभाशाली वक्‍ता एव आगमन श्रध्येता 
डॉ० हुकमचंदजी भारिल्ल द्वारा लिखा गया यह ग्रन्थ सर्वेक्षकषथित झ्रागम के झनुसार 
है। इसलिये यह ग्रंथ श्राचार्य प्रणीत नहीं है - ऐसी शंका उठाकर श्रप्रमाण मानने 
योग्य नही है, प्रपितु 'जिनवरस्य” विशेषरा से भुद्राकित होने के कारण प्रामारिक 
है तथा नितांत आदरणीय, पठनीय व मननीय है । 


अनेकान्तस्वरूप सारी जिनवाणी वीतरागसय प्रात्मघर्म का निरूपण करती 
है, ग्रत एकरूप ही है। जिनवाशी में व्यवह्यर को परमार्थ का प्रतिषादक कहा है । 
व्यवहार भ्रपने स्वतंत्र पक्ष की प्रतिष्ठापना नहीं करता (व्यवहार: नात्मान 
प्रतिष्ठापयति ) । बस्तुतः दोनों ही नय एक निशचयमार्ग की प्रतिष्ठा करते हैं । श्रत: 


अभिमत] [३४३, 


इनमें पक्ष-प्रतिपक्ष या विरोधादि दोषों का थोड़ा भी भ्रवकाश नहीं है। सभी नय 
श्रमेकांत मुद्रांकित जैनशासन के झाराधक झौर अ्रनुशासक हैं । 


इस ग्रन्थ मे चारो पझनुयोगो में वर्णित तय के भेव-प्रभेदों का संग्रह कर 
“गागर में सागर” की अनमोल उक्ति को चरिताब किया है । 


यदि इस ग्रन्थ का सूक्ष्म ग्रवगाहम, मुमुक्षु-विद्वान्‌ व त्यागी वर्ग द्वारा हुप्ा 
तो हमारा विश्वास है कि वर्त्तमात मे निश्चय-व्यवहार के नाम से होनेवाला संघर्ष 
मिटकर सर्वश्र प्रनेकांतात्मक जैनशासन ही जयवंत रहेगा । 


# श्री नरेन््रप्रकाशजी जेन; प्राचार्य - जेन इस्टर कॉलेज, फिरोजाबाद (उ० भ्र०) 

'जिनवर सत्य नयचक्रम्‌' जैनदर्शन के जिज्नासुओ के लिए एक उपयोगी ग्रन्थ है । 
विद्वान लेखक ने सरस भर सरल शैली मे नयो की पश्रावश्यकता झौर प्रामारिकता 
तथा उनके स्वरूप प्लौर भेद-प्रभेदों पर सुन्दर प्रकाश डाला है श्रौर यह सिद्ध कर विया 
है कि जिनेन्द्र भगवान का नयचक्र दु.साध्य भले ही हो, प्रसाध्य नहीं है। दिन के 
प्रकाश की तरह यह भी स्पष्ट हुआ है कि नयचक्त को समर बिना संसार के दु:खों से 
बचने का कोई उपाय नही है । 


डॉ० भारिललजी की इस पुस्तक को पढ़ते समय ऐसा लगता है कि पाठक 
मानो किसी कुशल शिक्षक की कक्षा में बैठा है श्रौर विवेश्य विधय उसके सामने इस 
तरह प्रस्तुत किया जा रहा है कि उसका कोई भी पहलू बुद्धिगम्य होने से छूट नहीं 
पा रहा है। लेखन-कला और शैली की ऐसी बिशेषता सबको यो इतमी आसानी से 
प्राप्त नही हो पाती ! उसके लिए भी गहन श्रम्धास और साधना श्रपेक्षित है। 
घिसे-पिटे पौराशिक या शास्त्रीय दृष्टान्तो की जगह ब्यबहयरिक और देनिक जीवन 
में जाने-बूके कुछ नये श्लौर मौलिक उदाहरण प्रस्तुत कर लेखक ने विषय को 
'बालादपि ग्राह्म! बना दिया है। शतरज के खिलाडी, बादाम, साबुन श्रादि के 
उदाहरणो से यह बात प्रमाशित होती है । 


विद्वत्‌ समाज में कड़ा नसो को लेकर नहीं है । किसी तय-विशेष के विवेखजन 
के समय उसके पीछे निहित अ्रभिप्राम के स्पष्ट न हो पाने की बजह से ही उलभर्तें 
खड़ी होती हैं। लोकप्रिय बक्ता और शिक्षक श्री भारिल्लजी ने समयसारादि ग्रन्थों 
के झाघार पर व्यव्टारनय की क्ंचित्‌ प्रमोजनशीलता और श्राप्त मी्मांसादि के 
झाधार पर, सापेक्ष नय-कथन के सिद्धान्स का स्पष्ट और युक्तिसंघत विवेचन कर, तव- 
विवाद को सुलझाने की भावना से ही यह पुस्तक लिखी है। यह एक सूकबमभरा 
सामयिक उपयोगी कदस है। अम की सार्थकता के लिए लेखक को हमारी भूरिश:ः 
बधाइयाँ । भाजा है, दोनो पक्षों के स्वाध्यायी सज्जन इससे लाभ उठाते हुए अपने 


३८४] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


देनन्दिन जीवन-व्यवहार में भी दोनो नयों के सन्तुलन को कोई प्राकार देने के लिए 
सदेव सेष्ट रहेंगे । 


+ घबष्डित भी अंशीभरजी शास्त्री, एम०ए०, जपपुर (राज०) 

जहाँ प्रन्य दाशेतिकों ने वस्तुस्वरूप के प्रसिपादन में मात्र प्रमाणज्ञान से 
काम अलाया है, वहाँ जेन दाशेनिको ने नयो की भी उपयोगिता स्वीकार की है। 
पह नप-विवक्षा जैनदर्शेन की मौलिक चिन्तन! है। जेनेदाश्शनिकी ले नय विवेचन के 
लिए स्वतंत्र ग्रंथ भी लिखे हैं। यद्यपि यह जैनदशशन की मौलिकता है, फिर भी इस 
युग के श्रधिकांश विद्वानों ने इसका गहराई से प्रध्ययन-मनन नेहीं किया - यह बड़े 
प्राश्वर्य की बात है। भ्रधिकांश विद्वान पर्यायाथिक एवं व्यवहारपरक प्रतिपादन को 
ही मुख्यता प्रदान करते थे, परन्तु श्री कानजी स्वामी ने समयसार और मोक्षमार्गे 
प्रकाशक से प्रभावित होकर द्वव्याथिक व निश्चयपरक विवेचन को मुख्य करके 
जैनजगत में एक क्रान्ति का सूत्रपात किया | 


प्राचीन नयों के ग्रथ संस्कृत व प्राकृतभाषा में होने के कारण उन्हे समभने 
में बड़ी कठिनाई होती थी, बल्कि समभ ही नहीं पाते थे। डॉ० हुकमचन्दजी 
भारिल्ल ने भत्यन्त सरल झौर सुबोध शैली में निश्चय-बव्यबहारत्तयों का जो यह प्रति- 
पादन किया है, वह अपने भ्राप मे श्रद्धितीय है। यह ग्रंथ न केवल साधारण पाठक 
को, बल्कि विद्वानों के लिए भी प्नत्यन्त उपयोगी है । इस हेतु से इस ग्रंथ के प्रचार 
प्रौर प्रसार की अत्यक्षिक झावश्यकता है । 


ग्रंथ की प्रश्नोत्तर शैली या शंका-समाधान पद्धति विषय को झशौर भी सुबोध 
बना देती है भऔौर बरबस ही पण्डित टोडरमलजी की याद प्रा जाती है, क्योंकि 
उन्होंने भी इसी शैली का प्रयोग जगह-जगह पर किया है । 


मैं इस सामथिक एवं उपयोगी रचना के लिए डॉ० भारिल्लजी को धन्यवाद 
देता हुँ। साथ ही यह कामना करता हूँ कि बे अ्रपनी विद्वतापूर्ण लेखनी से भ्रन्य 
शास्त्रीय मान्यताझों का भी पोषण करते रहेंगे व जनसामान्य को पभ्रात्महितकारी 
मार्ग प्रशस्त करने हेतु सहयोग प्रदान करते रहेंगे । 


# ब्र० हेसचन्दजी जेस हेस', इंजीनियर - एच० ई० एल०, भोपाल 

यद्यपि नयातीत, विकल्पातीत, वचन-प्रगोचर, स्वानुभवगम्य, भ्रतस्तधर्मात्मक 
पात्मतत्त्व को श्ुतज्ञानांशस्वरूप नयों द्वारा स्पष्ट कर दिखाना भ्रलौकिकवृत्तिधारक 
गणघरादि ग्राचायों के सामरथ्य की ही बात है, तथापि दीपक से दीपक जलने के 
न्यायानुसार पूर्वाचायों द्वारा विरचित श्रुतभवनवीपक नयचक्त, द्रब्यस्वभावप्रकाशक 
तय चक्र, वृह्नयच्रक्र, धघवला, भ्रालायपद्धति, प्रवच्चनसार, पज्लाध्यायी, मोक्षमार्ग 


अभिमत] [३८४५ 


प्रकाशक, जैनेन्द्र सिद्धान्स कोश झादि ग्रन्थों के भ्राश्रय से झौर पूज्य श्री कानजी 
स्थामी के प्रवचनों को हृदयंगम करके डॉ० भारिल्लजी ने झागम में बिखरे पड़े हुए 
नयरूप मोतियों को एक माला में पिरोकर एक प्रभूतपूर्व कार्य किया है, जो कि 
स्तुत्य है, उपादेय है । वस्तुत: श्रुतभवन में प्रवेश पाने एवं स्वद्रव्यप्रकाशन में यह कृति 
एक दीपक समान कार्य करेगी। विभिन्न नयविवक्षाप्रों को समककर नयचक्रातीत निज 
शुद्धास्मतत््व को उपलब्ध कर सिद्धचक्र में परिण॒त हो जाना ही धर्म है। 


| पं० उदयचम्वजी जेंग; प्रध्यक्ष - वर्शनविभाग, विश्वविश्वालय, वारारासी 

“जिनवरस्य तयचक्रम्‌' पुस्तक का सूक्म दृष्टि से अवलोकन कर हुदय-कमल 
प्रफुल्ित हो गया । डॉ० भारिल्ल जैनदर्शन प्लौर जिनागम के मर्म॑ज्ञ विद्वान हैं । 
इन्होंने जेनागमरूपी समुद्र का मन्थन करके सयरूपी रत्नों को निकाला है ध्रौर इसे 
सर्वसाधारण तक पहुंचाया है। प्रत्येक कथन नयसापेक्ष होता है भ्रौर इसे न समभने 
के कारण ही झतेक विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। 

लेखक ने बडे ही सरल ढंग से नयों का सप्रमाण और सोदाहरण विवेचन 
करके एक बड़े भारी झभाव की पूर्ति की है। नय विषयक सम्पूर्ण जानकारी को 
एक ही स्थान में उपलब्ध करा देना - यह एक महती उपलब्धि है। इस पुस्तक में 
नय का स्वरूप, नय के भेद-प्रभेद भ्रादि का साज्भोपाज़ु विवेचन किया गया है! 
डॉ० साहब एक सिद्धहस्त लेखक हैं भौर इनकी शैली सरल, सुबोध प्लौर रोचक है| 
साधारण व्यक्ति भी इनकी रचनाश्ो को भासानी से हृदयंगस कर सकता है। 

प्रश्नोत्तशली के कारण इस कृति का महत्त्व भौर भी भ्रधिक बढ़ गया है । 
जिनवर द्वारा प्रतिपादित नयचतक्र के प्रयोग करने में दक्षता प्राप्त करने के लिए यहू 
एक भ्रनूठी रचना है। यद्यपि इस पुस्तक के नाम को देखकर या सुनकर ऐसा भ्रम 
होता है कि यह रचना संस्कृत में है, फिर भी पुस्तक का नामकरण यथाथे श्र 
सनमोहक है । इसका कारण भारिल्लजी ने अपनी बात' में लिख ही दिया है । 


# पं० भरतचकवतोजी त्थायतोर्थ; निदेशक -- जैन साहित्य शोध संस्थान, सद्बास 

सही समय पर प्रकाशित 'जिनवरस्यथ मयचक्रम्‌' नामक यह ग्रंथ जिनागम के 
तयसंबंधी नयविवेचनों से भरपूर है। इस ग्रन्थ को पक्षातीत विद्वत्‌ समाज में 
श्राशातीत झादर प्राप्त होगा । जिनागम के सर्म को यभावत्‌ समझने के लिए यह एक 
वर प्रसादरूप है, वस्तुस्वरूप के यथार्थ दर्शन के लिए स्वच्छ दर्पण है, एकान्तवादियों 
का खण्डन करने हेतु एक प्मोध भअस्त्र है, मोक्षमार्ग में झारुढ़ झात्माधियों के लिए 
मणशिदीप है। इस ग्रंथ का गहराई से अध्ययन करनेवाले प्रात्मार्थी बन्घु नयों का 
यथार्थस्वरूप . समककर नयातीत - विकल्पातीत शुद्धचेतल्यस्वभाव में लीन होकर 
परमात्मस्वभाव का झनुभव करेंगे । 


३८६ ] [परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 


* प्रतिष्ठाचार्य पं० सुझ्नालालली झारजी 'कौशल', ललितपुर (3० प्र०) 

श्रीयुत्‌ डॉ० भारिल्‍लल की कृति 'जिनवरस्य नयचक्रम्‌' शभ्राद्योपान्त पढ़ी। 
भागमानुकूल वीतरागी सन्‍्तों की परम्परानुसार प्रमारित नयों का हिन्दी भाषा मे 
सरल व सुबोध प्रस्तुत विवेचन भपूर्व प्रशंसनीय है एवं बार-बार पठनीय-मननीय है । 
शंका समाधान द्वारा विरोधाभास मिटाकर हृदय को निःशद्धित बनाता है, सिथ्या- 
झ्रभिप्रायरूप भंघकार हटाकर सम्यक्त्वसूर्य प्रगट करता है । दिवान्ध की तरह कोई झ्रब 
भी न समझे तो ग्रंथ का क्या दोष है ? हमारा तो हृदय गद्गद्‌ हो गया। प्रनन्त 
मंगल कामनसाझों के साथ भावी उत्कर्य के हेतु प्नभिलाषी हूँ । 


है पण्चित धर्मप्रकाशजी जेन शास्त्री, प्रवागढ़, जि० एटा (उ० प्र०) 

डॉ० हुकमचन्दजी भारिल्‍ल द्वारा लिखित जिनवरस्य नयचक्रम्‌' पुस्तक का 
श्राद्योपान्त अध्ययन किया । जिनवाणी के प्रचार, प्रसार व प्रभावता के लिए ज्ञान 
के क्षेत्र मे यह प्रयास भ्रति सराहनीय तथा प्रशंसनीय है। कागज, छपाई तथा मुख- 
पृष्ठ भ्नति-प्राकर्षक है। सरल भाषा में नय विवेचन करके ज्ञानाजैन करनेवाले धर्म प्रेमी 
बच्घुओं के लिए भ्रति सुगम मार्य का दिग्द्शन किया है। लेखक के प्रयास से प्रस्तुत 
पुस्तक प्रत्यन्त पठनीय एवं उपयोगी बन गई है। मेरी झान्तरिक भावना है कि 
ऐसी उपयोगी पुस्तक प्रत्येक पुस्तकालय, वाचनालय भ्रादि सार्वजनिक क्षेत्र मे उपब्लध 
रहे, जिससे लेखक का किया हुआ महान परिश्रम सफल हो सके । 


* पण्थित ध्मृतलालजी जैन शास्त्री, जेन विश्वभारती, लाढनूं (राज०) 


विद्वत्समाज में समादृत बीस ग्रन्थों के प्रशेता, चार ग्रन्थों के सम्पादक, पत्रकार, 
सिद्धहस्त लेखक, प्रखर वक्ता, महान्‌ विद्वान डॉ० हुकमचन्दजी भारिहल की लेखनी 
से प्रसूत 'जिनवरस्य नयचक्रम्‌” ग्रंथ को भ्रथ से इति तक ध्यान से देखकर मुझे 
प्रसीम प्रसन्नता का अनुभव हुआ । लयविषयक समग्र जानकारी कराने के लिए 
यह श्रपने ढंग की एक विशिष्ट कृति है। प्रतिपाद्य विषय की पुष्टि के लिए 
इसमें तत्त्वाथें इलोकबातिक झादि चालीस से अ्रधिक प्राचीन ग्रन्थों का सहयोग 
लिया गया है । 


इसके यशस्वी लेखक की दर्जनों कृतियाँ प्रनेक भारतीय एवं पंग्रेजी भाषा 
में अनूदित होकर लाखों की संख्या में वितरित हो चुकी हैं - यह साधारण 
बात नहीं है । 


प्रस्तुत ग्रंथ का कागज, छपाई-सफाई, प्रूफ संशोधन झौर जिल्द झादि सभी 
झ्राकर्षेक हैं प्ौर मूल्य भी कम है। समयोपयोगी ऐसे महत्वपूर्ण ग्रन्थ के लेखन एव॑ 
प्रकाशन के लिए लेखक झ्ौर प्रकाशक दोनों ही बधाई के पात्र हैं। 


अभिमत] [३८७ 


$ पण्डित रततलालखजी कटारिया, केकड़ी (राजस्थान) 


डॉ० भारिल्ल की यह कृति 'जिनवरस्प नयचक्रम्‌' वास्तव में ही भत्यन्त सरल, 
सरस, सुन्दर एवं सामयिक है। इसके लिए लेखक महानुभाव को हादिक धन्यवाद है। 


* पण्डित क्ानचनद्रजों जेन 'स्वतन्त'; भूतपूर्व सम्पादक - जैनमित्र, सूरत 

भारिललजी एक सिद्धहस्त लेखक, वक्ता एवं समाज के जाने-माने बहुश्रुतश 
विद्वान हैं। झापकी वाणी में जादू है। परमागम के ४३ ग्रन्थों का प्रमाण देने से 
/जिनवरस्य नयचक्रम्‌' ग्रन्थ मे चार चाद लग गये हैं। किसी वस्तु को जबतक हम 
विविध नयों (दृष्टियों) से न समभेंगे तबतक उसका रूप समझ में नहीं श्रायेगा । 
झतएव निष्पक्ष दृष्टिवाला ही वस्तु को सही-सही समझ सकता है । 


लेकिन एक बात झवश्य है कि जिनकी दृष्टि एकांगी है, जो पक्षपात का चश्मा 
पहिने है या ग्रन्तरंग में विरोध की भावना रखते हैं; ऐसे लोगों के लिए यह ग्रन्थ 
झनुपयोगी ही सिद्ध होगा। झापने “'जिनवरस्य नयचक्रम' लिखकर एक कमी की 
पूर्ति की है। प्रापके लिए जन मित्र परिवार की झोर से हादिक बधाई है। 


* ससाजरत्त पण्डित राजकुमारजी शास्त्री, आयुर्वेदाजाय, निवाई (राज०) 


डॉ० भारिललजी की लेखन, झनुचितन व झ्रभिभाषण करने की कला भनूठी 
है। झ्ाप जिस विषय पर लेखन झादि करते हैं, उस विषय पर गम्भीरता के साथ 
युक्ति और आगम का आधार लेकर पूर्ण विश्लेषण करते हैं - यह श्रापकी प्रबुद्धता का 
परिचायक है। जेनघधर्म भनादि-निघन सार्वभौमिक धर्म है। सर्वज्ञ द्वारा प्रतिपादित 
होने से यह सर्वाज्भपूरां धर्म है। पदार्थ अनेक धर्मात्मक हैं। प्रतः इन्हें समभने के लिए 
प्रमाण भौर नय का जानना भावश्यक ही नहीं, झ्निवार्य भी है | यद्यपि प्रमाण पदार्थ 
का समग्ररूप से प्रतिपादन करता है, भ्रतः वह सर्वेग्राही है; तथापि पदार्थ में स्थित 
झ्रनेक धर्मों को विशेषरूप से जानने के लिए भ्रनेक नयों की विवक्षा भी भ्रावश्यक 
है। विद्वान लेखक ने उन नयों को विविध उदाहररों द्वारा स्पष्ट किया है भ्ौर ये 
इसमें पूर्ण सफल भी हुए हैं । ग्रन्थ भ्राद्योपान्त पठनीय व मननीय है । 


# भी चण्डोप्रसादजी शर्मा; प्राचार्य - महाराजा भ्राचार् संस्कृत महाविद्यालय, जयपुर 

ग्रन्थरत्मेईस्मिन्‌ विदुषा लेखकेन सरलया भाषया नयानां स्वरूप:, तेषां 
पारस्परिकसम्बन्धश्व विवेश्चित:। प्रात्महिताय प्रयोजनसिद्धि: केन पथा सम्भवेदित्य- 
प्यश्न समालोचितम्‌ । नवचक्राशां गहनमध्ययनमस्तरा जिनासमस्य मर्मे केनापि न 
शातुं शबयते । भतो युगेइस्मिनू जिनवरंस्य तस्‍््यगवेषरप्रवृत्ततेतसां मुमुलुजिल्ासूनां 
कृतेदश्य ग्रस्थस्य महुती समुपादेयता बर्तते । लेखकेन ग्रस्थमिमं सिर्माय सबे जिनवरस्यो- 


इ्८८ परमभाव-प्रकाशक नयचक्र 
] 


पासका प्रनुग्रहीता: | झहमस्य सर्वत्र प्रचारं-प्रसारठच कामये | धन्यवादाहा: खलु 
भारिल्लमहाभागा : । 


रत झनेकान्त (त्रेमासिक शोध-पत्रिका), नई दिल्‍ली, अप्रेल-अन १६८२ 


'नय' एक भअ्रनादि शैली है। जो सापेक्ष दृष्टि से प्रयुक्त होने पर सम्यक्‌ 
झौर निरपेक्ष दृष्टि से प्रयुक्त होने पर मिथ्या होती है। जब से समयसार ज॑से 
अध्यात्मग्रल्थो का पठन-पाठन जनसाधारण मे प्रचलित हुआ, नयवाद विशेष चर्चा 
का विषय घन गया है। कई लोग तो विपरीत धारणा ही बना बैठे | डॉ० भारिलल्‍लजी 
ने जहाँ विषय का मथन कर अपनी शैली में पभ्पने विचारों को प्रस्तुत किया है, वहाँ 
उन्होंने विभिन्न श्राचार्य मन्तब्यो को प्रस्तुत कर बड़ी बुद्धिमानी की है। इससे जो 
लोग उन्हे सोनगढ़ी कैम्प का समभ बेठे हैं, उन्हें निश्वय ही विषय-निर्णाय से श्राचाये- 
वाक्य सहायक होंगे । डॉ० साहब ने विषय को बहुत स्पष्ट किया है - ऐसा मेरा 
मत है। आाज्ार्य कृष्यों की कसौटी के प्स्तित्व में मै क्या लिखू"? निश्चय ही 
आरिल्लजी का प्रयास सराहनीय है। प्रन्यथा अ्रनेक ग्रल्थों को एकत्रित कर देखने 
का प्रमास ही कौन करता है। बचाई ! - पं० पशाचन्द्र शाहत्री, सम्पादक 


| संम्सति सम्देश (सासिक), दिल्‍ली, मई १६८२ 


वत्तमान विसंवाद एवं मतभेद की परिस्थिति मे जो भी साधर्मी बन्धु इस 
विषय को श्रात्महित की दृष्टि से मध्यस्थ होकर पढ़ेंगे, उनका सम्पूर्णो मतभेद भौर 
विवाद समाप्त हो सकता है। समीक्ष्य प्रकाशन मे नयो के दृष्टिकोरा पर शभ्रार्ष प्रमाण, 
युक्ति एवं समुचित सरल उदाहरण देकर प्रभूतपूर्व प्रकाश डाला है । नयचक्र का ज्ञान 
ही मोक्षमारं मे विजय की दुदुभि बजाता है। विद्वान लेखक ने भ्रपनी झ्राकषंक शैली 
के द्वारा विषय-प्रतिपादन में कहीं भी रूक्षता एव अरोचकता उत्पन्न नही होने दी है, 
जिससे पाठक को कहीं भी थकान का अ्रनुभव नहीं होगा । इस विषय पर धाज तक 
लिखे गये सभी निबन्धों मे इतना सुन्दर विश्लेषण नही देखा गया, जितना बुद्धिगम्य 
प्रकाश इसमे प्राप्त होता है । - प्रकाशअन्द 'हितेथी' शास्जी, सम्पादक 


जे तोभकर (मासिक), इन्होर, झ्रप्रेल १६८२ 
नयसम्बन्धी विवेचन पर प्रब तक प्रकाशित पुस्तकों मे सर्वश्रेष्ठ; विषय- 
प्रतिपावन प्ररजल, व्यवस्थित, अ्रसंदिग्ध, तकंसंगत; यदि उद्धरणों की भरभार से बच्चा 
जा सकता तो सरल व सुबोध हिन्दी में जन तस्वदशंन तक झासान पहुंच बनाने की 
पद्धति पर एक सर्वोत्तम प्रकाशन, मूल्य संतुलित, छपाई निर्दोष । 
- डॉ० मेमीचन्त शैन, सम्पायक 


अभिमत] [२८९ 


+ जिनवारपी (मासिक), जयपुर, मई १४८२ 

प्रसिद्ध भ्रध्यात्मप्रवक्ता, दाशनिक विच्वारक झौर प्रबुद्ध लेखक डॉ० भारिल्ल 
के इस सद्य प्रकाशित ग्रन्थ मे नयज्ञान की ग्रावश्यकता, नय के सामान्यस्थरूप, नयों 
की प्रामाणिकता, निश्चय-ब्यवहार भ्रादि नयों के भेद-प्रभेदों तथा उनसे सम्बन्धित 
जिज्ञासाशों एवं शंकाशों का भावश्यकतानुसार प्रश्नोत्तर-शैली में गूढ़, पर सहज 
शास्त्रीय सरल विवेचन-विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है। प्रागम के गहन श्रम्यास 
के लिए नयों का स्वरूप समभना अत्यन्त प्रावश्यक है। डॉ० भारिल्ल ने वस्तुस्वरूप 
प्रतिपादक शागमसिक नयो का भौर ध्ात्मानुभवक प्राध्यात्मिक नयों का इस ग्रन्थ 
में सरल-सुबोध हिन्दी भाषा में प्रामारिशक विवेचन प्रस्तुत कर नय जैसे गहन विषय 
को सरल सुलभ बनाने का महतीय कार्य किया है। - डॉ० मरेनद्र भाभावत, सम्पादक 


$ बवीरबाणी (पाक्षिक), जयपुर, ३ मई १६८२ 

जेनागम नय पर भाधारित है। नय-निक्षेप को समझे बिना जैनवाज़ुमय 
द्ृदयंगम नहीं हो सकता । सारे मतभेदों को मिटानेवाला जनों का यह नय विवेचन 
है। सम्यग्ज्ञान के लिए नय-विवक्षा भ्रपरिहार्य हैं। साथ ही यह गूढ़ विषय भी है । 
विषय प्रवेश के पश्चात्‌ ही उसकी पभ्निवायंता का भझ्नुभव होता है। इस दुरूह एवं 
प्रत्यन्त प्रावश्यक विषय को डॉ० भारिलल साहब ने बड़े ही सरल ढंग से प्रस्तुत 
पुस्तक मे लिखा है, जो सहजगम्य हो गया है। प्रश्नोत्तर के रूप में निश्चय भौर 
व्यवहार को भ्रच्छा समझाया गया है। डॉ० भारिल्लजी ने हस रचता द्वारा नयचक्र 
की जटिलता को सरलता से प्रस्तुत कर जन विद्वानों भौर छात्रों का बड़ा उपकार 
किया है । इसके लिए वे कोटिश: धन्यवाद के पात्र हैं। - ० भंवरलाल न्यायतीर्थ 


+ जेनपथ प्रवर्शश (पाक्षिक), जयपुर, १६ अ्रप्रेल १९८२ 

जैनधम भौर दशेन के भ्रन्तरंग से सुपरिचित, चिन्तक झौर झ्नवरत श्रध्ययन- 
शील डॉ० भारिलल की लेखनी से प्रसूत इस “जिनवरस्य नयचक्रम्‌' कृति ने निश्चित 
ही एक बहुत बड़े भभाव की पूति की है । नयों के सम्बन्ध मे हिन्दी में म्रबतक ऐसी 
कोई कृति उपलब्ध नही थी, जिसमें नयों का ऐसा सुन्दर, सयुक्तिक, सोदाहररा, 
सर्वाद्भीणा विवेचन एक साथ एक ही स्थान पर प्राप्त हो सके । 

पुस्तक भ्रत्यन्त उपयोगी, ज्ञानवर्धक, रोचक शैली में लिखी गई है । तथा 
सारग्भित विवेचन द्वारा सहजग्राही निष्कर्ष निकाले गये हैं । 

जिनवारोी में यत्र-तज बिखरे तथ्यों को समन्वित कर दैनिक जीवन मे घटित 
होनेवाले भनेक उदाहरणों से सर्वाधिक विवादस्थ विषय निश्चय-व्यवहारमयों के 
स्वरूप, प्रयोजन व उदश्य को जिल्लासुझों के हृदयों में उत्तारने का सफल प्रयास 


है९०] [परमभाक-प्रकाशक नयचक्र 


किया है। यह लेखक के सतत ज्ञानाराघन, चिन्तन, मनन एवं श्रमशीलता का 
निदर्शन है। 'जिनवरस्य तयचक्रम्‌” का मुख्य उद्दे श्य भौर प्रयोजन जनसाधारशा को 
तयों के यथार्थ स्वरूप का परिज्ञान कराना रहा है, ताकि जिनवाणी के रहस्य को 
जाना जा सके, वयोंकि समस्त जिनवारी नयों की ही भाषा में निबद्ध है। 


नयों के अनुशीलन में महत्त्वपूर्ण मार्गदर्शन की यह पहली पुस्तक है। इसमें 
बहुत मर्म खुल गये हैं, पुस्तक बेजोड़ बन गई है, वस्तुस्वरूप को समभने में इसका 
भ्रध्यमन यथेष्ट रूप में सहायक सिद्ध होगा । 


झाशा है, प्रबुद्धनन इस शझमूल्य कृति से लाभान्वित होंगे। लेखक स्वस्थ 
दीर्घजीबी होकर जिनवाणी की सतत सेवा करता रहे, यही मंगल कामना है । 
- रतनचअन्द भारिल्ल 


+ बीर (पाक्षिक), मेरठ, १ मई १६८२ 

प्रस्तुत कृति में डॉँ० भारिलल ने नयज्ञान की पश्रावश्यकता, नय का सामान्य 
स्वरूप, नयों की संख्या, और निश्चप्र-व्यवहार नयों का विस्तृत विवेचन बहुत ही 
सरल ब सुबोध भाषा में किया है। यद्यपि नयो के बारे मे जानकारी देनेवाले झनेक 
ग्रन्थ उपलब्ध हैं; तथापि 'जिनवरस्यथ नयचक्रम्‌' में डॉ० भारिल्‍ल ने सभी महान्‌ 
ग्रन्थों का निचोड इसप्रकार प्रस्तुत किया है कि उन ग्रन्थों के भ्रष्ययन के समय 
झानेवाली सभी गुत्थियों का सहज ही समाधान हो जाता है। निश्चय के प्रतिपादन 
के लिए व्यवहार का प्रयोग श्रपेक्षित है; झौर निश्चय की प्राप्ति कै लिए व्यवहार 
का निषेध झावश्यक है। यदि व्यवहार का प्रयोग नही करेंगे तो वस्तु हमारी समझ 
में नहीं भ्रायेगी; श्रौर यदि व्यवहार का निषेध नहीं करेंगे तो वस्तु प्राप्त नही 
होगी । प्रस्तुत ग्रन्थ हर स्वाध्याय-प्रेमी व शास्त्र-भण्डार के लिए उपयोगी व 
धावश्यक ग्रन्थ है - राजेग््कुमार जेस, सम्पादक 


+ लेससित्र (पाक्षिक), सूरत, १७ जन १६८२ 
डॉ० भारिल्ल जैन समाज के जाने-माने बहुप्रसिद्ध एवं बहुश्रुतज्ञ विद्वान हैं । 
वे वाणी भौर कलम के धनी हैं। उनके प्रतिपक्षी विद्वान उनका हमेशा विरोध 
करते रहे, परन्तु वे किसी के विरोध में नहीं रहे; भ्रपितु भ्रामम के प्राधार पर 
ही उन्हें गुक्तियुकत एवं स्यायसंगत उत्तर दिया। जैनदर्शन के नमसिद्धास्त पर यह 
पुस्तक लिखी गयी है। इसमें ४३ परमागम ग्रन्थों के श्राधार पर विशद विवेचना 
की गयी है। डॉ० भारिल्‍ल की यह रचना बहुत सुन्दर है। हम उतके लिए बधाई 
देते हैं। ऐसी रचना एक कमी की पूति करती है। 
- शैलेश डाह्याभाई कापड़िया 


अभिमत] ' [२९१ 


# राष्ट्रवूत (दैनिक), जयपुर, ८ अ्रगस्त १९६८२ 

भारतीय दर्शनों में जैनदर्शन झपना विशिष्ट स्थान बनाये हुए है। जैंत 
दाशंनिकों ने अपने भ्रनेकान्तवादी दृष्टिकोण का प्रतिपादन स्थाद्वाद शैली में किया 
है। स्यथाद्गाद शैली में नयों का प्रयोग किया जाता है, जो वस्तु के एक-एक प्रंश को 
विषय बनाते हैं । 

जहाँ भ्रन्य दशेनों ने बस्तु को विषय करनेवाले ज्ञान को मात्र प्रमाणरुप 
ही स्वीकार किया है, वहाँ जैनदर्शन में प्रमारा के साथ-साथ नय को भी स्वीकार 
किया है। यही जैतदशेन का प्रन्य दर्शनों से वेशिष्टय है । 

डॉ० हुकमचन्द भारिल्ल की प्रस्तुत कृति 'जिनव रस्य नयचक्रम्‌' नयों के स्वरूप, 
भेद श्रादि का विस्तार से प्रकाश डालने वाली एक ऐसी क्ृति प्रतीत होती है, जो 
मतीषियों मे सीमित इस विषय को जनसाधारण में पहुँचाने में समर्थ होगी । सम्पूर्ण 
जिनशासन की शैली से परिचित कराने के कारण इसमें सम्पूर्णो जिनशासन का सार 
समाविष्ट है । इसकी भाषा श्राधुनिक होते हुए भी प्रतिपादित तत्त्व झ्रत्यन्त गूढ व 
गंभीर है । 

नयों के सम्बन्ध मे यह पुस्तक प्नभी पूर्वार्ध ही है, उत्तराद्ध श्रभी शेष है । 
पुस्तक की छपाई व बाइडिंग ग्राकर्षक है । 


डॉ० भारिल्‍ल को महत्त्वपूर्ण कृतियाँ 


१. पंडित टोडरमल : व्यक्तित्व और कत्तुत्व [ हिन्दी | ११.०० 
२ तीथ्थकर महाबीर और उनका सर्वोदिय तीर्थ ६.०० 
[ हिन्दी, गुजराती, मराठी, कन्नड़, अंग्रेजी | 
३. धर्म के दशलक्षण [हि., गु., म., क., तमिल, भग्रेजी | ५.०० 
४. क्रमबद्धपर्याय [हि., गु., म , क., त. | ४.०० 
५. सत्म को खोज [हि., ग्ु.,, म., त., क. | ५.०० 
६. जिनवरस्य नयचत्रम्‌ ५.०० 
७. बारह भावना : एक भअ्रनुणीलन ५.०० 
८. आरह भावना १.०० 
€. गागर में सागर ४.०० 
१०. आप कुछ भी कहो [हिन्दो, कन्नड़ | ३.०० 
११. मैं कौन हूँ ? [हि., गु., म., क., त., प्रंग्रेजी ] १.२५ 
१२. युगपुरुष श्रो कानजी स्वामी [हि., गु., म., क., त. |] २.०० 
३. तोर्थकर भगवान महावीर [हि., गु., म., क., त., भ्र., ते,, अर. ] ०.५० 
१४. बोतराग-विज्ञान प्रशिक्षण निर्देशिका [ हिन्दी | ४.०० 
१५. अचना (पूजन सग्रह) [हिन्दी | ०.५० 
१६. गोम्मटेश्वर बाहुबली ०.४० 
१७. बांतरागी व्यक्तित्व : भगवान महावीर [हि., गृ. ] ०२५ 
१८. चेतन्य चमत्कार १.०० 
१९. श्रहिसा : महावीर की दृष्टि में १.२५ 
२०. बालबोध पाठमाला भाग २ [हि.,गु., म., क., त., ब , अर ] १.०० 
२१. बालबोध पाठमाला भाग ३ [हि.,गु., म., क , त., बं., अर | १.०० 
२२. वीतराग-विज्ञान पाठमाला भाग १ [हि., ग्रु,, म., क., अं.] १.०० 
२३. वोतराग-विज्ञान पाठमाला भाग २ [हि,, गु.,, म , क , अं.] १-२५ 
२४. वोतराग-विज्ञान पाठमाला भाग ३ [हि., गु., म., क., भरं.] १.२५ 
२५. तस्‍्तवज्ञान पाठमाला भाग १ [हि., गु., म., क., अंग्रेजी ) १.२५ 
२६. तत्त्वज्ञान पाठमाला भाग २ [ हिन्दी, गुजराती, अंग्रेजी | १.४० 
सपादित प्रकाशन 
१. मोक्षमार्गप्रकाशक ८,०० 
२ प्रवचनरत्नाकर भाग १, २, ३, ४ प्रत्येक १०.०० 
३. ज्ञानगोष्ठी ६.०० 
४. परमाथंवचनिका प्रवचन २.०० 
५. वीतराग-विज्ञान (मासिक) : भ्राजीवन शुल्क १२५) वाषिक शु. १२.०० 


